डेवी प्रसाद एतिहासिक पुस्तकमाला-१३ 
प्रकाशक 
काशी नागरीप्रचारिणो सभा 


प्रथम संस्करण 


मूल्य ४) 


स० १९९०५ बि० 


ना० रा० सोमण, 
श्रीलक्ष्मी नारायण प्रेस, काशी 


निवेदन 


इस गंथ के प्रथम भाग में इस ग्रंथ का परिचय दिया जा चुका है 
और उक्त भाग की भूमिका में प्रायः चालीस पृष्ठों में स॒ग़छ-राज्य-संस्था- 
'पन से पानीपत के तृतीय युद्ध तक का संक्षित इतिहास भी सम्मिलित 
कर दिया गया है, जिससे एक एक सर्दार की जीवनी पढ़ने पर यदि 
कोई घटना अश्वृंखलित-सी माढ्म पड़े तो उसकी सहायता से इसकी 
श्रृंखला ठीक ज्ञात हो सकेगी । इस भाग में एक सो चौवन सर्दारों की 
जीवनियाँ संण्हीत हैं। थे हिंदी अक्षरानुक्रम से रखी जा रही हैं और इस 
भाग में केवल स्वर से आरंभ नाम वाछों ही की जीवनियाँ संकलित हुई 
हैं। इनमें मुग़छ-साम्राज्य के प्रधान मंत्री, प्रसिद्ध सेनापति, प्रांताध्यक्ष 
आदि सभी हैं, जिनके वंश-परिचय, प्रकृति, स्वतः उन्नवन के प्रयत्न आदि 
का वह विवरण मिलता है, जो बड़े से बड़े भारत के इतिहास में प्रात 
नहीं है तथा जिससे पाठकों का वहुत सा कोवूहल शांत होता है। यह अंथ 
भारत-विषयक इतिहास-संवंधी फारसी या अरबी ग्रंथों में अद्वितीय है ओर 
विस्तृत विवेचन करते हुए, भी बड़ी छान-बीन के साथ लिखा गया है। 

इसके अनुवाद का श्रीगणेश प्रायः सोलह व हुए तभी हो चुका 
था और सं० १हे८॑ं६ बि० में इसका प्रथम माग किसी न किसी प्रकार 
प्रकाशित हो गया था। समय की कमी से अनुवाद करने में तथा 
प्रकाशक की ढिछाई से दूसरे भाग के प्रकाशन में भी सात आठ वर्ष 
'छग गए.। इस भाग में टिप्पणियाँ कम हैं तथा बहुत आवश्यक समझी 
जाने पर दी गई हैं। इसका कारणदो है। एक तो अंथ यों ही बहुत बड़ा 
है, उसे ओर विशद्‌ बनाना ठीक नहीं है और दूसरे उसकी विशदता के 
कारण ही विशेष टिप्पणियों की आवश्यकता नहीं पड़ी है। अस्त, यह 
अंथ इस रूप में इतिहास प्रेमी पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया जाता है। 


'विजयादशमी 


विनीत--- 
श्ध्ह्जु 


त्रज़रतल्दास | 


माला का परिचय 


जोधपुर के स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसादजी मुंसिक् इतिहास 

ओर, विशेषतः सुसलिम काल के भारतीय इतिहास के बहुत बड़े 
ञी कि के 

ज्ञाता और प्रेमी थे तथा राजकोय सेवा के कासों से वे जितना 
कषे 

समय बचाते थे, चह सब इतिहास का अध्ययन और खोज करने 

अथवा ऐतिहासिक ग्रंथ छिखने में हो लगाते थे । हिंदी में उन्होंने 

अनेक उपयोगी ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे हैं जिनका हिंदी-संसार ने 

अच्छा आदर किया है | 


श्रीयुक्त मुंशी देवीप्रसादजी की वहुत दिनों से यह इच्छा थी 
कि हिंदी में ऐतिहासिक पुस्तकों के प्रकाशन की विशेष रूप से 
व्यवस्था की ज्ञाय। इस काये के लिये उन्होंने ता० २१ जून 
१९१८ को ३४०० रु० अंकित मूल्य और १०४०० मूल्य के बंबई 
बंक लि० के सात हिस्से सभा को प्रदान किये थे ओर आदेश 
किया था कि इनकी आय से उनके नाम से सभा एक ऐतिहासिक 
पुस्तकमाला प्रकाशित करे। उसी के अनुसार सभा यह दिवी- 
प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाछा' प्रकाशित कर रही है। पीछे से 
जब बंबई बंक अन्यान्य दोनों प्रेसिडेंसी वंकों के साथ सम्मिलित 
होकर इम्पीरियछ वंक के रूप में परिणत हो गया, तब सभा ने 
बंबई वंक के सात हिस्सों के बदले में इम्पीरियछ वंक के चौदह 
हिस्से, जिनके मूल्य का एक निश्चित अंश चुका दिया गया हैं, 
ओर खरीद लिये और अब यह पुस्तकमाछा उन्हीं से होनेवाली 
तथा स्वयं अपनी पुस्तकों की विक्री से होनेवाली आय से चल 
रही हैं। मुंशी देवीम्रसादजी का वह दानपत्र काशी नागरीप्रचा- 


रिणी सभा के २६ वें वार्षिक विवरण से प्रकाशित हुआ है। 


विषय-सूची 


नाम 

ञ 
, अगर खाँ पीर मुहम्मद 
« अहमद खाँ कोका 
. अजदुद्दोला एवज खाँ बहादुर 
. अजीज कोका, मिर्जा खानआजम 
अजीजुल्ना खाँ 
अजीजुल्ला खाँ 
अफजछ खाँ 
अफजल खाँ अल्लामी, मुन्ना 
अबुलखेर खाँ बहादुर इमामजंग 
१०, अचुलू फजछ 
११, अबुढ्‌ फत्तह 
१२. अबुछू फतह, दखिनी तथा महदवी धर्म 
१३. अबुल फेज फैजी फैयाजी, शेख 
१४. अबुल बका अमीर खाँ, मीर 
१५, अबुछमआडी, मिर्जा 
१६, अबुल्मआली, मीर शाह 
१७, अबुलमकारम जान-निसार खाँ 
१८, अबुल मतलब खाँ 
१६. अबुछ मंसूर खाँ बहादुर सफद्रजंग 
२०, अधुल्‌ हसन तुर्बती, ख्वाजा 
२१. अवूतुराब गुजराती 


जी डही।ा लए एव १० 


पृष्ठ संख्या: 


२-हे: 
ध-प 
घ्नश्र 
१३-३० 
394 
शेर 
२३-३४ 
श४८०४० 
४१-४२ 
४२-५६. 
पए७-६० 
६१-६७ 
६६-७१: 
७२-७३ 
७४-७६ - 
छ७७-ध१ 
८र-पल ४ 
८-पणथ ६ - 
प्ज्-दछ 
६०-६२ 
६३-६६ - 


९. 


त्ताम पृष्ठ संख्या 
४७, अब्दुर्रहीम वेग उजवेग २०४-२०४ 
४८, अब्दुरंहीम छखनवी, शेख... २०६-२०७ 
४६, अव्दुस्समद खाँ बहादुर दिल्वेरजंग सेफुद्दोला २०८-२१० 
५०, अमानत खाँ द्वितीय २११-२१ ३ 
५१, अमानत खाँ मीरक मुईनुद्दीन अहमद. २१४-१२३- 
५२, आमानुल्लाह खाँ २२९४-२ २४, 
५३. अमानुन्नाद खाँ खानजमाँ बहादुर २२६-२३३ 
५४. अमीन खाँ दक्खिनी श्श४-श्श्८ 
५५. अमीन खाँ मीर मुहम्मद अमीन २३६-२४४ 
५६, अमीनुद्दोला अमीनुद्दीन खाँ बहादुर संभली २४४, 


५७, अमीर ख़ाँ, खवाफी २४६-२४७ 
पूष्, अमीर खाँ मीर इसहाक, उम्दतुल्मुल्क  २४प-२४६ . 
५६, अमीर खाँ मीर-मीरान 


२४०-रुप्प् 
६०, अमीर खाँ सिंधी २३४६-२६५ 
६१, अरब खाँ २६६ 
६२. अरब बहादुर र२६७-रधु८ 
६३. अशंद खाँ मीर अबुल अछी २६६ 
६४. असंलाँ खाँ २७० 


६५. अलाउलमुल्क वूनी, मुन्ना २७१-२७ १ 
६६. अलिफ खाँ अमान वेग 


२७६- २७७ 
६७, अली अकबर मूसवी रज्प्टर७६ . 
६८, अछी कुली खाँ अंदराबी "रेप० 
६६. अली कुछी खानजमाँ श्८१--रप्पय - 
७०, अली खाँ, मीरजादा श्प्&्‌ 


७१, अली गीलानी, हकीम २६०-२६४५.. 


नाम पृष्ठ संख्या 
'६७, अहमद, शेख इ३७३-३७४. 
८, अहसन खाँ सुलतान हसन: ३७६-+र७प्र 
आ 
६६, आकिल खाँ इनायत॒ल्ना खाँ ३७६-३८१ 
52००, आकिल खाँ मीर असाकरी शे८२-नश्ेक४ड 
१०१, आजम खाँ कोका इ८प- ८६ 
१०२, आजम खाँ मीरस॒हम्मद बाकर उफ इरादत खाँ २६ ०-३२६५४ 
१०३, आतिश खाँ जानवेग ३६६-्शेध्प 
१०४. आतिश खाँ हवृशी न्देध्श्‌ 
१०५५ आलम बारहा, सैयद . ००-४० १ 
१०६, आसफ खाँ आसफजाही ४०२--४१० 


१०७, आसफ खाँ ख्वाज़ा गियासुद्दीन कजबीनी ४११-४१३ 


१०८, आसफ खाँ मिर्जा किवासुद्दीन जाफरवेशग. '४१४--४२० 


१०६. आसफुद्दोछा अमीरछ सुमालिक ४२१-४२२ 

११०, आसिम, खानदौराँ अमीरुढ उमरा ख्वाजा ४२३-४२७ 
न 

१११, इखलाक खाँ हुसेन वेग श्श्द 

११२, इखलास खाँ आलहदीयः ४२६-४३० 

११३, इखलास खाँ इखलास केश ४३२१-४३३ 

4१४, इखलास खाँ खानआलम डश४-४३५७ 


११५, इख्तसास खाँ उर्फ सैयद फीरोज खाँ ४३६--४३७ 
११६, इज्जत खाँ अब्दुर्रलाक गीलानी | 
११७५ इज्जत खाँ ख्याजा वाया 

'१८, इनायत खाँ 


ह:ई 
४१६ 
४४००-४४ 


नास पृष्ठ संख्या 

छ्‌ 
१४२, एकराम खाँ, सेयद हुसेन घ१२ 
१४३. एतकाद खाँ फर्रखशाही ५११२-५२ १ 
१४४, एतकाद खाँ मिर्जा बहमनयार पू२२-५२४ 
१४५. एत्तकाद खाँ मिर्जा शापूर 9५२५-५२७ 
१४६. एतवार खाँ ख्वाजासरा पूए८-४२६ 
१४७. एतबार खाँ नाजिर पू३० 
१४८, एतमाद खाँ झख्वाजासरा पू३ १-५३१३ 
१४९, एतमाद खाँ गुजराती ३४-५५ १६ 
१५०, एतमादुद्दौला मिर्जा गियास वेग ५४०-५४५. 
१५१, एमादुल मुल्क ४५४६-५४ ३ 
१५२. एरिज खाँ । पप४-५५४७ 
१५३, एवज खाँ काकशाल प्रषुद 

ऐ 


१५४. ऐलनुलमुल्क शीराजी, इकीम ५५६-४६० 


मआशसिखल उमरा 


अवा॑ंापगा20 $ैमबपप-पसूप 9 पी ाा०(१०००-००५ 0८०2: ७-- 


१, अगरखों पीर मुहम्मद 


यह औरजेब का एक अफसर था। इसका खेल (ग्रोन्र ) 
अगज़ तक पहुँचता है, जो नूह के पुत्र याफस का वंशज था। 
इसी कारण वह इस नाम से भी पुकारा जाता है । इनमें से बहुत 
से साहस के लिए प्रसिद्ध हुए और कई देशों के लिए अपने 
प्राण तक दिए । शाहजहाँ के समय इनमें से एक हुसेन कुली ने, 
जिसने अपनी सेना सहित बादशाह की सेवा कर ली थी, डेढ़ 
हजारी ८०० सवार का मंसब और खाँ की पदवी पाई। 
यह २०वें बप में सर गया। औरंगजेब के प्रथम वर्ष सें 
अगज खाँ अपनी सेना का मुखिया हुआ और शाहजादे. मुहम्मद्‌ 
सुछतान तथा मुअज्जम खाँ के साथ सुलतान शुजाअ का पीछा 
करने वंगाल की ओर गया । इसने वहाँ युद्ध में अच्छी वीरता 
दिखलाई । कहते हैं कि एक दिन शाही सेना को गंगा पार करना 
था और मुहम्मद शुजाअ की सेना दूसरी ओर रोकने को तैयार 
खड़ी थी। जासूस अग्रज़ हरावल. के अध्यक्त दिलेर खाँ के 


भज दिए । 

टसी व अगज्ञ को खाँ की पदवी मिली 'और वह खानखानों 
के साथ शरासाम की चढ़ाई पर भेजा गया, जहाँ उसने अपनी 
वहादुरी दिखज्ाई। खानखानाँ इस पर प्रसन्न था पर इसके 
मुगछ सनिक ग्रामीणों को कष्ट देते थे । वे शिक्षित नहीं थे और 
न मना करने से मानते थ, इसलिए खानखानाँ ने इस पर कुछ 
भी कृपा दृष्टि नही की। इससे अगज़ दुखित हुआ और “ वें 
वर्ष में खानखानों से किसी प्रकार छुट्टी पाकर दरवार चला गया । 
यद्यपि खानखानाँ के अपने पुत्र मीर बख्शी मुहम्मद अमीन 
अहमद को यह सब लिख देने से अगज़ कुछ समय तक अप्रतिष्ठा 
में रहा, इसे कोई पद्‌ न मिला तथा उसका दरवार जाना भी बंद 
रहा पर बाद को इस पर कृपा हुई और यह काबुल के सहायकों 
में नियत हुआ । वहाँ इसने खबर के अफगानो को, जो सवंदा 
विद्रोह करते रहते थे, दंड देने मे खूब प्रयास किया और उन पर 


( ३ ) 


चढ़ाई कर उनको मार डालने तथा उत्तके निवासस्थान को नष्ट 
करने में कुछ उठा न रखा। १३ वें वष सें यह दरबार चुला 
लिया गया और दक्षिण की चढ़ाई पर भेजा गया, जहाँ शिवा 
जी भोंसला गड़बड़ किए हुए था। यहाँ भी इसने वीरता दिख- 
लाई और मराठों पर बराबर चढ़ाई कर, उन्हें पराध्त किया । आज्ञा 
आने पर यह द्रवार लौट गया और १७ वें वष फिर काबुछ 
भेजा गया । इस बार भी इसने वहाँ साहस दिखलाया । १८वें वर्ष 
में यह जगदलक का थानेदार नियत हुआ और २४वें ब्ष में 
अफगानिस्तान की सड़कों का निरीक्षक हुआ तथा डंका पाया । 
राजधानी में कई वर्षां तक यह किसी राजक्लाये पर नियत रहा । 
३५ वें ब में बादशाह ने इसे दक्षिण बुछाया और जब यह साम में 
आगरे पहुँचा तब जाटों ने, जो उस समय उपद्रव मचा कर डाँके 
डाल रहे थे, एक कारवाँ पर आक्रमण कर कुछ गाड़ियों को, 
जो पोछे रह गई थों, छूट लिया और कुछ आदमियों को 
कैद कर लिया । जब अग्रज़ ने यह बृत्तांत सुना तब एक दुर्ग 
पर चढ़ाई कर उसने कैदियों को छुड़ाया पर दूसरे हुर्गे पर 
दुस्साहस से चढ़ाई करने में गोली लगने से सन्‌ ११०२ हि०, 
सन्‌ १६९१ ३० में मारा गया। अग्नज़ खाँ द्वितीय इसका पुत्र 
था। इससे क्रमशः पिता की पद्वी पाई और यह मुहम्मद शाह 


के समय तक जीवित था | यह भी प्रसिद्ध हुआ और समय 
आमने पर सरा । 


शाह से गझायरों सी यटाट से छीटते समय उसे बनवाया था कि 
पंजाब वी उनसे रा 2। बह छाटौर को उजाए कर मानकोट 
को बसाना चाहता था। परन्तु लाहीर बड़ा नगर था और इसमे 
सभी प्रकार के व्यापारी तथा अनेऊ जाति के मनुप्य बसे हुए थे । 
वहाँ भारी तथा सुसज्तित सेना तेयार की जा सकती थी । यह 
मुगछ सेना के मार्ग में था और यहाँ पहुचने पर उसे बहुत 
सहायता मिल सकती थी, जिससे काय असाव्य हो सकता था । 
बस यही विचार करते करते वह मर गया। दूसरे बप 
सिकदर सूर ने यहाँ शरण लिया पर अंत में उस जब रक्ञा- 
वचन मिल गया तब उसने ढुगे दे दिया। तीसरे वर्ष चैराम खाँ 


( # ) 
ने, जो अदृहम खाँ से सदा सशंकित रहता था, इसे आगमरे के 
पास हतकाँठ जागीर दिया, जिसमें भदौरिया राजपूत बसे हुए थे 
ओर जो बादशाहों के विरुद्ध विद्रोह तथा उपद्रव करने के लिए 
प्रसिद्ध थे । उसने ऐसा इस कारण किया कि एक तो बहाँ शान्ति 
स्थापित हो और दूसरे यह बादशाह से दूर रहे । वह अन्य 
अफसरों के साथ वहाँ भेजा गया, जहाँ उसने शांति स्थापित 
कर दी । बैराम खाँ की अवनति पर अकबर ने इसको पीर- 
मुहम्मद खाँ शरबात्ी तथा दूखरों के साथ पाँचव व के अंत, 
सन्‌ ९६८ हि० के आरंभ में मालवा विजय करने भेजा, क्योंकि 
वहाँ के सुलवान घाज बहादुर के अन्याय तथा मूखता की सूचना 
चादशाह को कई बार मिल चुकी थी। जब अद॒हम खाँ सारंगपुर 
पहुँच गया, जो बाज बहादुर को राजधानी थी, तब उसे कुछ 
ध्यान हुआ और उसने युद्ध को तैयारी को। कई लड़ाइयाँ हुई 
पर अंत में बाज बहादुर परास्त होकर खानदेश की ओर भागा । 
अदहम खाँ फुर्ता से सारंगपुर पहुँचा ओर बाज बहादुर को 
संपत्ति पर अधिकार कर लिया, जिसमें जगदूविख्यात्‌ पातुर 
तथा गणिकाएँ भी थीं। इन सफलताओं से यह घमंडी हो गया 
ओर पीर मुहम्मद की राय पर नहीं चला । इसने मालवा प्रांत 
अफसरों सें चाँठ दिया. और कुल छठ में से कुछ हाथी सादिक 
खाँ के साथ दरबार भेजकर स्वयं विषय-भोग में तत्पर हुआ। 
इससे अकबर इस पर अत्यंत अप्रसन्न हुआ। उसने. इसे ठोक 
करना आवश्यक समझा और आगरे से जल्दी यात्रा करता हुआ 
१६ दिल में छठे वषे के २७ शाबान (१३ मई सन्‌ १५६१ ई० ) 
को वहाँ पहुँच गया । जब अदृहम खाँ सारंगपुर से दो कोस 


(६ 2.) 

पर गागरौन दुने लेने पहुँचा तब एफाएक बादशाह आ पहुँचे। 
यह सुनकर उसने आकर अभिवादन छिया। सादशाह उसऊे 
डरे पर गाए और वहीं ठहरे । कहते हैं कि अदहम के दछदय मे 
कुछ कृविचार थ और वह उसे प्रा करने का बहाना खोज रहा 
था पर दूसरे दिन साहम अनगा सझ्रिया के साथ ओआ पहुँची । 
उसने अपने पुत्र को होश दिलाया कि वह बादशाह को मेंट दे, 
मजलिस करें और जो कुछ बाज बहादुर से वन सपत्ति, सजीब- 
निर्जीब, और पातुरें उस मिली ४, उन्हें बादशाह को निरीक्षण 
कराबे । अकबर ने उसमे से कुछ वस्तु उस दी और चार दिन 
वहाँ ठहर कर वह आगरे को रवाना द्वो गया। कहने हैं कि जब 
वह छोट रहा था तब अदहम खाँ ने अपनी माता को, जो हरस 
को निरीक्षिका थी, पहिले पड़ाब पर बाज बहादुर की दो सुंदर 
पातुरं उस गुप्त रूप से दे देन को बाध्य किया। उसने सममता 
था कि यह किसी को न माल्यम होगा पर देवात बादशाह को यह 
मालूम हो गया और उसे खोजने की आता हुई । जब अदहम 
खाँ को माद्म हुआ तब उसने उन दोनों को सेना में छुट्ठवा 
दिया । जब वे पकड् कर लाई गढ़ तब साहम अनगा ने उन दोनो 
निरपराधिनियों को मरवा डाला । अकबर ने इस पर कुछ नहीं 
कहा पर उसी बप मालवा का शासन पीर मुद्दम्मद खाँ शरवानी 

को देकर भदहम खाँ को दरवार बुला लिया । 
जब शम्सद्दीन मुहम्मद खाँ अतगा को कुल प्रबंध मिल्ल गया 
ब अदहम खाँ को बड़ी इंप्या हुई और मुनहम खाँ भी इसी 
टप्यो के कारण उसके क्रोध को उभाइता रहता था। अत मे 
सातवें वर्ष के १२ रमज़ान (१६ मई सन्‌ १५६२ ३० ) को 


(६ ७ ) 


जब अतगा खाँ, मुनइम खाँ तथा अन्य अफ़सर आफिस में बैठे 
कार्य कर रहे थे, उसी समय अद्हम खाँ कई लछुब्चों के साथ 
वहाँ आ पहुँचा। अतगा ने अद्धस्युत्यान तथा और खबने 
पूर्णोत्थान से सका सम्सान किया । अदहम कटार पर हाथ 
रखकर णतगा खाँ की ओर बढ़ा और अपने साथियों को इशारा 
किया । उन खबने अतगा को घायल कर मार डाला और तब 
अदहम तलवार हाथ में लेकर उद्ण्डता के साथ हरम की ओर 
गया तथा उस बरासदे पर चढ़ गया, जो हरम के चारों ओर है। 
इस पर बड़ा शोर मचा, जिससे अकबर जाग पड़ा और दीवाल 
पर सिर निकाल कर पूछा कि क्या-हुआ है ९ हाल ज्ञोत होने पर 
क्रोध से तलवार हाथ में लेकर वह बाहर निकछा | ज्योंही उसने 
अद्हम खाँ को देखा त्यों ही कद्दा कि 'ए पिल्ले, तेंने हमारे अतगा 
को क्यों सारा ९ अदहम ने लपक कर बादशाह का हाथ पकड़ 
लिया और कहा कि “जहॉपनाहू, विचार कीजिए, ज़रा झगड़ा 
हो गया है / बादशाह ने अपना हाथ छुड्ााकर उसके मुख पर 
इतने वेग से धुंसा मारा कि वह ज़मीन पर गिर पड़ा । फरहत खाँ 
खास-खेल और संग्राम होसनाक वहाँ खड़े थे। उन्हें आज्ञा दी 
कि खड़े क्या देख रहे हो, इस पागछ को बाँध लो ।” उन्होंने 
आज्ञानुसार उसे बाँध लछिया। तब अकबर ने उसे घुज 
पर से सिर नीचे कर फेंकने को कहा। दो वार ऐसा 
किया गया, तत्व उसकी गदन ठहूट गई । इस प्रकार 
सन्‌ ९६९ हिं०, १५६२ ३० में उस अपवित्र खूनी को बदला 
मिल गया। आज्ञानुसार दोनों शव दिल्ली भेजे गए और 'दो खून 
शुर्द' से तारीख निकडी । कहते हैं. कि साहम अनगा ने, जो उस 


( ८ ) 


उमय वीमार थी, केवल यह समाचार सुना कि अदहम खाँ ने एक 
रक्तपात किया है और बादशाह ने उसे केद कर रक्‍्खा है | माव- 
प्रेम से वह उठ कर वादशाह के पास आई कि स्यात्‌ वह उसे 
छोड़ दे । बादशाह ने उसे देखते ही कहा कि 'अदृहम ने हमारे 
अतगा को मार डाला और हमने उसको दण्ढ दिया |” बुद्धिमान 
ख्री ने कहा कि वादशाह ने उचित किया।” बह यह नहीं सममो 
कि उसे प्राणद्रड मिल चुका है पर जब उसे यह ज्ञात भी हुआ 
तथ भी वह अदब के कारण नहीं रोई पर उसके चेहरे का रंग 
उड़ गया और उसके हृदय मे सहर्खो घाव हो गए। बादशाह ने 
उसकी लंबी सेवा के विचार से उसे आश्वाप्तन देकर घर विदा 
किया । वहाँ वह शोक करने लगी और उसकी बीमारी वद गई । 
इस घटना के चालीस दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई | बादशाह 
उस पर दया दिखलाने को उसके शव के साथ कुछ दूर गए और 
तब उसे दिल्ली भेज दिया, जहाँ उसके तथा अदृहम के कबरों पर 
भारी इमारत वनवाई गई । 


३. अज़दुद्ौला एवज् खाँ बहादुर कसवरे जंग 
इसका नाम ख्वाजा कप्ताल था और यह समरकंद के मीर 
चहाउह्दीन के वहिन का दौहित्र था। इसका पिता मीर एज 
हैदरी सेयदों में से एक था । जजदुद्दीला का विवाह कलीज खाँ 
की पुत्री खदीजा बेगम से हुआ था। इसका मामा नियाज़ खाँ 
ओऔरंगजेव के १७वें व में डेढ़ हजारी ५०० सवार का मंसबदार 
त्तथा बीजापुर का नाएब सूबेदार था। उक्त बादशाह की मत्यु 
पर जब सुलतान कामबर्श बीजापुर पर गया तब यह पता 
छूगाने का बद्दाना कर कि वह बाद को उसका पक्ष प्रहण कर 
लेगा, उसे बिना सूचना दिए एकाएक जाकर आजम शाह से 
मिल गया । सेयद नियाज़ खाँ द्वित्तीय का, जो प्रथम का पुत्र था 
ओर एतमादुद्दौछा कमरुद्दीन की लड़की से जिसका निकाह हुआ 
था, नादिरशाह के समय कुछ मिजाज दिखलाने के कारण पेट फाड़ 
डाला गया था। अजदुद्दोछठा ओरंगज्ञेब के समय तूरान 
से भारत आया ओर खाँ फीरोजजंग के प्रभाव से उसे एचज खाँ 
की पदवी मिली और वह फीरोजजंग के साथ रहने लगा । यह्द 
अहमदाबाद में उसके घर का प्रबंध देखता था। फीरोजजंग 
' की मृत्यु पर यह दरबार आया ओर पहिले मीर ज्ुमला के द्वारा 
यह फरुंखसियर के समय बरार में नियत हुआ। इसके बाद 
अमीरुलू उम्रा हुसेनअछी खाँ का नाएव होकर वह उक्त आंत 
का अध्यक्त हुआ।. इसने अच्छा प्रबंध किया और साहस 
पद्खिलाया । मुहम्मद्शाह्‌ के २रे बष जब निज़ामुत्मुर्क आसफ़- 


जाह बहादुर मालवा से दक्षिण गया, तब इसने पत्रों का वाघ्त- 
विक अर्थ समझा और योग्य सेना एकत्र कर वुहानपुर मे 
आसफ जाह से जा मिला । दिलावर अली खो के साथ के युद्ध में, 
जिसने वड़े वेग से इस पर थावा किया और इसके बहुत से 
आदमियों को मार डाछा था, यद्यपि इसका हाथी थोड़ा पीछे 
हटा था पर इसने साहस नहीं छोड़ा और अपना प्राण संकट 
में डालने से पोले नहीं रहा । भालम अली खाँ के साथ के युद्ध 
में यह दाहिने भाग से था और विजयोपरांत, जो औरंगाबाद 
के पास हुई थो, इसने पाँच हज़ारी ५००० सवार का मंसव और 
अजदुद्दौला वहाहुर कसवरे जंग की पदवी पाई । यह खाथ 
ही वरार का स्थायी प्रांताध्यक्ष भी नियुक्त हुआ। क्रमश. 
इसने सात हज़ारी ७००० सवार का मंखव पाया और जब' 
शरे वर्ष आसफजाह बीजापुर प्रांत में शांति स्थापित करने 
निकला तब अजदठुद्दौला औरंगाबाद मे उसका प्रतिनिधि 
हुआ । इसके बाद जब आखसफजाह मुहम्मद शाह के 
बुलाने पर राजघानी को चला तब अज़दुद्दौछा को दोवानी 
तथा बख्शीगमिरी सोप कर उम्रकों अपना स्थायी प्रतिनिधि 
मियत कर गया। राजधानी पहुँचने पर जब उसे अहमदा- 
बाद श्रांत में हेदरकुली खाँ नासिरजंग को वृष्ठ देने की 
आज्ञा हुई, जो वहाँ उपद्रव मचाए हुए था तव उसने अजदु- 
दौला को बुला भेजा । यद्द सप्तेन्य वहाँ पहुँच कर कुछ समय 
तक साथ रहा, पर मालवा के अधीनस्थ माबुआ में उसने 
साथ छोड़ कर अपनी रियासत को जाने की आज्ञा छे छी । 
स॒ुवारिज खाँ इमादुल्मुल्क के साथ के युद्ध में इसने अच्छी सेवा- 


( १] 9) 


की और इसके अनंतर सन्‌ ११४३ ६दिं० ( १७३०-१ ३० ) में 
रोग से मरा और शेख चुहोनुद्दोन ग़रीब के मज़ार में गाड़ा गया । 
इसने अच्छा पढ़ा था और मननशीढ भी था। यह विद्वानों 
का सम्मान करता ओर फकीरों तथा पवित्र पुरुषों से नम्नता का 
व्यवद्दार करता । यह अत्याचारियों को दमन करने तथा निबंलों 
की सहायता करने में प्रय्शील था । न्याय करने तथा दुंड देने 
में यह शीघ्रता करता था। औरंगाबाद में शाहगंज की ससजिद्‌ 
बनवाई, जिसकी तारीख ख़ुजस्तः बुनियाद है। यद्यपि इसके 
सामने का ताढाव हुसेनअलो खाँ का बनवाया था पर इसने उसे 
चौड़ा कराया था । उस नगर में जो हवेली तथा बारहइरी बन- 
वाई थी वे प्रसिद्ध हैं। इसके भोजनालय में काफ़ी सामान 
रहता । इसके पुत्रों में सब से बड़ा सेयद्‌ जमाल खाँ अपने 
पिता के सामने ही वयस्क होकर युद्धों में साहस दिखला कर 
ख्याति प्राप्त कर चुका था। मुबारिज्ञ खाँ के साथ के युद्ध के 
बाद यह पाँच हज़ारी ५००० सवार का मंसबदार होकर वरार 
के शासन में अपने पिता का प्रतिनिधि हुआ था। जब आसक़जाह 
दरवार गया ओर निज्ञामुद्दोछा को दक्षिण में छोड़ गया तथा 
मराठों का उपद्रव बढ़ता गया तब यह बरार का प्रांताध्यक्ष' 
नियत हुआ और इसे कसबरे जंग की पद्वी मिली | आसफ़जाह 
के छोटने पर यह नासिर जंग के साथ जाकर शाह बुहालुद्दोन 
ग़रीब के रौज़ा में वैठा और नासिर जंग के पिता के साथ के युद्ध 
सें इसने भी योग दिया । वाद को आसफ़जाद ने इसको छमाः 
कर दिया ओर बुला कर इसकी जागीर बहाल कर दी। यह 
सन्‌ ११५९ हि० ( १७४६ ६० ) में मर गया। इसकों कई 


( ११२ ) 


लड़के थे । द्वितीय पुत्र ख्वाजा मोमिन खॉ था, जों आसफजाह 
के समय हैदराबाद का नाएवं सवेदार और मुत्सही नियत हुआ 
था। इसने रघू भोसला के सेवक अली खाँ करावल को दमन 
करने में अच्छा काय किया | वह कुछ दिन बुहदोनपुर का अध्यक्ष 
रहा और सलाबत जंग के समय अजीजुद्दोछा पदवी पाकर 
तानदेर का अध्यक्ष नियुक्त हुआ। अंत में उसने वरार के 
अंतर्गत परगना पातूर शेख बावू की जागीर पर सन्तोप कर 
लिया। यह कुछ बप बाद भारी परिवार छोड़कर मरा। तोंसरा 
पुत्र ख्वाजा अबुलद्ादी खाँ वहुत दिनों तक माहवर ढुगे का 
अध्यक्त रहा । सलाबत जंग के शासन के आरंभ में यह ह॒ृदाया 
गया पर बाद को फिर वहाछ किया जाकर जहीरुद्दोला कसबरे 
जंग पदची पाया। कुछ वर्ष हुए वह मर गया और कई 
लड़के छोड़ गया । यह राज-स्व॒भाव का पुरुष था और इसका 
हृदय जागृत था । छेखक पर उसका बहुत स्नेह था। चौथा 
ख्याजा अव्दुरशीद खाँ वहादुर हिम्मते जंग ओर पॉचवाँ ख्वाजा 
अव्दुश्शहीद खा बहादुर हैबतजंग था। दोनो निज्ञामुद्दौछा 
आसफजाह के नौकर हैं । 


९, अज़ीज़ञ कोका मिर्जा खाने आज़म 


शम्सुदीन मुहम्मद खाँ अतगा का' छोटा पुत्र था। यह 
अकबर का समवयस्क तथा खेल का' साथी था । उसका यह 
सदा अंतरंग मित्र और छृपापात्र रहा। इसकी साता जीजी 
अनगा का भी अकबर से दृढ संबंध था, जो उसपर अपनी" 
माता से अधिक स्नेह दिखलाता था। यही कारण था कि बादशाह 
खाने आज़म की उद्ंडता पर तरह दे जाता था। चह कहता कि 
“हमारे और अज्ञीज़ के मध्य में दूध की नदी का संबंध है 
जिसे नहीं पार कर सकते । जब पंजाब अतगा लोगों से छेः 
लिया गया, क्‍योंकि वे बहुत दिनों से वहाँ बसे थे तव मिजों नहों 
हटाए गए और दीपालपुर "तथा अन्य स्थानों में जहाँ वह पहिले 
से थे बराबर रहे। जब सोलहयें वर्ष में सन्‌ ९७८ हि० 
(१५७१ ३० ) के अंत में अकबर शेख फरोद शकरगंज के मज़ार- 
का, जो पंजाब पत्तन प्रसिद्ध, नाम अजोधन में है, ज़ियारत कर 
दीपालपुर में पड़ाव डाला तव मिज्ो कोंका का प्राथना पर उसके 
निवास-स्थान में गया । प्रिजो ने मज़लिस की बड़ी तैयारी को 
और भेंट में बहुत से सुनहले तथा रुपहकछे खाज सहित अरबी 
ओर पारसीक घोड़े, हौदे तथा सिक्तढ् सहित बलवान हाथो, सोने 
के पान्न तथा कुरसी, बहुमूल्य जवाहिरात और हर एक प्रांत के 
उत्तम वस्त्र दिए । इस पर क्ृपाएँ भी अपू् हुई | शाहजादों और 
वेगपों को भी मूल्यवान सेंट दी तथा अन्य अफ़सर,.विद्वन्मंडली 
तथा पद्ठात्र के सभी सनुष्य इसकी डदारता के सामी हुए | शेख; 


( वे४ 9 


मुहम्मद्‌ ग़ज़नवी ने इस मजलिस की तारीख 'मेहमानाने अजीज॑द 
शाहो शहजादा' ( अथोत््‌ शाह तथा शाहजादे अजीज के अतिथि 
हुए, ९७८ हि० )। 

तबक़ात का लेखक लिखता है कि ऐसे समारोह के साथ 
मजलछिस कभी कमी होती है। सन्नहवें वर्ष मे अहमदाबाद गुजरात 
अकबर के अधिकार मे आया, जिसका शासन महोंद्री नदी तक 
मिज्ों को मिला और अकवर स्वयं सूरत गया। विद्रोहियो 
अर्थात मुहम्मद हुसेन मिजो और शाह मिजा ने शेर खाँ फौलादी 
के साथ मेंदान को खाली देखकर पत्तन को घेर लिया। मिला 
कोका कुतुवुद्दीन खाँ आदि अफसरो के साथ, जो हाल ही में 
मालवा से आए थे, शीघत्रता से वहाँ गया और युद्ध की तैयारी 
की । पहिले हार होती मात्यूम हुई पर इंश्वरीय कृपा से विजय 
की हवा बहने लगी । कहते हैं कि जब दायों भाग, हरावल और 
उसका पीछा आक्रमण न रोक सके तथा साहस छोड दिया 
तब मिजा मध्य के साथ भागे बढ़ा और स्वयं घावा करने का 
विचार किया | वीरों ने यह कद्द कर कि ऐसे समय से सेनाध्यक्ष 
के स्वयं आक्रमण करने से कुल सेना के अस्त व्यस्त होने का 
भय है, उसे रोक दिया । मिर्जा इस पर डटा रहा और शब्ुओं 
में कुछ पीछा करने ओर कुछ लटमार करने में लूग गए थे, 
इसलिए छितरा कर भाग निकले । मिज्ञो विजय पाकर अहमदा- 
बाद लौट आया । 

जब बादशाह गुजरात की चढाई से लौटकर २ सफर 
सन्‌ ९८१ हिं० ( ३ जून सन्‌ १५७३ ६० ) को फतेहपुर पहुँचे 
तत्र इख्तेयारुल मुल्क, जिसने ईंडर मे शरण ली थी, अहमदाबाद 


( ५ ) 


के पास पहुँच कर उपद्रव करने लगा। सुहम्भद हुसेन मिर्जा 
भी दक्षिण से लौट कर खंभाव के चारों ओर लूटमार करने 
लगा। इसके बाद दोनों ले सेनाएँ मिलाकर अहमदाबाद छेना 
चाहा । यद्यपि खानआजम के पास काफी सेना थी पर उसने 
उसमें राजभक्ति तथा ऐक्य की कमो देखी । इस पर उसने युद्ध 
के लिए जल्दी नहीं को पर नगर सें सतक रह कर उसकी हृ्ढता 
का प्रबंध करने लगा। शत्रु ने भारो सेना के साथ आकर, उसे घेर 
लिया और तोप-युद्ध होनें लगा । मिजो ने बादशाह को आने के 
पलिए लिखा । शैर-- 
"विद्रोह ने है सिर उठाया, देव है प्रतिकूल । 
और यह प्राथना की-- 
सिवा सरसरे शहसवाराने शाह । 
न इस गद को रह से सकता हटा | 
अकवर ने कुछ अफसरों को आगे भेजा और स्वयं ४ 
रबीउलू अव्वल (४ जुलाई १०७२ ई० ) को उसी वर्ष 
पास के थोड़े सैनिकों के साथ साँडनी पर सवार हो 
खाने हुआ । शैेर-- 
यलाँ झट पर तरक्षश अन्दर कमर । 
चले उड़ -झुतुर्मंग की तरह सब ॥| 
जालोर में आगे के अफसर भिले और बालसाना में पत्तन 
से पाँच कोस पर मीर मुहम्मद खाँ वहाँ की सेना के साथ आ 
मिला | अकबर ने सेना को, जो ३००० सवार थे, कई भागों में 
चाँद दिया और स्वयं सौ के साथ घात में पीछे रहा | देर न कर 
चह आगे चढ़ा और अहमदाबाद से तीन कोस पर पहुँच कर 


( 3६ 92 


डंका तथा तुरही बजवाया। मुहम्मद हुसेन मिजा पता लेने को 
नदी के किनारे आया और सुभान कुली तुक से, जो आगे था, 
पूछा कि यह किसकी सेना है ९! उसने कहा कि “ये शाही निशान 
है ! मिर्जा ने कहा कि आज ठीक चौदह दिन हुए कि विश्वासी 
चरो ने बादशाह को राजधानी में छोड़ा था और यदि बादशाह 
स्वय॑ आए हैं, तो युद्धीय हाथी कहाँ है ९! सुमान कुली 
ने कहा कि थे सच्चे हे, केवल नो दिन हुए कि बादशाह 
राने हुए है और यह स्पष्ट है कि हाथी इतनों जल्दी नहों आ 
सकते ।” 

मुहम्मद हुसेन मिर्जा डर गया और इस्तियारुल मुल्क को 
पॉच सद्दस्न सेना के साथ फाटको की रक्षा को छोड़कर, कि दुर्ग- 
वाल बाहर न निकलें, स्वयं पन्द्रह सहन सवारो के साथ युद्ध के 
लिए तैयारी की । इसी समय शाही सेना पार उत्तरी ओर युद्ध 
आरंभ हो गया । शाह्ी हरावछ शत्रु की संख्या के कारण हारने 
ही को था कि अकवर सो सचारों के साथ उत्त पर हूट पड़ा ओर 
शत्रु को भगा दिया | मुहम्मद हुसेन समिजा और इख्तियारुछू 
मुल्क तलवार के घाट उतरे | मिर्जा के विवरण में इसका पूरा 
वर्णन है । 

इस तरह के शीघ्र कृचो का पहिले के वादशाहों के विषय में 
भी विवरण मिलता है, जेसे सुलतान जलालुद्दीन मनगेरनी का 
भारत से किसान तक और वहाँ से गुर्जिस्तान तक, अमीर सतैम्र 
गुगन का करओी पर विजय, सुलतान हुसेन मिजों का ह्रात-विजय 
और वावर बादशाह का समरकंद-विजय । पर अन्वेपकों से यह 
छिपा नहीं है कि इस बादशाहो ने आवश्यकता पड़ने पर या यह 


( १७ ) 


देख कर कि शत्रु सतके नहीं है या साधारण युद्ध होगा, ऐसा 
सममभ कर किया था । उनकी ऐसे बादशाह से तुलना नहीं की जा 
सकतो थी, जिसके अधीन दो लाख सवार थे और जिसने स्वेच्छा 
से शत्रु की संख्यों को तथा मुहम्मद हुसेन मिजों से वीर सैनिक 
की अध्यक्षता को समझ कर, जिसने अपने ससकालीनों की शक्ति 
से बढ़कर युद्ध में काये दिखलाया था, आगरे से गुजरात चार सो 
कोस दूर पहुँच कर वह काम कर दिखाया था, जैसे कार्य की 
सष्टि के आरंभ से अब तक कहानी नहीं कही गई थी । 

इस विजय के बाद मिजा नया जीवन ग्राप्त कर नगर से बाहर 
निकला और बादशाही सेना के गद को प्रतीक्षा की आँखों के 
के लिए सुरमा समझ कर म्रहण किया । दूसरे वषे जब बादशाह 
अजमेर में थे तव मिजा बड़ी प्रसन्नता से मिलने आया। बाद- 
शाह ने कुछ आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और गले मिले । 
इसके अनंतर जब इख्तियारुलू मुल्क गुजराती के लड़कों ने 
विद्रोह किया तब यह आगरे से वहँ भेजा गया । 

२० वें व में जब अकबर ने सैनिकों के धोड़ों को दागने 
की प्रथा चलाना निश्चित किया तब कई अफसरों ने ऐसा 
करने से इनकार किया। मिजों दरबार बुलाया गया कि बह 
दाग प्रथा को चलावे पर इसने सबसे बढ़ कर विरोध किया । 
बादशाह का मिजो पर अपने लड़के से अधिक प्रेम था 
पर इस पर वह अप्रसन्न हो गया और इसे अमीर पद से हटा 
कर जहाँआरा वाग में, जिसे इसी ने बनवाया था, नजर कैद 
कर दिया। २३ वें वर्ष मिजो पर फिर कृपा हुई और वह अपने पूर्व 

द्‌ पर नियत हुआ । पर उसी ससय मिजा इस आंंति से कि 
र्‌ 


( १६ ) 


डंका तथा तुरही बञ्वाया। मुहम्मद हुसेन मिजा पता लेने को 
नदी के किनारे आया ओर सुभान कुली तुके से, जो आगे था, 
पूछा कि यह किसकी सेना है ९ उसने कहा कि ये शाही निशान 
! प्रिर्जा ने कहा कि आज ठीक चौदह दिन हुए कि विश्वासी 

चरो ने बादशाह को राजघानी में छोड़ा था और यदि वादशाह 
स्वर्य आए हैं, तो युद्धीय हाथी कहाँ है ९! छुमान छुली 
ने कहा कि वे सच्चे हे, केवल नो दिन हुए कि बादशाह 
रवाने हुए हैं और यह स्पष्ट है कि हाथी इतनो जल्दी नहों आ 
सकते । 

मुहम्मद हुसेन मिजा डर गया और इस्तियारुल मुल्क को 
पॉच सहस््र सेना के साथ फाटको की रक्षा को छोड़कर, कि ढुगे- 
वाले बाहर न निकले, स्वयं पन्द्रह सहख सवारों के साथ युद्ध के 
लिए तैयारी की । इसी समय शाही सेना पार उत्तरी ओर युद्ध 
आरंभ हो गया । शाही दृरावछ शत्रु की संख्या के कारण हारने 
ही को था कि अकवर सो सचारो के साथ उन पर टूट पड़ा ओर 
शत्रु को भगा दिया। मुहम्मद हुसेन सिजा और इख्तियारुछ्‌ 
मुल्क तलवार के घाट उतरे | मिर्जा के विवरण में इसका पूरा 
वर्णन है । 

इस तरह के शीघ्र कूचों का पहिले के बादशाहो के विषय मे 
भी विवरण मिलता है, जैसे सुलतान जलछालुद्दीन सनगेरनी का 
भारत से किमान तक और वहाँ से गुर्जिस्तान तक, अमीर तैमूर 
गुगन का करशी पर विजय, सुलतान हुसेन मिजों का ह्रात-विजय 
ओर वावर बादशाह का समरकंद-विजय । पर अन्वेपकों से यह 
छिपा नहीं है कि इन बादशाहो ने आवश्यकता पड़ने पर या यह 


( १७ ) 


देख कर कि शत्रु सतके नहीं है या साधारण युद्ध होगा, ऐसा 
समम कर किया था। उनकी ऐसे बादशाद्र से तुलना नहीं की जा 
सकती थी, जिसके अधीन दो लाख सवार थे और जिसने स्वेच्छा 
से शत्रु की संख्या को तथा मुहम्मद हुसंन मिजों से बीर सैनिक 
की अध्यक्षता को समझा कर, जिसने अपने समकाछीनों की शक्ति 
से बढ़कर युद्ध में काय दिखलाया था, आगरे से गुजरात चार सौ 
कोस दूर पहुँच कर वह काम कर दिखाया था, जैसे कार्य की 
सष्टि के आरभ से अब तक कहानी नहीं कही गई थी । 

इस विजय के बाद मिजो नया जीवन प्राप्त कर नगर से बाहर 
निकला और वादशाही सेना के गद को प्रतीक्षा की आँखों के 
के लिए सुरमा समझ कर प्रहण किया । दूसरे वर्ष जब बादशाह' 
अजमेर में थे तब मिजा बड़ी प्रसन्नता से मिलने आया। बाद- 
शाह ने कुछ आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और गले मिछे । 
इसके अनंतर जब इख्तियारुलू मुल्क गुजराती के लड़कों ने 
विद्रोह किया तब यह आगरे से वह भेजा गया । 

२० वें वर्ष में जब अकबर ने सैनिकों के धोड़ों को दागने 
की श्रथा चलाना निश्चित किया तब कई अफसरों ने ऐसा 
करने से इनकार किया। मिजों दरबार बुलाया गया कि वह 
दाग प्रथा को चलावे पर इसने सबसे बढ़ कर विरोध किया । 
बादशाह का मिजो पर अपने लड़के से अधिक प्रेस था 
पर इस पर वह अग्रसन्न हो गया और इसे अमीर पद से हटा 
कर जहाँआरा वाग में, जिसे इसी ने बनवाया था, नजर कैद 
कर दिया। २३ वें वर्ष मिजो पर फिर कृपा हुई और वह अपने पूर्व 
पद्‌ पर नियत हुआ । पर उसी ससय मिजों इस अ्ञांति से कि 

र्‌ 


६. 6: 


बादशाह उस पर पूरी कृपा नहीं रखते एकांतवासी हो गया । 
२५० वें वष सन्‌ ९८८ हि० ( सन्‌ १५८० ३० ) में पूर्वीय 
प्रातों मे बलवा हो गया और बंगाछ का प्रांताध्यक्ष मुजफ्फर खाँ 
मारा गया ! मिजों को पाँच दहजारी मंसव तथा खाने-आजम 
पदवी देकर बड़ी सेना के साथ वहाँ भेजा। विह्वार के उपद्रव 
के कारण मिजा बंगाल नहीं गया पर उस प्रांत के शासन 
तथा विद्ोहियों के दंड देने का उचित प्रवंध किया और हाजीपुर 
में अपना निवास-स्थान वनाया। २६ वें बप के अंत में जब 
अकबर काबुल की चढ़ाई से लोटकर फतहपुर आया तब मिज्ञा 
कोका सेवा मे उपस्थित हुआ और क्ृपाएँ पाकर सम्मानित 
हुआ। रेछ वें वर्ष मे जव्यारी, खबोता और तरखान दीवाना 
बंगाल से बिहार आए और मिजा के आदमियों से हाजोपुर लेकर 
चहँ उपद्रव आरंभ कर दिया । तब मिजा ने विद्वार के विद्रोहियों 
को दंड देने के लिए छुट्टी ली और उसके बाद बंगाल पर चढ़ाई 
करने का निश्चय किया । मिजा के पहुँचने के पहिले विजयी सेना 
ने बलवाइयों को उनके उपयुक्त दंड दे दिया था और बपों भी 
आरंभ हों गई थी, इसलिए प्रिजी आगे नहीं बढ़े । पर वर्षो 
वीतने पर २८ वें वर्ष के आरंभ में वह इलाहाबाद, अवध और 
विहार के जागीरदारों के साथ बंगाल गया और सद्दज ही 
गढ़ी ले लिया, जो उस प्रांत का फाटक है। मासूम काबुली ने, 
जो इन बलवाइयों का मुखिया था, आकर घाटी गग के किनारे 
पड़ाव डाला । प्रति दिन साधारण युद्ध होता था पर बादशाह के 
पक्ष वाले विद्रेह्दियों से भय के कारण जम कर युद्व नही करते 
थे । इसी वीच मासूम और काऋशालो में वैमनस्‍्य द्ों गया और 


( १९ ) 


खाने-आजम ने अंतिम से इस शत्तें पर सुलह कर ली कि वे 
समय पर अच्छी सेवा करेंगे। यह तय हुआ था कि वे थुद्ध से 
अलग रहेंगे और अपने गृह जाकर वहाँ से शाहो सेना में चले 
आवेंगे। मासूस खाँ घबड़ा गया और भागा। खाने-आजम ने 
एक सेना कत्तत्ू लोहानी पर भेजा, जो इस गड़बड़ में उड़ीसा 
ओर बंगाल के कुछ भाग पर अधिकृत हो गया था। इसने 
स्वयं अकबर को लिखा कि यहाँ की जलवायु स्वास्थ्य के लिए 
“हानिकर है, जिससे आज्ञा हुई कि वह प्रांत शाहबाज खाँ कंबू 
को दिया जाय, जो वहाँ जा रहा था और खाने-आजम अपनी 
जागीर बिहार को चला आवबे | उसी वर्ष जब अकबर इलाहाबाद 
आया दव मिजो ने हाजीपुर से आकर सेवा को और उसे गढ़ा 
सथा रायसेन मिला । ३१वें वष सन्‌ ९९४ हि० ( १५८६ ई० ) 
में यह दक्षिण विजय करने पर नियुक्त हुआ। सेना के एकन्न होने 
'पर यह रवाने हुआ पर साथियों के दो रुखी चाल तथा भूंठ- 
सच बोलने के कारण गड़बड़ सचा और शहाबुद्दीन अहमद ने, 
जो सहायक था, पुराने द्वेप के कारण।।इसे धोखा दिया । मिलो 
कुविचार करने लगा ओर अबसर पर रुकने तथा हटने बढ़ने से 
चहुत थोड़े सैनिक बच रहे। शत्रु अब तक डर रहा था पर 
साहस चढ़ने से वह युद्ध को आया। मिज्ञों उसका सामना करने में 
अपने को असमर्थ समझ कर छौट आया ओर बरार चला गया। 
नोरोज़ को एलिचपुर को अरक्षित देखकर उसे छूट लिया और 
चहुत छूट के साथ गुजरात को चछा । शत्रु ने उत्तके इस भागते 
से चकित होकर उसका शीघ्रता से पीछा किया । मिजो भय से 
'फु्ती कर भागा और नजरबार पहुँचने तक बाग' न रोकी। 


( २० ) 


यद्यपि शत्रु उसे न पा सके पर जो प्रांत विजय हो चुका था वह 
फिर हाथ से निकल गया। मिर्जा सेना एकत्र करने के लिए 
नजरबार से गुजरात शीघ्रता से चला गया। खानखानोाँ ने, जो 
वहाँ अधिपति था, बड़ा उत्साह दिखलाया और थोड़े समय में 
अच्छी सेना इकट्ठी हो गई । परंतु मनुप्यो के मूर्ख विचारों से 
यह सफल नही हुआ । ३२ वें बप में मिर्जा की पुत्री का सुलतान 
मुराद के साथ व्याह हुआ ओर अच्छो मजलिस हुई । ३४ वें 
बप के अंत में खानखानाँ के स्थान पर गुजरात का शासन इसे 
मिला । मिर्जा मालवा पसंद करके गुजरात जाने से ढिलाई करने 
लगा। अंत में ३०वें वर्ष में वह अहमदाबाद गया। जब 
सुलतान मुजफ्फर ने कच्छ के जमीदार, जाम तथा जूनागढ़ के 
अध्यक्ष की सहायता से विद्रोह किया तब ३६ वे बप में मिर्जा 
वहाँ आया और शत्रु को परास्त कर दिया। ३७ वें बष मे 
जाम तथा अन्य जमीदारों ने अधीनता स्वीकार कर ली और 
सोमनाथ आदि सोलह बंदरों पर अधिकार हो गया तथा सोरठ 
प्रात की राजधानी जूनागढ़ को घेर लिया गया। अमीन खाँ 
गोरी के उत्तराधिकारी दौलत खाँ के पुत्रों मियाँ खाँ और ताज खाँ 
ने दुग दे दिया। मिजा ने प्रत्येक को उपजाऊ जागीर दी और 
सुलतान मुजफ्फर को, जो विद्रोह का मूल था, कैद करने का 
प्रयत्न करने लगा । उसने सेना द्वारिका भेजी, जहाँ के भूम्या- 
घिक्रारी की शरण में वह जा छिपा था । वह भूम्याधिकारी लडा पर 
हार गया। मुजफ्फर कच्छ भागा । मिर्जा स्वय वहाँ गया और उसका 
घर जाम का देने का प्रस्ताव किया । इस पर उसने अधीनता 
घोकार कर लो और सुजफ्फर को दे दिया। उसे वे मिजा के 


पास छा रहे थे कि उसने लघु शंका निवारण करने के बहाने 
एकांत में जाकर छुरे से, जो उसके पास था, अपना गछा काट 
लिया और मर गया। 

३९ वें वष सन्‌ १००१ ३० ( १५९२-३ ई० ) में अकबर 
ने जब मिजों को बुला भेजा तब यह शंका करके हिजाज्ञ चला 
गया | कद्दते हैं कि वह बादशाह को सिब्दा करना, डाढ़ी सुड़ाना 
तथा अन्य ऐसे नियम, जो द्रबार में प्रचलित हो चुके थे, नहीं 
मानता था और इसी के विरोध में लंबी डाढी रखे हुए था । इस 
लिए उसने सामने जाना ठीक नहीं समझा और बहाने लिखता 
रद्द । अंत में बादशाह ने उत्तर में लिखा कि तुम आने में देर 
कर रहे हो, ज्ञात होता है कि तुम्हारी डाढी के बाल तुम्हें दबाए 
हैं। कहते हैं कि मिजो ने भी घम-विषयक कठोर तथा व्यग्य 
पूण बातें लिखीं जैसे बादशाह ने उसमान और अली के स्थान 
पर भबुरू फजल और फेजी को बैठा दिया है पर दोनों शेखों के 
स्थान पर किसको नियत किया है २ 

अंत में मिजो ने ड्यू बंदर पर आक्रमण करने के बहाने कूच 
किया और फिरंगियों से संधि .कर सोमनाथ के पास बलावलछ 
बंदर से इलाही जहाज पर अपने छ पुत्र खुरम, अनवर, अच्दुल्ला, 
अच्दुद्तीफ, मुतजा और अच्दुल गफूर तथा छ पुत्रियों, उनकी 
माताओं और सो सेवकों के साथ सवार हो गया । अकबर को 
यह सुन कर बढ़ा कष्ट हुआ और.उसने मिजो के दो पुत्र शम्सी 
ओर शादसान को संसव तथा जागीर देकर ऋण दिखलाई | शेख 
अब्दुल काद्रि बदाऊनी ने तारीख लिखा-- 

खाने-आजम ने. धप्तात्माओं का स्थान लिया पर बादशाह के 


६: 5६. 


विचार से वह भटका हुआ था | जघ मैने हृदय से व की तारीख 
पूछा, तब कहा कि “मिर्जा कोका हज्ज को गया ( १००२ हि० )' 

कहते है कि उसने पवित्र रथानों में बहुत घन व्यय किया 
ओऔर शरीफो तथा मुखियो को सम्मान दिखाया | इसने शरीफ 
को पेगंबर के मकबरे की रक्षा करने का पचास वर्ष का व्यय 
दिया। इसने कोठरियाँ खरीद कर उस पवित्र इमारत को दे दिया । 
जब उसने पुनः अकबर का कृपा पूर्ण समाचार पाया तब समुद्र 
पार कर उसी बलावल बंदर मे उतरा और सन्‌ १००३ हि० के 
आरंभ में सेवा मे भर्ती हो गया | उसे उसका मंसव तथा विहार 
मे उसकी जागीर मित्र गई और ४० वें बर्ष मे वकील के स्नेद्ध 
पद्‌ पर प्रतिष्ठित हुआ तथा उसे शाही मुहर मिली, जिस पर 
सोौलाना अली अहमद ने तेमूर तक के कुछ पूबंजो के नाम खोदे 
थे। ४१ वे वर्ष मे मुलतान प्रांत उसकी जागीर हुई | ४५८ वें बपे मे 
जब यह आसीर के घेरे पर अकबर के साथ था तब इसकी माता 
बीचा ज्यू मर गई | अकबर ने उसका जनाजा कंधे पर रखा और 
शोक मे सिर तथा मोछ मसुंड़ाए। ऐसा प्रयत्न किया गया कि 
उसके पुत्री के सिवा ओर कोई न मुँड़ावे पर न हो सका तथा 
बहुत से लोगो ने वैसा किया । इसरो बष के अंत में खान देश के 
शासक वहादुर खाँ ने मिजा को मध्यस्थता में अधीनता स्वीकार कर 
ली और दुर्ग दे दिया। मिर्जा की पुत्री का विवाह सुलतान सलीम 
के बड़े पुत्र खुसरों के साथ हुआ था, जो राजा मानसिद्द 
का भांजा था, इस लिए साम्राज्य के इन दो स्तंभो ने खुखरों को 
बढ़ाने में वहुत प्रयत्न किया । विशेष कर प्रिजी, जो उस पर 
अत्यत स्नेह रखते थे, कहा करते कि "मे चाहता हूँ कि दे 


दर 


>्् 


( २३ ) 

'उसकी बादशाहत का समाचार सुझे दाहिने कान में दे ओर 
बाये कान से हमारा प्राण ले ले।' अकबर के सत्यु-रोग के समय 
यौवराज्य के छिए षड़यंत्र सवा गया पर सफछ नहीं हुआ । 
अकबर के जीवन का एक स्वॉस बाकी था, जब शेख फरीद 
बख्शों आदि शाहजादा सलीम से जा मिले । वह बादशाह के 
इशारे तथा इन शुभचितकों के उपद्रव के भय से दुगे के बाहर एक 
गृह में बैठ रहा था| राजा मानसिंह खुसरो के साथ ढुगेसे 
इस शर्ते पर निकल आए कि वह उसे लेकर बंगाछ चले जायेंगे । 
खाने आजम ने भी-डर कर अपना परिवार राजा के भ्रृद्द पर 
इस सूचना के साथ भेज दिया कि वह भी आ रहा है क्योंकि 
धन भी ले जाना उचित है और उसके पास सजदूर नहीं हैं । 
राजा को भी वही वहाना था। लाचार हो मिर्जा को ढुग में अकेले 
रहकर बादशाह अकबर को गाड़ने तथा अंतिम संस्कार का 
निरीक्षण करना पड़ा। इसके बाद जहाँगीर के १ म वे में 
खुसरो ने बड॒वा किया और मिजो उसका बहकाने वाला बतलाया 

जाकर असमस्‍्मानित हो गया । 
कहते हैं. कि खाने-आजम कफन पहिर कर दरबार जाता 
था और उसे आशा थी कि वे उसे मार डालेंगे पर तब भी वह 
जिह्ा रोक नहीं सकता था । एक रात्रि अमीरुलू उमरा से खूब 
कहा सुनी हो गई । बादशाह ने समिति समाप्त कर दिया और 
एकांत में राय लेने लगा। अमीरुल उमरा ने कहा कि उसे सार 
डालते में देर नहीं करना चाहिए । महावत खाँ ने कहा कि हम 
तक वितक नहीं जानते । हम सिपाहो हैं और हमारे पास मजबूत 
तलवार है । उसे कमर पर सारेंगे और अगर वह दो टुकड़े 


(कह ) 


हो जाय तो आप हमारा हाथ काट सकते हैं ।” जब खानजहाँ 
लोदी के बोलने को पारी आई तब उसमे कहा कि हम उसके 
सौभाग्य से चकित हैं । जहा जहाँ बादशाह का नाम पहुँचा है, 
वहाँ वहाँ उसका नाम भी गया है। हमे उसका कोई ऐसा प्रकट 
दोष नहों दिखलाई देता जो उसके मारे जाने का कारण हो । यदि 
उसे मारेंगे तो लोग उसे शदह्दीद कहेंगे ।” वादशाद्द का क्रोध इससे 
कुछ शांत हुआ और इसी समय बादशाह की सौनेली माता सलीमा 
सुलतान बेगम ने पढें में से पुकार कर कहा कि “वादशाह, मिजों 
कोका के लिए प्रार्थना करने को कुल्न बेगमात यहाँ जनाने मे इकट्ठी 
हुई हैं। आप यहाँ आवें तो उत्तम है, नहीं तो वे आप के पास 
ञआा गी। जहाँगीर को वाध्य होकर जनाने मे जाना पड़ा ओर 
उन्तके कहने सुनने पर उसका दोष क्षमा करना पड़ा। अपनी 
खास डिब्ठी से उसकी मोताद अफोम उसे दिया, जो वह्द नहीं 
ले सका था और उसे जाने की छुट्टी दी । परंतु एक दिन प्रायः 
उसी समय ख्वाजा अबुछू हसन तुबंती ने एक पत्र दिया, जिसे 
मिजों कोका ने खानदेश के शासक राजा अलो खाँ को लिखा 
था ओर जिसमे अकबर के विषय में ऐसी वात लिखी थी, जो 
किसी साधारण व्यक्ति के विपय में न लिखना चाहिए । आसीर 
गढ्ट लिए जाने पर यह पतन्न ख्वाजा के द्वाथ पड़ गया था और उसे 
चह्‌ कई वर्षों तक अपने पास रखे था। अंत में वह उसे पचा न 
सका और जहाँगीर को दे दिया । जहाँगीर ने उसे खानेआजम 
के हाथ मे रख दिया ओर वह उसे अविचलित भाव से जोर से 
पढने लगा । उपस्थित लोग उसे गालो तथा शाप देने लगे ओर 
व्गदशाह ने कहा कि अश-भशियानी ( अकवर ) और वुम्द्दारे 


( २५ ) 


बीच जो अँतरंग मित्रता थी, वही मुझे रोकती है नहीं तो तुम्हारे 
गर्देनों से शिर का बोक हटवा देता / उसने उसका पद और 
जागीर छीन लिया तथा नजर केद्‌ रखा । दूसरे वर्ष गुजरात का 
शासन इसके नाम में लिखा गया और उसका सबसे बड़ा पुत्र 
जहाँगीर कुली खाँ उसका प्रतिनिधि होकर उक्त प्रांत की रक्षा के 
'लिये भेजा गया । 
दक्षिण का काय जब अफसरों की आपस की अनबन के 
कारण ठीक नहीं हो रहा था तब खानेआजम दस सहस्र 
सवारों से साथ ५ वें चष वहाँ भेजा गया। इसके अनंतर उसने 
बुरहानपुर से प्रार्थना पन्न भेजा कि उसे राणा का कार्य स्रोंपा 
जाय। बह कहता था कि यदि उस युद्ध में सारा गया तो शहीद 
हो जाझँगा । उसकी प्रार्थना पर उस चढ़ाई के उपयुक्त सामान 
मिल गया । जब कार्य आरंभ किया तब उसने प्रार्थना की कि 
'विना शाही झंडे के यहाँ आए यद्द कठिन गाँठ नहीं खुलेगी । 
इस पर ८ में वषे सन्‌ १०२२ हि० ( १६१३ ६० ) में जहॉँगीर 
अजमेर आया और प्रिजों कोका के कहने पर शाहजहाँ उस 
कार्य पर नियुक्त किया गया पर कुल भार मिजों पर ही रहा । 
खुसरो के प्रति पतक्तपात रखने के कारण इसने शाइजहाँ से ठीक 
वर्ताव नहीं किया, जिससे उदयपुर से उसे दरवार लाने के लिए 
महाबत्त खाँ सेजा गया । ९ वें बषे यह आसफ खाँ को इसलिए दे 
दिया गया कि ग्वाल्यिर हुगे में केद किया जाय । मिर्जा के एक 
फथन की लोगों मे सूचना दी, जिसका आशय था कि मेंने कभी 
“मंत्र तंत्र करने का विचार नहीं किया। आखसफ खाँ ने जहॉँगीर 
'से कहा था कि एक मनुष्य उसे नष्ट करने को अनुष्ठान कर रहा 


( २६ ) 


है । एकांतवास और मांसाहार तथा मेथुन का त्याग सफलता के 
कारण हैं और कैदखाने मे ये सभी मौजूद हैं, इसलिए आज्ञा दी 
गई कि खाने के समय मुग और तीतर के अच्छे मांस बना कर 
मिजो को दिए जाँय--शैर-- 


इंश्चर की कृपा से शत्रु से भी छाभ ही होता है । 


एक वर्ष बाद जब वह कैद से छूटा तब उससे इकरारनामा 
छलिखाया गया कि बादशाह के सामने वह तब तक न बोलेगा जब 
तक कि उससे कोई प्रश्न न किया जाय, क्योकि उसका अपनी 
जबान पर अधिकार नहीं है। एक रात्रि जहॉगीर ने जहॉभोर 
कुली खा से कहा कि तुम अपने पिता के लिए जामिन हो सकते 
हो ?” उसने उत्तर दिया कि 'हम उनके सब काय के लिए जामिन 
हो सकते हैं पर जबान के लिए नहीं !' जब यह्द विचार हुआ क्रि 
उसे पंजहजारी नियुक्ति की सूचना दी जाय तब जहाँगीर ने 
शाह जहाँ से कहा कि 'जव अकबर ने खानेआजम को दो हजारी 
की तरक्की देना चाहा था तव शेख फरीद बरझ्शी और राजा राम 
दास को उसके घर पर सुवारकवादी देने को भेजा। उस समय वह 
हम्माम में था और वे फाटक पर एक प्रहर तक प्रतीक्षा करते 
रह । इसके बाद जब वह अपने द्रबारी कमरे में आया तब इन 
लोगों को चुलाकर इनकी वात सुनी । इस पर बह बेठ गया और 
हाथ माथे पर रख कर कहा कि उसे दूसरा समय इस कार्य के 
लिए निश्चित करना होगा । इसके बाद बिना किसी शील या 
सौजन्य के उन दोनो को विदा कर दिया | में यद्द बात याद 
किए हूँ और यह लज्जा की बात होगी कि यदि तुम को बावा 


( २७ ) 


उसका प्रतिनिधि होकर सलाम करना पड़े, जो मिजों कोका को' 
उसकी नियुक्ति की बहाली पर करना चाहिए था 
१८ वें बष सें सिजो कोका खुसरो के पुत्र दावरबख्श-का' 
अभिभावक तथा साथी बनाया जाकर भेजा गया, जो गुजरात का' 
शासक नियुक्त हुआ था । १९ वें बषे सन्‌ १०३३ दि? ( १६२४ 
३० ) में अहमदाबाद में यह मर गया। यह बुद्धि की तीत्रता चथा 
बाकशक्ति में एक ही था। ऐतिहासिक ज्ञान भी इसका बढ़ा चढ़ा' 
था | यह कभी कभी कविता करता। यह उसके शेर का अथे है--- 
नाम तथा यश से मुझे सनचाहा नहीं मिला। 
इसके बाद कीर्तिरूपी आईने पर पत्थर फेंकना चाहता हूँ ॥ 
यह नस्‍्तालीक बहुत अच्छा लिखतां था। यह मुल्ला मीर 
अली के पुत्र मिज्ञो बाकर का शिष्य था और अच्छे समाढोबकों' 
की राय में प्रसिद्ध उत्तादों से लेखन में कम नहीं था। यह 
मतलब को स्पष्टत: लिखने में बहुत कुशल था। यद्यपि यह 
अरबी का विद्वान्‌ नहीं था तब भी कहता था कि वह अरबी भाषाः 
जानने में 'अरब की दासी' के समान है। बातचीत करने में अपना 
जोड़ नहीं रखता था और भच्छे महावरे या कहावत जानता था । 
उनमें से एक यह है कि 'एक मनुष्य ने कुछ कहा और. मेंने 
सोचा कि सत्य है । उसी बात पर वह विशेषः जोर देने लगा 
तब शंका होने लगी । जब वह शपथ खाने छूगा तब सममा कि- 
यह सूठ है ।! उसका एक विनोदपूर्ण कथनः है कि पैसे वाछे के- 
लिए चार स्तरियाँ होनी चाहिए---एक एराको सह्संग के लिए, 
एक खुरासानी गृहस्थी के लिए, एक हिंदुस्तानी मैथुन-के लिए: 
ओर एक सावरुन्नहरी कोड़े मास्ने के लिए, जिसमें दूसरों को 


( २८ ) 


उपदेश मिले ।” परन्तु विपय-वासना, धोखेबाजी तथा कठोर 
बोलने मे यह अपने समकालीनो में सबसे बढ़कर था तथा 
चहुत ही क्रोधी था । जब उसका कोई उगाहने वाला सेवक सामने 
जाता तब यदि वह कुल्न हिसाव, जो उसके जिम्मे निकलता था, 
चुका देता तो उसे छुट्टी दे दी जादी और नहीं तो उस पर इतनी मार 
पड़ती कि वह मर जाता । इतने पर भी यदि कोई बच जाता त्तो 
उसे फिर कष्ट न देता, चाहे छाखोों उसके जिम्मे निकले । कोई 
ऐसा व५ नहीं बीतता था कि अपने दो एक दिदुस्तानी लेखको 
का सिर न सँड़ा देता । कहते हैं कि एक अवसर पर उनमे से 
बहुतो ने गंगा स्नान के लिए छुट्टी ली त्व इसने अपने दीचान 
राय दुगोदास से कहा कि 'तुम क्‍यों नहों जाते! । उसने उत्तर 
दिया कि मुझ दास का गंगा-स्नान आपके पैरो के नीचे है ।” 
यह सुनकर इसने स्नान की छुट्टी देना बंद कर दिया। यद्यपि 
यह श्रतिदिन निमाज नहीं पढ़ता था तब भी यह घमाध था। 
इसी कारण तत्कालीन सम्राट्‌ के धार्मिक नास्तिकता तथा अप- 
विन्रता का साथ नही दिया ओर प्रकट रूपसे यह उन सबसे 
विद्वंपष रखता । यह समय देखकर नहीं काम करनेवाला था। 
जहाँगीर के राज्यकाल मे एतमादुद्दोला के परिवार का बहुत 
प्रभाव था पर यह उनमे से किसी के द्वार पर नहीं गया, यहाँ 
तक कि नूरजहाँ वेगम के द्वार तक नहीं गया। यह खानखानाँ 
प्रिजां अब्दुरेहीम के बिलकुल विरुद्ध था क्योंकि वह एतमा- 
दुद्दोढा के दोवान राय गोवद्धन के घर गया था । 

अकबर की नात्तिकता का ज़िक्र आ गया है इसलिए उस 
विपय सें कुछ कहना आवश्यक हो गया, नहीं तो यह इबलीख 


( २९ ) 


शैतान की नास्तिकता से कम प्रसिद्ध नहीं है। यद्यपि तत्कालीन 
लेखकों तथा वाकेआनवोसों ने हानि के भय से इस बात का 
उल्लेख नहीं किया है पर कुछ ने किया है और शेख अब्दुलूकादिर 
बदायूनी या वैसे ही छोगों ने इस विषय में खुल्लमखुल्ला लिखा 
है । इस कारण जहाँगीर ने आज्ञा निकाली कि साम्राज्य के 
पुस्तक विक्रेता शेख के इतिहास को न खरीदें और न बेचे । 
इस कारण वह ग्रंथ कम मिलता है। उल्लमा का निकाछा जाना 
तथा सिब्दे आदि नियमों का चलाना अकबर को विचार-परं- 
परा के सवृत हैं | इससे बढ़कर क्या सबूत द्वों सकता है कि 
तूरान के शासक अब्दुल्ला खाँ उजबेग ने अकबर को वह बातें 
लिखीं, जो कोई साधारण व्यक्ति को नहीं लिखता. बादशाह की 
कौन कहे । उत्तर में इसने बहुत सी घर्म की वात लिखीं और 
इस शेर से क्षमा का प्रार्थी हुआ-- 
ख़ुदा के बारे में कहते हैं उसे पुत्र था, कहते हैं कि पैगंबर बुद्ध था 
खुदा और पेगंबर मनुष्यों की जबान से नहीं बचे तब मेरा क्या । 
इसका अकबरनामे तथा शेख अबुलफजल के पत्रों में 
चल्लेख है । परंतु इस अंथ के लेखक को कुल सबूत देखने पर 
यही निम्धित ज्ञात होता है कि अकबर ने कभी इश्वरत्व और 
'पैगम्बरी का दावा नहीं किया था । वास्तव में बादशाह विद्या का 
आरंभ भी नहीं जानते थे ओर न॒पुस्तके ही पढ़ी थीं पर वह: 
बुद्धिमान था और उसका ज्ञान उच्चकोटि का. था। वह चाहते थे. 
कि जो कुछ विचार के अनुकूल है वही होना चाहिए । बहुत से. 
'उलगा सांसारिक लाभ के लिए हाँ सें हाँ मिलाने लगे और 
चापलसी करने लगे । फैजी और अबुलफजल के बढ़ने का यहीः 


( 2३० ) 


-कारण है। उन दोनों ने वादशाह को बुद्धिसंगत तथा सूफी विचार 
बतलाए और प्राचीन प्रथाओ को तोइने को जांच करने के 
लिए उन्होंने उसे अपने समय का अन्वेपफ तथा मुजतहीद 
बतलाया । इन दोनों भाइयों की योग्यता तथा विद्वत्ता इतनों बढ़ी 
हुई थी कि उनके समय कोई विद्वान उनसे तक न कर सके, 
जिससे वे दर्वेशजादा और दरिद्री से बढ़कर न होते हुए एकदम 
बादशाह के अंतरंग तथा प्रभावशाली मित्र बन गए । इंष्योछु 
मनुष्य, जिनसे दुनिया भरी है, और मुख्यकर श्रतिद्ंद्वी मुल्ले, जो 
दब चुके थे, अपनी अप्रसन्नता तथा ईष्यों को धम्म रक्षा का नाम 
देकर भूडी वातें फैलाने लगे,जिसकी कोई सीमा न था। ऐसे कोई 
उपद्रव नही थे, जो इन्होने नहीं किए | घर्माघता तथा पक्तपात से 
अपना जीवन तथा ऐश्वय निछाबर कर दिया। ईश्वर उन्हे चमा करे। 
खाने आजम को कई पुत्र थे। सबसे बड़े जहागीर कुत्ीखाँका 
अलग वृत्तांत दिया है । दूसरा मिज्ञा शादमान था, भिसे जहाँगीर 
के समय शादखाँ की पदवी मिली । अन्य मिजा खुरंम था, जो 
अकबर के समय गुजरात में जूनागढ़ का अध्यक्ष था, जो उसके 
पिता को जागीर थी । जहॉंगीर के समय वह कमाल खाँ के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ ओर शाहजादा सुलतान खुरम के साथ राणा के 
विरुद्ध नियत हुआ। एक और मिजों अबच्छुल्ला था, जिसे जहाँ- 
गीर के समय सदार साँ की पदवी मिली । बादशाह ने इसे 
इसके पिता के साथ ग्वालियर में केद किया था। पिता के छुठ- 
कारे पर इस पर भी दया हुई। एक और पिज्जा अनवर था, 
जिसकी जेन खा कोका की पुत्री से शादी हुई थी। प्रत्येक ने दो 
हज़ारों तीन हजारो संसव पाए थे । 


५. अजीजुल्ला खाँ 


हुसेन डुकरिया के पुत्र यूसुफ खाँ का पुत्र था, जिन दोनों का 
चुत्तांत अलग दिया गया है । अजीजुलला काबुल में नियत हुआ 
ओर जहाँगीर के राज्य के अंत में दो हजारी १००० सवार का 
संसवदार था। शाहजहाँ के गद्दी पर बैठने पर इसका मंसब 
चहाछ रहा और ७ वें वर्ष इच्नत जाँ पदवी और झंडा उपहार में 
मिला । ११ वें व में इसका संसवब दो हजारी १५०० खबार का 
डो गया और उंसी वषे सईद खाँ बहादुर के साथ कंघार के .पास 
फारसीयों के युद्ध में यह साथ रहा, जिनमें वे परास्त हुए और 
इसको ५०० सवार की तरक्की मिली | कंघार से पुरदिल खाँ के 
साथ चुस्त हुगे लेने गया । १२ वें वर्ष इसे डंका और चबुस्त तथा 
गिरिश्क ढुर्गों की रक्षा का भार मिला, जो अधिकृत हो चुके थे । 
१४ वे वे इसका संसव तीन हजारी २००० सवार का हो गया 
ओर अज़ीजुल्ला खाँ पदवी मिली | १७ वें वर्ष सच्‌ १०५४ हिं० 
( सन्‌ १६४० ० ) में मर गया। 


६. अजीजुल्ला खाँ 


यह खलीलुल्ला खाँ यज्दी का तीयरा पुत्र था। पिता की 
मृत्यु पर इसे योग्य संसव तथा खाँ की पदवी मिली। २६ दें 
वर्ष औरंगजेब ने इसे मुहम्मद यार खाँ के स्थान पर मीर तुजुक 
बनाया । ३० वें वर्ष जब इसका भाई रूहुल्‍ला खा वीजापुर का 
प्रांताध्यक्ष नियत हुआ तब यह उस ठुगे का अध्यक्ष हुआ । 
३६ वें बप मे रूहुलहा की मृत्यु पर इसका मंखव डेढ़ हजारी 
८०० सवार का हो गया । इसके वाद यह कूरबेगी हुआ और 
४६ थें व में सरदार खे के स्थान पर कंधार दुर्ग का अध्यक्ष 
नियत हुआ । इसका संसव डेढ़ हजारी १००० खबार का हो 
गया । इसका और कुछ हाल नहीं ज्ञात हुआ । 


७. अफजल खाँ 

इसका नाम ख्वाजा सुलतान अली था। हुमायूँ के राज्य 
काल में यह कोषागार का लेखक था। अपनी सचाई तथा 
योग्यता से शाही कृपा प्राप्त किया और सन्‌ ९५६ हि० ( सन्‌ 
१०४९ ई०) में यह दीवाने खर्च बनाया गया। सन्‌ 
९५७ में हुमायूँ के छोटे भाई कामराँ ने अपने बढ़े भाई का विरोध 
किया, जो उस पर पिता से बढ़कर कृपा रखता था और काबुल 
में अपना राज्य स्थापित किया । उसने शाही लेखकों तथा नौकरों 
पर कड़ाई की और ख्वाजा को कैद कर घन और सामान वसूल 
किया । जब हुमायूँ ने भारत पर चढ़ाई करने का विचार किया 
तव ख्वाजा सीर बख्शी नियत हुआ। हुमायूँ की सुत्यु पर तार्दी 
वेग खा, जो अपने को जमीरुलूठमरा समझता था, ख्वाजा के 
साथ दिरली का प्रबंध देखने लगा। हेमू के साथ के युद्ध में 
ख्याजा मीर मुंशी अशरफ़ खाँ ओर मौलाना पीर मुहम्भद 
शवोनी के साथ, जो अमीरुलू उमरा तार्दी वेग को नष्ट करने का 
अवसर ढूँढ़ रहे थे, भाग गए । जब ये अफसर पराजित और 
अप्रतिष्ठित होकर अकवर के पड़ाव पर आए, जो हेमू से युद्ध 
करने पंजाब से सरहिंद आया था, तब बैराम खँ ने तुरंत तादीं 
वेग खे को मरवा डाछा और ख्याजा तथा मीर मुंशी को निरी- 
क्षण में रखा क्‍योंकि उन पर घोखे तथा घूस खाने की शंका थी | 


इसके अनंतर ख्याजा तथा मीर मुंशी भागकर हिजाज चछे गए ! 
डे 


( २३२४ ) 


भकबर के राज्य के ५ वें वर्ष से इन्हें अभिवादव करने की आज्ञा 
मिली और ख्वाजा का अच्छा स्वागत हुआ तथा तीन हजारी 
मंसब मिला । संपादक ने यह निश्चय नहीं किया कि ख्याजा का 
इसके बाद्‌ क्या हुआ और वह कब मरा । 


८. अफजल खाँ अलज्लामी मुल्ला 
शुक्र॒ल्ला शीराजी 


विद्या के निवासस्थान शीराज में शिक्षा प्राप्त कर इसने 
कुछ समय साधारण विषय पढ़ाने में व्यतीत किया | जब यह 
समुद्र से सूरत आया और वहाँ से बुह्दोनपुर गया तब खान- 
खानी ने, जो हृदयों को आकर्षित करने के लिए चुंबक था, 
इसको अपने यहाँ रख कर इसका प्रबंध किया और इसे अपना 
साथी वना लिया । इसके अनंत्र यह शाहजादा शाहजहाँ को 
सेवा में गया और सेना का समीर अदल हो गया ।' उदयपुर के 
राणा के कांये में यह उसका सेक्रेटरी और विश्वासपान्न था। 
जब इसकी उचित राय से राणा के साथ संधि हो गई, तव इसकी' 
प्रसिद्धि बढ़ी और यह शाहजादा का दीवान हो गया। इस- 
चढाई का काम निपटने पर शाहजहँ। की भार्थना से इसे अफजल 
खं की पदवो मिली । दक्षिण में यह शाहजादा की ओर से राजा 
विक्रमाजोव ओर आदिल शाही वकीलों के साथ बीजापुर गया और 
आदिल शाह को सत्यता तथा अधीनता के मांगे पर लाया । वह 
५० हाथी, असाघारण अद्भुत वस्तुएँ, जड़ाऊह्थियार और घन कर. 
स्वरूप लाया। १७ वें वर्ष में शाहजादा को परगना धौलपुर जागीर. 
में मिला और इससे दरिया खो को उसका अधिकार लेने भेजा । 
इसके पहिले प्राथना की गई थी कि वह परगना - सुलतान शहर- 
यार को मिले और उस पर उसकी ओर से शरीफुल्मुल्क ने आकर 


 आ, 


अधिकार कर लिया था। दोनों में लड़ाई का अवसर आ गया 
और ऐसा हुआ कि अनायास एक गोली शरीफुल्मुल्क को 
आँख में घुस गई और वह अंधा द्वो गया । यह एक बिप्ुव का 
कारण हो गया। नृरजहँ बेगम शहरयार का पत्ष लेने से क्रद्ध 
हो गई और जहँगीर, जिसने छुल अधिकार उसे सोंप रखा था 
युवराज से विमनस हो गया । शाहजहँँ।, जो कंघार की चढ़ाई के 
लिए दक्षिण से बुलाया गया था, मौकूफ कर दिया गया ओर 
शहरयार मीर रुस्तम की अमिसावक्रता मे उप्त चढ़ाई पर 
नियत हुआ । शाहजादे को आज्ञा मिली कि अपनी पुरानी' 
जागीर के बदले दक्षिण, गुजरात या मालवा में इच्छित जागीर 
लेकर वही ठहरे और सहायक अफसरों को कंघार की चढाइईं पर 
जाने को भेज दे । ऐसा इस कारण किया गया कि यदि शाह-- 
जादा ने जागीर दे देने और सेना भेज देने की अधघीनता स्वीकार 
कर ली तब उसकी उच्चता और ऐश्वर्य मे कमी हो जायगी ओर 
यदि उसने विद्रोह कर उपद्रव मचाया तो दंड देने का अवसर 
मिल जायगा। कपदटी ससार क्‍या आश्रयंजनक कार्य नहीं 
कर सकता ९ 

शाहजादे ने अफजल खो को दरबार भेजा कि वह जहाँ- 
गीर को अच्छी तरह समभावे कि यदद सब नीति ठीक नहीं है 
ओऔर ऐसे भारी काय को इतना साधारण समभ लेना साम्राज्य 
को हानि पहुँचाना है। सच कार्य स्त्रियों को सौंप देना' 
उचित नहीं है, स्वयं अपने दूरदर्शी मस्तिप्क को काम ढाना 
चाहिए। यह अत्यंत्तदु ख को वात होगी कि यदि इस सच्चे भनुगामी' 
की भक्ति में कुछ कमी हो जाय। यदि वेगम के कहने पर 


(. २७ ) 


आज्ञा दे देंगे कि उसकी जागीर ले छी जाय तो वह शत्रुओं 
में किस प्रकार रह सकता है ? इसके साथ ही उसने प्राथना की 
कि मालवा और शुजरात की जागीरें भी उससे ले ली जायें 
ओर उसे मछा का फाटक सूरत का बंदर मिल जाय, जिसमें 
“बह वहाँ जाकर फकीर हो जाय । 
शाहजादे की इच्छा थी कि उपद्रव की धूल शांति तथा 
'नम्नता के छिड़काव से दब जाय और सम्मान तथा भत्तिष्ठा का 
पदो न उठ जाय पर इसके शबुओं तथा षड़य॑त्रकारियों ने कपड़ों .का 
सामान इस प्रकार नहों तैयार किया था कि वह अफजल खाँ से 
-ठीक किया जा सके | यद्यपि जहँ।गीर पर कुछ असर हुआ और 
उसने बेगम से कुछ प्रस्ताव किये पर उससे और भी ह॒ठ किया । 
उसका वैमनत््य बढ़ गया और अफजल बिना कुछ कर सके बिदा 
कर दिया गया । जब शाहजादे ने समझ लिया कि घह जो छुछ 
अधीनता दिखलावेगा वह निवेठता समझी जायगी और उससे 
शत्रुओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, इसलिए उसने शाही 
सेना के इकट्टे होने के पहिले हट जाना उचित समम्का क्योंकि 
'स्यात्‌ इसके वाद परदा हट सके । इसका प्रृत्त अन्यत्न विस्तार- 
पूर्वक दिया गया है. इसलिए उसे न दुददरा कर अफजल की 
जीपनी द्वी दी जाती है । 
जब शाहजादा पिता-क यहँ। न जाकर लौटा और मांडू दोता 
बुह्दोनपुर में जाकर हृढ़ता से जम गया तब अफजल खँ बीजापुर 
कुछ काय निपदाने भेजा गया। - शाही सेना के आने के कारण 
शाहजादे ने चुहोनपुर में रहना ठीक नहों समझा तब तेलिंगाना 
'दीते हुए बंगाल जाने का निश्चय किया । इसके बहुत से नौकर 


( ड८ ) 


इस समय स्वामिद्रोही हो गए और अफजल खाँ का पुत्र 
मुहम्मद अपने परिवार के साथ अलग द्वोकर भाग गया। शाहजादे 
ने सैयद जाफर बारह: प्रसिद्ध नाम शुजाअत खा को खानकुली 
उजबेग के साथ, जो कुलीज खँँ। शाहजहानी का बड़ा भाई था, 
उसको लौटा लाने को उसके पीछे भेजा । भाज्ञा थी कि थदिन 
आधे तो उसका सिर लावे | वह भी वीरता से उठकर तीर चलाने 
लगा । इन सब ने बहुत समम्काया पर कुछ फल न निकला । 
खानकुली को ते कर सैयद जाफर को घायल किया | स्थयं 
वीरता से लड़कर मारा गया। शाहजादा वरावर पिता को प्रसन्न 
कर भूतकाल के काय्यों का प्रायश्वित्त करना चाहता था, इसलिए 
बंगाल से लौटने पर जहाँगीर के २०वें चप सन्‌ १०३५ हि० 
( सन्‌ १६२६ ई० ) में अफज़ल खँ। को योग्य भेंट के साथ 
दरबार भेजा पर जहाँगीर ने निर्ममता से उसे रोक रखा और 
उसे खानसामो नियत कर सम्मानित किया। २२ वें बधे मे 
जहँगीर के काश्मीर जाते समय यह लाहौर में रह गया क्योकि 
यात्रा की कठिनाइयो के साथ गृह-कार्य भी अधिक था। लौटते 
समय जहँगीर की मृत्यु हो गई । शहरयार ने लाहौर मे अपने 
को सम्राट्‌ घोषित कराया और अफजल को अपना वकील तथा 
कुल कार्यों का केंद्र बना विया। यह हृदय से शाहजहीँं का 
शुभचितक था, इसलिए जब शहरयार ने सेना एकत्र कर उस 
सुलतान वायसंगर के आधीन आसफ खेी का सामना करने 
भेजा ओर स्वयं भी सवार होकर उसके पीछे चछा तव अफजल 
ने राय दी कि उसका जाना उचित नहीं है और सेना से समाचार 


है... व 


आने तक उसे ठहरना चाहिए । अपने तक से इसने उसे तब तक 


( ३९ ) 


रोक रखा जब तक वह सेना बिना हाथ पाँव के, जो मुफ्त का 
घन पाकर इकट्ठी छो गई थी और बिना नायक के थी, बिना 
युद्ध के छिन्न-मिन्न हो गई और शहरयार निराश्रय हो ढुग में 
जा बैठा । जब सन्‌ १०३७ हि० ( १६२६ ३० ) में शाहजहाँ 
गद्दी पर बैठा तब अफजछ ने लाहौर से श्स व में २६ 
जमादिउलू आखिर ( २२ फरवरी सन्‌ १६२८ ई० ) को दरबार 
आाकर सेवा की तथा अपनी वुद्धिसानी आदि के कारण 
पहिले की तरह वह मीर सामान बनाया गया और पाँच 
सदी ५०० सवार की तरक्की मिही, जिससे उसका संसब 
चार हजारी २००० सवार का हो गया। दूसरे वर्ष सें यह 
इरादूत खाँ सावजी के स्थान पर दीवान-कुल नियत हुआ और 
एक हजारी १००० सवार की तरक्की हुईं। 'शुद फछातूं बजीरे 
इसकंदर” ( सिकंदर का वजीर अफलातून हुआ ) से तारीख 
निकलती है । ४ठे व सें इसने प्राथना की कि शाहजहँ। उसके 
घर पर पघारकर उसे सम्प्तानित करे, जिसका नाम “मंजिले 
अफजल” ( अफजल का मकान या प्रतिष्ठित सकान ) हुआ 
ओर जिससे तारीख भी निकलती है ( सन्‌ १०३८ हिं० )। 
सवार होने के स्थान से उसके ग्रृह तक, जो २५ जरीब था, 
भिन्न-भिन्न प्रकार की शतरंजियोँ। बिछी हुई थीं। ११वें बष सें 
सात हजारी संसव मिलने से इसकी प्रतिष्ठा का सिर शनीश्वर तक 
ऊँचा हो गया । १२वें वष में यह सत्तरवीं साल में पहुँचा और 
वोमारों का जोर होने से संसार से बिदा होने के लक्षण उसके 
सुख पर मलकने छगे । शाहजहँ उसे देखने गया और उसका 
हाल चाल पूछने की कृपा की। १२ रमजान सन्‌ १०४८ हि० 


(६ ४० १ 


(७ जनवरी सन्‌ १६३९ ३० ) को यह लाहौर में मर गया, 
जिसकी तारीख जिखबी बुद गोए नेकनामी' ( सुख्याति के गेंद 
को सुंदरता से ले गया ) से निकलती है । 

इस अच्छे आदमी का चरित्र निष्कलंक था। शाहजही 
प्राय: कहता कि २८ वप की सेवा में उसने अफजल खँं के 
मुख से एक भी शब्द किसी के विरुद्ध नहीं सुना । वाकशक्ति 
प्रशंसनीय थी और ज्योतिष, गणित त्तथा वहीखाते मे योग्य था । 
कहते हैं कि इस सब विद्वत्ता और योग्यता के होते उसने कभी 
कुछ कागज पर नहीं लिखा और वह अंकों को नहीं जानता था । 
यह उसकी उच्चता तथा आलस्य के कारण था। वास्तव में 
उसने सब काय अपने पेशकार दियानतराय नागर गुजराती पर 
छोड़ दिया था। बही सब निरीक्षण करता था। किसी मसखरे 
कवि ने मसिए मे, जो उसकी रुत्यु पर लिखी गई थी, कहा है 
कि जब कन्र भे किसी हूर ने कुछ प्रश्न किया तब खी ने उत्तर दिया 
कि 'दियानत राय से पूछो, वही उचर देगा। इसका मकबरा 
जमुना के उस पार आगरे में है। उसे कोई पुत्र नहीं थे । इसने 
अपने भतीजे इनायतुझ्ा खा को, जिसकी पद्वी आकिछ खँ थी, 
पुत्र के समान पाला था । 


हर ५ 

६. अबुल्‌ खेरखोँ बहादुर इमामजंग 

यह फारूकी शेखों के वश में था और इसके पू्षेज शेख 
'फरीदुद्दीन शकरगंज थे । इसके पूर्वजों का निवासस्थान अवध 
के अंतर्गत खैराबाद सरकार में मीरपुर था। यह कुछ दि 
शिकोहाबाद ( मैनपुरी जिले में ) रहा था, इसलिए यह शिकोहा- 
'बादी कहलाया । इसका पिता शेख बहाउद्दोन औरंगजेब के 
समय में दो हजारी मंसबदार था ओर शिकोहाबाद का सदर 
ओर बाजारों का निरीक्षक था। अबुलखैर को पहिले तीन सदी 
मंसव मिला और मालवा के शादियाबाद मडू नगर में महमत खेँ। 
का सहकारी रहा । जिस वष निज़ामुल्मुर्क आासफ़जाह सालवा से 
दक्षिण को गया, इसने उसका साथ दिया। यह अनुभवी सैनिक 
था ओर ऐसे कार्यों में अच्छी राय देता था, 'इसलिए इसकी 
सम्मति ली और मानो जाती थी | इसे ढाई हजारी संसब, खँँ का 
'लिताब, योग्य जागीर तथा पूना जिले के नवीनगर अथौत्‌ उन्तुर- 
स्थान की फोजदारी सिल्ली । सन्‌ ११३६ हि० (सन्‌ १७२४ ई०) 
में जब अद्वितीय अमीर आसफजाद राजघानो से दक्षिण आया तब 
वह धार के दुगांध्यक्ष और मालवा प्रांत में मोड के फौजदार 
“ख्वाजम कुली खां को अपने साथ लेता आया और खँँ को वहाँ उस 
पद पर छोड़ आया । बाद को जब कुतुबुद्दीन अली खा पनकोड़ी 
द्रवार से उक्त पर्दों पर नियत हुआ तव खँँ। आसफजाह के पास 
चला आया ओर खानदेश के श्रांताध्यक्ष हफ़ोजुद्दीन खा के साथ 
प्रनियुक्त हुआ । इसने मराठों के विरुद्ध अच्छा कार्य किया ओर 
ऋमशः चार हजारी २००० सवार का मंसव, वहादुर की पदवो 


ध/ + 
६. अबुल्‌ खेरखोँ बहादुर इमामजंग 

यह फारूकी शेखों के वंश में था ओर इसके पूर्षेज शेख 
फरीदुद्दीन शकरगंज थे। इसके पूवजों का निवासस्थान अवध 
के अंतर्गत खैराबाद सरकार में मीरपुर था । यह कुछ दिन 
शिकोहाबाद ( मैनपुरी जिछे में ) रहा था, इसलिए यह शिकोहा- 
बादो कहछाया । इसका पिता शेख बहाउद्दोच औरंगजेब के 
समय में दो हजारी मंसबदार था और शिकोहाबाद का सदर 
ओर बाजारों का निरीक्षक था। अबुलखैर को पहिले तीन सदी 
-मंसव मिला और मालवा के शादियाबाद मडू नगर में महेमत खें 
का सहकारी रहा | जिस वष निज़ामुल्मुल्क जासफजाह मालवा से 
दक्षिण को गया, इसने उसका साथ दिया। यह अनुभवी सेनिक 
था और ऐसे कार्यों में अच्छी राय देता था, ' इसलिए इसकी 
सम्मति ली और मानी जाती थी | इसे ढाई हजारी मंसब, खां का 
ल्िताब, योग्य जागीर तथा पूना जिले के नवीनगर अथोत् उन्तुर- 
स्थान की फोजदारी मिल्ली । सन्‌ ११३६ हि? (सन्‌ १७२४ छै७) 
में जब अठ्वितीय अमीर आसफजाह राजधानो से दक्षिण आया तब 
द धार के दुगगोध्यक्ष और मालवा प्रांत में भौड़ू के फौजदार 
'ख्वाजम कुली खैं को अपने साथ लेता आया और खँं को वहाँ उस 
पद्‌ पर छोड़ आया । घाद को जब कुतुब॒ुद्दीन अली खेी पनकोड़ी 
द्रवार से उक्त पदों पर नियत हुआ तव खँ। आसफजाह के पास 
चला जाया और खानदेश के प्रांताध्यक्ष हफोजुद्दीन खो के साथ 
'नियुक्त हुआ । इसने मराठों के विरुद्ध अच्छा कार्य किया और 
अऊमश: चार हजारी २००० सवार का मंसव, वहादुर की पदवी 


१०, अबुलफज्ल, अज्ञामी फहामी शेख 


यह शेख सुबारक नागौरी का ह्वितीय पुत्र था। इसका 
जन्म सन्‌ ९५८ हि० (६ मुहरम, १४ जनबरी सन्‌ १००१ ६५) में 
हुआ था । यह अपनी बुद्धि-तीत्रता, योग्यता, प्रतिभा तथा वाक्चातुरी' 
से शीघ्र अपने समय का अद्वितीय एवं असामान्य पुरुष हो गया । 
१०वें वर्ष तक इसने दाशनिक शास्त्र तथा हृदीस में पूरा ज्ञान प्राप्त 
कर लिया। कहते हैं कि शिक्षा के आरम्भिक दिलों में जब बह 
२० वष का भी नहीं हुआ था तब सिफाहानी या इस्फहानी की 
व्याख्या इसको मिली, जिसका आधे से अधिक अंश दीमक खा 
गये थे और इस कारण वह समझ में नहीं आ रहा था। इसने 
दीसक खाये हुये हिस्सों को अल्लर कर सादे कागज जोड़े और 
थोड़ा विचार कर के प्रत्येक पंक्ति का आरंभ तथा अंत सममत. 
कर सादे भाग को अंदाज से भर डाढा। बाद को जब दुसरी' 
प्रति मिल गई और दोनों का मिलान किया गया, तो वे मिल गए। 
दो तीन स्थानों पर समानार्थी शब्द-योजना की विभिन्नता थी और 
तीन चार स्थानों पर के उद्धरण भिन्न थे पर उनमें भी भाव प्रायः 
मूछ के ही थे। सबको यह देखकर अत्यंत आश्चय हुआ | 
इसका स्वभाव एकांतप्रिय था, इसलिये इसे एकांत अच्छा 
डगता था ओर इसने लोगों से मिठना जुलना कम कर दिया 
तथा स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहा | इससे किसी व्यापार के. 
द्वार को खोलने का प्रयत्न नहीं किया । मित्रों के कहने पर १९ वें 


ू अब 


और यह बरावर बादशाह के पास रत्व तथा कुंदन के समान 
रहने छगा तव कई असंतुष्ट सदारों ने अकबर को शेख को 
दक्षिण भेजने के लिये बाध्य किया । यह प्रसिद्ध है कि एक दिन' 
सुलतान सलीम शेख के घर पर गया ओर चालीस लेखकों को 
कुरान तथा उसकी व्याख्या की प्रतिलिपि करते देखा | वह उन 
सब को पुस्तकों के साथ बादशाह के पास छे गया, जो सशंकित 
होकर विचारने छगा कि यह हमको तो और किस्म की बातें: 
सिखलाता है और अपने यह गृह के एकांत में दूसरा करता है । 
उस दिन से उनकी मिन्नता की बातों तथा दोस्ती में फके 
पड़ गया । 

४३ वें इलाही वर्ष में यह दक्षिण शाहजादा मुराद को लाने 
भेजा गया । इसे जाज्ञा मिडी थी कि यदि वहँँ। के रक्षाथ नियुक्त- 
अफसर ठोक काथ कर रहे हों तो वह शाहजादे के साथ लौट' 
आये और यदि ऐसा न हो तो चह शाहजादा को भेज दे औरः 
मिजा शाहरुख के साथ वहाँ का प्रबंध ठीक करे। जब बह 
वुद्दोनपुर पहुँचा तब खानदेश के अध्यक्ष बहादुर सं ने; जिसके 
भाई से अदुलफत्नल को बहन व्याही हुई थी, चाह कि इसे 
अपने घर लिवा जाकर इसकी खातिरी करें। शेख ने कहा कि- 
यदि तुम मेरे साथ बादशाह के काये में योग देने चलो तो हम 
निमंत्रण स्वीकार कर छें। जब यह मागे बंद हो गया तब उसने' 
कुछ चस्ध तथा रुपये भेंट भेजे । शेख ने उत्तर दिया कि मेने ' 
खुदा से शपथ ली दे कि जब तक चार शर्तें पूरी न हों तब तक 
मे कुछ उपहार स्वीकार नहीं करूँगा । पहली शर्ते प्रेम है, दूसरी” 
यद्द कि उपहार का मैं विशेष मूल्य नहीं सममूँगा; तीसरी यह: 


( ४७ ) 

दीबी से यह ठीक प्रतिज्ञा तथा वचन ले लिया कि अंग 
खाँ हज्शी के, जिससे उसका विरोध चल रहा था, दंड पा जाने 
'पर बह अपने लिये जुनेर जागीर में लेकर अहमदनगर दे देगी । 

शेष शाहगढ़ से उस ओर को रवाना हुआ । 
इसी समय अकबर उज्जेन आया ओर उसे ज्ञात हुआ कि 
आसीर के अध्यक्ष वहादुर खाँ ने शाहजादा दानियाल की कोर्निश 
नहीं किया है तथा शाहजादा उसे दंड देना चाहता है। बादशाह 
बुहोनपुर तक आना चाहते थे इसलिए शाहजादे को लिखा कि 
वह अहमदनगर लेने में प्रयत्त करे। इस पर पत्र पर पत्र 
शाहजादे के यहाँ से शेख के पास आने लगे कि उसका उत्साह 
दुर दूर तक लोगों को मालूम है पर अकवर चाहता है कि 
शाहजादा अहसदनगर विजय करे, इसलिए अबुलुफजल उस 
चढ़ाई से हाथ खींचे । जब शाहजादा बुहोनपुर से चला तब शेख 
आज्ञानुसार मीर मुर्तंजा तथा ख्वाजा अवुल॒हसन के साथ 
'मिजो शाहरुख के अधीन कंप छोड़ कर दरबार चला गया। 
१४ रमजान सन्‌ १००८ हिं० (१९ साच सन्‌ १६०० ६० ) 
को ४५ वें घप के आरंभ में चीजापुर राज्य में करगाँव में 
चादशाह से भेंट की । अकबर के होंठ पर इस आशय का शेर था- 

सुन्दर रात्रि तथा सुशोभित चंद्र हो, जिसमें 
तुम्हारे साथ हर विषय पर में वात्तोलाप करूँ। 

मिजों अजोज कोका, आसफ खाँ जाफर और शेख फरीद. 
चख्शी के साथ शेख ठुगे आसीर घेरने पर नियत हुए और 
खानदेश प्रांत का शासन उसे मिला । उसने अपने पुत्र तथा 
भाई के अघीन अपने आदम्ियों को भेजकर २२ थाने स्थापित 


( ४९५ ) 


राजूमना के कारण वहाँ गड़बड़ मचा और निजामशाह के चाचा 
के लड़के शाह अली को गद्दी पर बिठाने का प्रयत्न हुआ। 
खानखानों अहमदनगर आया ओर शेख को नासिक विजय करने 
की आज्ञा मिली । पर शाह अली के पुत्र को छेकर बहुत से 
आदमी अशांति मचाये हुए थे इसलिए आज्ञानुसार शेख वहाँ से 
लछौटकर खानखानों के साथ अहमदनगर गया | 

जब ४६ वें वर्ष में अकबर बुहोनपुर से हिंदुस्तान लौढा 
तब शाहजादा दानियाल वहीं रह गया। जब खानखानाँ ने 
अहमसदनगर को अपना निवास-स्थान बनाया तब सेनापतित्व 
और युद्ध-संचालन का भार शेख पर आ पड़ा । युद्धों के होने के 
बाद शेख ने शाह अछी के लड़के से संधि कर ली और तब 
राजूमना को दंड देने की तैयारी -क्री। जालनापुर तथा आस- 
पास के प्रांत पर, जिसमें शत्रु थे, अधिकार कर वह दौलतावाद 
घाटी तथा रौजा की ओर चल्ा। फटक चतवारा से कूच कर 
राजूमना से युद्ध किया और विजयी रहा । राजू ने दौजताबाद में 
कुछ दिन शरण छी और फिर उपद्रव करता पहुँचा। थोड़ो ही 
लड़ाई पर वह पुन: भागा और पकड़ा जा चुका था कि वह हुगे 
को खाई में कूद पड़ा। उसका सब सामान छुट गया । 

४७वें व में जब अकवर शाहजादा सलीम से कुछ घट- 
नाओं के कारण खफा हो गया तब उसने, क्‍योंकि उसके नौकर 
शाहजादा का पक्त ले रहे थे ओर सत्यता तथा दिश्वास में कोई 
भी अवुलूफजल के बरावर नहीं था, शेख को अपना कुल सामान 
वहीं छोड़ कर विना सेना लिये फुर्ती से लौट आने के लिये लिखा। 


अदुलूफजल अपने पुत्र अब्दुरंहमान के अघीन अपनी सेना 
४ 


( ४१ ) ५, 
दक्षिण से लौटते समय उसने वीर॒सिंह देव को उसे मार डालने 
को कह दिया और इसके बाद उसके पिता के विचार बदले ।* 

चगत्ताई वंश में नियम था कि शाहजादों की सत्यु का 
समाचार बादशाहों को खुले रूप से नहीं दिया जाता था । उनके 
-बकील नीला रूमाल हाथ में बाँध कर' कोनिश करते थे, जिससे 
बादशाह उक्त समाचार से अवगत हो जाते थे। शेख की मत्यु का 
समाचार बादशाह को कहने का जब किसी को साहस नहीं हुआ 
'तंब यदहदी नियस बरता गया । अकंबर को अपने पुत्रों की झृत्यु से 
अधिक शोक हुआ और कुल बृत्त सुनकर कहा कि “यदि शाहं- 
जादा बादशाहत चाहता था तो उसे मुझे मारना और शेख की 
चक्षा करना चाहता था| उसने यह शेर एकाएक पढ़ा-- 

जब शेख हमारी ओर बड़े आम्रह से आया, 
तव हमारे पर चूसने की इच्छा से विना सिर पेर 

के आया । ह 

खाने आजम ने शेख की खत्यु की 'तारीख इस मुभ्रभ्मा में 
'कहा-+खुदा के पंगंबर ने बागी का सिर काठ डाला ( १०११ 
हि० १६०२ इे० )। . - : 

कहते हैं कि स्वप्त में रोख ने उससे कहा कि “मेरी मृत्यु को 
तारीख वंदः अचुलफजल' है, क्योंकि खुदा की दुनिया में भटके 
हुओं पर विशेष कृपा होती है। किसी को निराश नहीं 
होना चाहिए ।* ८ 

शाह अबुलू मआली क्लादिरी के विषय में, जो लाहौर के 
शेलों का एक मुखिया,था, कहा जाता है कि उसने कहा था कि 
“सेंने अबुलूफनल के कार्यों का विरोध किया था। एक रात्रि 


( ४३ ) 


विश्व को अनादि मानते हैं । वे प्रलय तथा अंतिम दिन और 
अच्छे बुरे कर्मों के बदले को नहीं मानते । वे स्वग और नरक को 
यही सांसारिक सुख और दुख मानते हैं । खुदा हमें बचावे । 

यह सब होते शेव्व योग्य पुरुष था और इसमें मेधाशक्ति 
तथा विवेचना की शक्ति चहुत थी। सांसारिक कार्यों तथा 
प्रचलित प्रश्नों को, चाहे वे कैसे भी नाजुक हों, सममने की 
इसमें ऐसी शक्ति थी कि छुछ भी इसकी दृष्टि से नहीं छूदता 
था। तब किस प्रकार यह विद्वानों से एक राय नहीं हो सका 
ओर इसने फेसे ठोक राधघ्ता छोड़ा ? सांसारिक कार्यों में मनुष्य, 
जो अनित्य है, अपनी घुराई आप नहीं करता और अपने को 
हानि नहीं पहुँचाता । उस अंतिम संसार के कार्यों में, जो नित्य 
ओर अम्िट हैं, क्‍यों जान बुक कर अपना नाश चाहेगा १ वि, 
जिन्हे खुदा भटकने देता है, विना मार्ग-प्रद्शक के हैं. । 

जाँच करने पर यही ज्ञात होता है कि अकबर समझ आने 
के समय ही से भारत के चाल व्यवहार आदि को बहुत पसंद 
करता था | इसके बाद वह अपने पिता के उपदेशों पर, जिसने 
फारस के शाह तहमास्प की सम्मति समान ली थी, चला। 
( निवोसन के समय ) हुमादूँ के साथ बातचीत करते हुए भारत 
सथा राज्य छिन जाने के विपय में चचो चलाकर उसने कहा कि 
ऐसा ज्ञात द्ोता है कि भारत में दो दल हैं, जो युद्ध-कछा तथा 
सैनिक-संचालन में प्रसिद्ध हैं, अफगान तथा राजपूर्त । इस समय 
पारस्परिक अविश्वास के कारण अफगान आपके पक्ष में नहीं 
आ सकते, इसलिए उन्हें सेवक न रखकर व्यापारी बनाओ और 
शजपूतों को मिला रखो ।” अकपर ने इस दल को मिला रखना 


( शश ) 


हाथ डालता वह दूसरे दिन फिर तैयार किया जाता । यदि छुछ 
स्वाद-रहित होता तो वह उसे अपने पुन्न को खाने को देता और 
तब वह जाकर घाबचियों को कहता था। शेख स्वयं कुछ नहीं 
कहते थे । ' 

कहते हैं कि दक्षिण की चढ़ाई के समय इसके साथ के 
प्रबंध और कारखाने ऐसे थे जो विचार से परे थे । चेहल रावटी 
में शेष के लिए समखनद बिछता और प्रतिदिन एक सदस्तर 
थालियों में भोजन आता तथा अफसरों में बैँठवा। बाहर एक 
चौगजी लगी रहती, जिसमें दिन रात सबको पकी पकाई खिचड़ी 
बँटती रहती थी । ह 

कहा जाता है कि जब शेख वकील-मुतलक था तव एक दिन 
खानखानाँ सिंध के शासक मिर्जा जानीबेग के साथ इससे 
मिलने आया | शेख बिस्तर पर लंबा सोया हुआ अकबरनामा देख 
रहा था | इसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और उसी प्रकार पड़े हुए 
कहा कि 'प्रिज आओ ओर जैठो' । मिजो जानीबेग में सल्तनत 
को वू थी इसलिए बह कुढ़ कर लौट गया। दूसरी बार 
खानखानाँ के वहुत कहने से मिजों शेख के गृह पर गए। शेस्त 
फाटक तक स्वागत को आया और बहुत सुव्यवहार करके कहा 
कि हम लोग आपके साथी लागरिक हैं और आपके सेवक हैं ।? 
मिर्जा ने आश्मरय सें पड़कर खानखानोँ से पूछा कि उस दिन 
के अहंकार और आज की नम्नवा का क्‍या अर्थ है।' खानखानाँ 
से उत्तर दिया कि “उस दिल प्रधान असात्य के पद का विचार 
था, छाया को वास्तविकता के समान साना। आज भादृत्व 


का बर्ताव है ।* 


११. अबुल फतह 


यह मौलाना अव्दुरंज्ञाक गीलानी का पुत्र था तथा इसका 
यूरा नाम हकीम मसीहुद्दीन अयुलू फतह था। मौलाना ध्यान 
लथा भक्ति का पूरा ज्ञाता था। बहुत दिनों तक उस देश की 
सदारत उसके हाथ में थी। जब सन्‌ ९७४ हि० ( सन्‌ 
१०६६-७ ३६० ) सें शाह तहमास्प सफवी ने गीलान पर अधि- 
कार कर लिया और वहाँ का शासक खान अहमद अपनी कार्य- 
अनभिज्गञता के कारण कैद हो गया तब मौलाना ने अपनी सत्यता 
तथा घर्माघता के कारण केद तथा दंड में अपना प्राण खोया। 
हकीम अपने भाइयों हकीम हुमाप्त और हकीम नूरुद्दीन के साथ, 
जो निदान करने की शीघ्रता, प्रचछित्त विज्ञानों की योग्यता तथा 
बाहरी पू्णता के लिए प्रसिद्ध थे; अपने देश को छोड़कर भारत 
आया । २० वें वर्ष में अकबर की सेवा में भर्ती हुए और तीनों 
भाइयों की योग्य उन्नति हुई । 

अदुलफतह्‌ की योग्यता दूसरे प्रकार की थी और उसे सांखा- 
रिक अनुभव तथा ज्ञान अधिक था, इसलिए द्रबार में अच्छी 
त्रकी की और २४वें बध में बंगाल का सदर और अमीन नियत 
हुआ। इसके बाद जब बंगाल तथा बिहार के विद्वेह्दी मिछ गए 
ओऔर प्रांताध्यक्ष मुजफ्फर खाँ को सार डाला तब हकीस तथा अन्य 
राजभक्त अफसर कैद हो गए | एक दिन अवसर पाकर यह 
हुगे पर से कूद पड़ा और कुशल-पूवेक कठिनाई के सांथ पैर में 


( ४९ ) 


अकंबर इस पर बहुत कृपा रखता था, इसकी बीमारी 
में इसे देखने गया और इसकी झत्यु पर हसन अब्दाल में 
फातिहा पढ़कर अपना शोक प्रकट किया। हकीम तीज्न,. 
बुद्धिमान और उत्साही पुरुष था। फैजी उसके- विषय सें अपने 
सससिए सें कहता है---. 

उसके लेख भाग्य के रहस्य की व्याख्या थी । 
उसके कार्य भाग्य के लेख की व्याख्या थी ॥ 

आदमियों के स्वभाव समझने और उसके अनुकूल काम 
करने में यह कभी कम प्रयत्न नहीं करता था। यह जो कुछः 
कहता उसमें बुद्धिमता का भारीपन रहता था। यह उद्ास्ता' 
ओर शीछ तथा अपने गुणों के लिए संसार में एक था। 
अपने समय के कवियों के प्रशंसा का पात्न हो' गया था । 
विशेष कर मुछा उर्फी शीराजी ने इसकी प्रशंसा में कई अच्छे; 
कसीदे लिखे । उनमें से एक यह कितः है ( पर इसका अनुवाद 
नहीं दिया गया है )। 

इसका (सबसे छोटा) भाई हकीस नूरुद्दीन का उपनास करारी 
था और यह अच्छा वक्ता तथा कवि था। उसका एक शैर है-- 

में मृत्यु को कया समसता हूँ ? तेरी जाँखों की एक तीर ने 
मुझे वेघ दिया है और यद्यपि में एक शत्ताच्दीओर न मरूँ पर 
चह भुमे पीड़ा देता रहे । | 

एक विशेष घबड़ाहट के कारण अकबर को जाज्ञा से यहः 
बंगाल भेजा गया, जहाँ बिना तरक्की पाए यह सर गया । 

इसकी कुछ कहावतें इस भ्रकार हैं। “दूसरे को अपनी” 
योग्यता दिखलाना अपना लोभ दिखलाना है।” “उजड, सेवक्‌-. 


१२. अबुलफतह खाँ दखिनी तथा महदवी धर्म 


यह मीर सैयद मुहम्मद जौनपुरी का चैशज था। विवाह 
द्वारा जमाल खाँ हबृशी से संबंध हो जाने के कारण यह दुनिया सें 
ऊँचे पद को पहुँचा ओर साहस तथा उद्ारता के लिए प्रसिद्ध 
हुआ । कहते है कि जब मुरतेज़ा निद्ञामशाह के राज्य-काल में 
सब्जवार के सुलतान हुसेन के पुत्र सुलतान हसन को, जो अह- 
मदनगर में रहता था, सिजी खाँ की पदवी मिली ओर उस 
वंश का पेशवा हुआ तब यह्‌ दुष्टता तथा मू्खता से दौलताबाद से 
मुतेज़ा निजामशाह के छड़के मीरान हुसेन को अहमद नगर 
लाया और उसे सुरृतान बनाया । इसने मुतेजा निजाम शाह को- 
कष्ट देकर मारडाला और पहिले से भी अधिक शक्तिमान हो 
उठा | कुछ समय वाद षड़चक्रियों ने मिजों खाँओर मीरान 
हुसेन में मनोमालिन्य करा दिया। हुसेन निजाम शाह अथोतू- 
मीरान हुसेन ने वेखचरी तथा अनुभवहीनता के कारण घमकी के 
शब्द कह डाले, जिससे मिजों खाँ ने किसी घदना के पहिले 
उसका उपाय कर देना चाहिए” के मसले के अछुसार हुसेन 
निज्ञामशाह को ढुगे में केद कर दिया और बुद्दोन शाह के पुत्र 
इस्माइल को गद्दो पर विठाया, क्योंकि बुहानशाह अपने भाई 
मुतेजा निजामशाह के पास से भागकर अकबर की सेवा से 
चला गया था । 


राजगद्दो के दिन मिजो खाँले अन्य मुगछ सदारों को'ः 


( ६३ ) 


हुआ तब इस्माइल शाह को, जो युवा था, उसी मत में दीक्षित 
किया और बारहो इमाम का नास पुकारना बंद करा दिया तथा 
महदवी मत की उन्नति सें लग गया। इसने अपने दल के दस 
सहसत्र खबार एकत्र किए और इस समय हर ओर से इस मत- 
चाले अहमद नगर में एकत्र हुए। सैयद अलहदाद, जो महृदवी 
मत के प्रवर्तक सेथद मुहम्मद जौनपुरी का वंशज था, अपने 
पुत्न सैयद अबुल्‌ फतृह के साथ दक्षिण  आया। यह अपनी 
तपस्या तथा आचरण की पविन्नता के लिए श्रसिद्ध था, इसलिए 
जमाल खाँ. ने अपनी पुत्री अबुलफतृह को व्याह दी। इस 
सैयद-पुत्र का एक दम भाग्य खुल गया और यह घन ऐश्रय का 
सालिक बन गया । जब चघुहानशाह ने दक्षिण के इस अशांति 
तथा अपने पुत्र की गद्दी का समाचार सुना तब अकबर से छुट्टी 
लेकर वह-अपने देश आया। राजा अली खाँ फारूकी और 
इन्ाहीम अली आदिलिशाह की सहायता से यह जमाछ खाँ से 
रोहन खीर के पास लड़ गया और उसपर विजय प्राप्त कियां । 
देवयोग से जमाल खाँ गोली लगने से मारा गया | इस्माइल 
निजास शाह कैद हुआ। इस  मिसरा से कि “धर्म भ्रचार ने 
जमाल का सिर पकड़ लिया घटना की' तारीख सन्‌ ९९९ हि० 
निकलती है । 

चुहोन निजास शाह ने फिर से इसामिया धर्म का प्रचार किया 
आओर महदवियों को मार कर उनका ऐश्वर्य छीन लिया । कुछ ही 
सम्रय में उनका चिन्ह नहीं रह गया। सैयद अबुल फतह अपने 
साले अथोत्‌ जमाल खाँ के पुत्र के साथ पकड्। गया और बहुत 
दिन केद रहा | इसके बाद वह निकछ भागा और जमाल खाँ के 


( दुश ) 


ठीक हुआ तब उसने अपने उपदेश का खंडन किया पर जो 
लोग ठीक नहीं हुए थे वे उसे मानते रहे । कुछ लोग उसके इस 
कथन का कि "में मह॒दी हूँ? यह अथे छगाते हैं कि वह उस महदी 
का पेशवा है, जिसे शरञ ने होना बतछाया है। कुछ कहते हैं कि 
वास्तव में उसे खुदा ने गुप्त 'निदा? से बतलाया था कि “तू महदी है! 
ओर इस कारण वह अपने को शरई मेहदी समझता था | इसका 
यह विश्वास बहुत दिन तक वना रहा और यह जौनपुर से 
गुजरात गया। बड़े सुझ्तान महमूद चैकरा ने इसकी बड़ो इज्जत 
की । द्षियों के मारे यह हिंदुस्तान नहीं गया बल्कि फारस को 
गया, जिसमें उधर से वह हिजाज को पहुँच जाय । सा में उसे 
स्पष्ट हो गया कि उसके महदी होने का भाव आंति मात्र है और 
उसने अपने दिष्यों से कहा कि “शक्तिमान खुदा ने महृदवीपन 
की शंका को मेरे हृदय से मिटा दिया है। यदि में सकुशल लौटा 
तो जो कुछ मेंने कहा है उसका खंडन कर दूँगा ।” यह फराह 
पहुँच कर सर गया और वहीं गाड़ा गया। सूखे मनुष्यगण, 
मुख्य कर पन्नी अफगान जाति तथा कुछ अन्य जातियाँ, उसे 
महदी और इस भूठे मत को मानते हैं । इन पंक्तियों का लेखक 
एक वार इस सत के एक अनुगामी से मिला और, उससे ज्ञात 
हुआ कि जिन बातों पर वहस है. उसके सिवा भी हदीस से कुछ 
ऐसे नियम आदि लिखे हैं जो चारों मत के नियमों के 
विरुद्ध हें । 


( ६७ ) 


के विद्वानों की क्‍या क्‍या बातें नहीं सुनों। अकबर के राज्य के 
आरंभ में जब 'चग़त्ताई सरदारगण विशेष प्रभुख रखते थे तब 
अपने को इसने नक्शबंदी बतलाया। इसके अनंतर हमदानी 
शेखों में जा मिला । जब अंत में एराकी लोग दरबार में अधिक 
हो गए तथ उन्हीं के रंग की बातें करने लगा ओर शोआ प्रसिद्ध 
हो गया । तफसीरे-कबीर के समान 'मंबउलू अयूनों नामक कुरात 
की टीका चार जिल्दों में डिखी और जब्रमेउलू किल्म्‌ भी उसी 
को रचना है । अकबर के इजतहाद को किताब, जिस पर उस 
समय के विद्वानों का साक्ष्य है, शेख ने स्वयं लिखकर अंत सें 
लिखा है कि में कई वर्ष से इस कार्य की प्रतीक्षा कर रहा था । 
कहते हैं कि अंत में अपने पुत्रों के परिश्रम से इसे समनसब 
मिला। शेश्ल अवुलफज्जलू लिखता है कि आखिरी अवस्था में आँख 
की कमजोरी से कष्ट पाकर सन्‌ १००१ ६िं० (१५९३ ३०) में लाहौर 
में समर गया । शेज् कामिल' से इसको रुत्यु-तारीख निकलछतो है । 
शेख फ़ज़ी सन्‌ ९५४ हि० में पेदा हुआ | अपनी प्रंतिभा 
ओर वुद्धिमानी से सभी विज्ञानों को कट सीख लिया । हिकमत 
ओर अरबी में विशेष पहुँच थी और चैद्यक अच्छो तरह सें. 
पढ़ कर गरीब वोमारों -को मुफ्त “में दवा करता था। आरंभ 
सें घनाभाव से कष्ट पाता था। एक दिच अपने पिता के साथ 
अकचर के सदर शेख अठदुन्नची के पास जाकर १०० बीघा 
जमीन मद्देमआश को प्राथना की। शेख ने हठघर्मा से इसकों 
'तथा इसके पिता को शीआ होने के कारण छूणा कर दरबार से 
उठवा दिया-। शेख फेजी ने इस पर बादशाह से परिचय पाने 
झा प्रयत्न किया | कई दरवारियों ने बादशाह के दरबार में शेख 


( ६९५ ) 


लोवन के 'चिन्ह को -भिटाने का है, ख्याति के द्वार को सज्जित 
करने का नहीं है । 

३९ वें बे अकबर ने इस काम के लिये ताकीद की और 
आज्ञा दी कि पहिले नछ॒दसन उपाख्यान को कविताबद्ध करे । 
उसी वर्ष पूरा करके बादशाह को नजर किया परंतु बहुत दिलों 
से चह एकांत-सेवन करता था और मौन रहता था इसलिये 
बादशाह के उद्योग पर भी खम्सा पूरा नहीं हुआ | अपनी क्षय 
की बीमारी के आरंभ में कहा है--शैर-- 

देखा कि आकाश ने जादू किया कि भेरे मुर्गे दिल ने रात्रि- 
छपी पिंजड़े से उड़ने को इच्छा की । जिस सीने में एक संसार 
समा सकता था उससे आधी साँख भी कष्ट से निकलती है । 

बीमारी की हालत में दोबारा कद्दा है। शैर-- 

यदि कुज्न संसार एक साथ तंग आ जाय, 
तब भी न हो कि चींदी का एक पेर लँँगड़ा हो जाय । 

४० वें वर्ष में १० सफर सन्‌ १००४ हिं० ( १०५९० ई० ) 
को मर गया । 'फेयाज़े अजम! से इसकी मृत्यु की तिथि निकलती 
है । पहिले बहुत दिनों तक फेज़ी उपनाम था पर बाद को फ्ैयाजी 
कर दिया । इसने स्वयं कहा है--रुबाई--- 

पहिले जब कविता में मेरा सिक्का था तब फेजी मेरा उपनाम 
था परंतु अब में जब प्रेस का दास हो गया तब दया के समुद्र 
का फैयाज़ी हो गया। 

शेख ने १०१ पुस्तकें बनाई' | सवातेडल इलहाम नामक 
डीका जो बिना नुक्त की है उसको प्रतिभा का प्रत्रल साज्षी है । 
चुमौवल कद्दने वाले मीर हैदर ने इसकी समाप्ति की तारीख 


( ७१ ) 


प्रकार का पूजन, जो इसलामियों की चाल नहीं है और जिसकी 
शेख अवुलफजल की कविता में ध्वनि निकलती है, उचित नहों 
है। उसके' अच्छे शेर और कसीदे प्रसिद्ध हैं। इसका एक 
शैर है--शैर-- 

ऐ प्रेम की तलवार यदि 'न्‍्याय करना है तो हाथ क्‍यों 
काटता है । अच्छा होगा कि जुलेखा की भत्सना करने वाले की 
जिह्मा क्राद । | 


६ ०3३६...) 


था। शाहजहाँ ने एक अलिफ अक्षर जोड़कर इसे अमीर खाँ की 
चदवी दी और इससे एक छाख रुपये पेशकश लिया। अपने 
'पिता के समान इसे भी बहुत से लड़के थे । इसका बड़ा लड़का 
हे चर श्री से 
अब्दुरंजाक शाहजहाँ के समय नो सदी दज में था। २६ वें 
चर्ष में यह सर गया। दूसरा पुत्र जियाउद्दीन यूसुफ था, जो 
शाहजहाँ के राज्य के अंत समय एक हजारी ६०० सवार का 
संसबदार था और जिसे बाद को जियाउद्दीन खाँ की पदवी मिली। 
इसका पौच्र मीर अबुलवफा औरंगजेब के राज्य के अंत समय में 
अन्य पदों के साथ जानिमाजखाना का दारोगा था और इसका 
गुणमग्राद्दी बादशाह इसे चुद्धिमान और इसानदार समझता था। एक 
अन्य पुत्र, जो स्थात्‌ खब पुत्रों में योग्यतम था, मीर अब्दुलकरीम 
मुछ्तफत खाँ था, जो औरंगजेब का अंतरंग साथी था तथा 
अपने पिता की पद्वी पाई थी। उसकी जीवनी अलग दी 
हुई है । मत खाँ की पुत्री शाहजादा मुरादबख्श को व्याही थी 
पर यह्‌ संबंध खाँ की मृत्यु पर हुआ था। शाहनवाज खाँ सफवी 
की पुन्नी से शांहजादे को कोई पुत्र नहीं था इसलिए ३० वें 
वष में शाहजहाँ ने इस सती सरत्री को एक लाख रुपए का 
जवाहिरात आदि विवाहोपहार देकर अहमदाबाद भेजा कि 


शाहजादे से उसको शादी हो जाय, जो उस समय गुजरात 
आंत का अध्यक्ष था । 


( ७४४५ ) 


जय तथा बिहार के मिल जाने से प्रसन्न होकर उसने औरंगजेब को 
विशेष घन्यवाद दिया। पर जब ओरंगजेब पंजाव की ओर दारा 
शिकोह का पीछा करने गया और ज्ञात हुआ कि इसमें बहुत समय 
लगेगा तब शुजञा की इच्छा बढ़ी और इलाहाबाद प्रांत पर उसने 
चढ़ाई की | यह समाचार मिलने पर औरंगजेब दारा का पीछा 
करना छोड़ कर शुजा से युद्ध करने छोटा । युद्ध के पहिले अबुल्‌ 
मआलछी भाग्य के माग-प्रद्शन से शुज का साथ छोड़कर 
औरंगजेब से आ मिला । इसे पुरस्कार में हाथी आदि, मिजा 
खाँ की पदवी, ३०००० रु० नगद ओर एक हजारी ५०० 
सवार की बढ़ती मिली, जिससे उसका मंसब तीन हजारी 
२००० सवार का हो गया। शुजा के भागने पर उसका पीछा 
करने को सुलतान मुहस्सद्‌ नियुक्त हुआ, जिसके साथ अबुछ 
मञआाली भी था । इसके बाद इसे बिद्दार में दरभंगा की फोजदारी 
मिली । ६ ठे वष से गोरखपुर के फौजदार अलीवर्दी खाँ के साथ 
मोरंग के जमींदार को दंड देने जाने की आज्ञा हुईं । वहों यह 
सन्‌ १०७४ हि? ( १६१३-१४ ) सें सर गया। इसके पुत्र 
अव्दुलू वाहिद खाँ को २२ वें बे सें खाँ का खिताब मिला । 
हेदराबाद के घेरे में अच्छा कार्य किया। मालवा सें अनहल 
पगना, जो मिजों वाली के समय से इस वंश को मिलछा था, इसे 
जागीर में दिया गया और इसके बंशर्जों के पास अच तक रहा। 
जब मराठों ने मालवा पर अधिकार कर लिया, तव ये निकाल दिए 
गए । इसका पौन्र ख्वाजा अच्दुलू वाहिद खाँ हिम्मत वहादुर था, 
जो निजामुलू मुल्क के समय दक्षिण आया। जब सलाबत जंग 
निजाम हुआ तब इसे दादा की पदवी मिली और क्रमशः यह 


१६. अबुलू मआली, मीर शाह 


यह तमिज का सेयद था। ख्वाजा मुहम्मद समीअ द्वारा कावुछ 
में सन्‌ ९०८ हि० में यह जवानी में हुमायूँ का परिचित हुआ । 
यह्‌ सुंदर तथा सुगठित था इसलिए यह्द कृपापात्र हो गया और 
सदर बन गया । इसे फर्जद ( पुत्र ) की पदवी मिली । भारत के 
आक्रमण में इसने श्रसिद्धि पाई और विजय के बाद कुछ अन्य' 
अमीरों के साथ पंजाब भेजा गया कि यदि भारत का शासक सिकंदर 
खाँ सूर, जो युद्ध से भाग कर पहाड़ों में बला गया था, बाहर 
आकर विषुव सचावे तो यह उसे दंड दे। पर इसको अन्य: 
अमीरों के साथ को असहनशीलता तथा रद्दंड व्यवद्दार से इसके 
स्थान पर वहाँ शाहजादा अकवर अपने अभिभावक वैराम खाँ 
के साथ भेजा गया और यह सरकार दिखार में नियत हुआ | 
जब यह व्यास नदी के किनारे शाहजादे से मिलने आया तब' 
अकबर से इस पर हुमायूँ को कृपाओं का विचार कर अपने' 
दरबार में बुलाया ओर कृपा के साथ बतोव किया। यह इन सबः 
बातों की न समझ कर अपने स्थान पर गया तब शाहजादे को 
इस आशय का संदेशा भेजा कि हर एक आदमी यह अच्छी' 
प्रकार जानते हैं. कि उस पर हुमायूँ की कितनी कृपा रहती है 
ओर मुख्यतः शाहाजादा क्योंकि एक दिन उसने बादशाह के 
साथ एक दृष्तरख्वान पर खाया था जब कि शाहजादे का खाना' 
उसके पास भेज दिया गया था। तब क्यों, जब में तुम्दारे गृह. 
पर आया, हमारे लिए अलग दीवान तथा तकिया रखा गया ।*' 


( ७५ ) 


और सब हाल कहा कि “उन दोनों ने तुम्हें मार डालने का निम्न 
किया है।! उसी सम्यः बहादुर घोड़े पर सवार हो वहाँ गया 
और मीर तोलक को सार कर अबुछू मआली को फेद्‌ कर लिया 
तथा बैराम खाँ के पास भेज दिया । उसने इसे सक्का ले जाने को 
चलीयबैग की रक्षा में रखा । यह गुजरात इस लिये गया कि वहाँ 
से वह मछ्या जा सके पर वहाँ एक अन्याय-पूर्ण रक्तपात कर 
खानजमाँ के यहाँ भाग गया । उसने आज्ञानुसार इसे बैराम खाँ 
के पास भेज दिया | इस बार बैराम ने इसे कुछ दिन प्रतिष्ठा के 
साथ रोक रखा और तब विआना हुगे में केद कर.दिया । अपनी 
अवनति-काल में उसने अलवरं से अबुछू मआल्ी को छुट्टी दी 
ओर अन्य असीरों के साथः दरबार भेज दिया,।। मब्जर 
( रोहतक जिले ) में सब अमीर सेवा में उपस्थित हुए। अबुल्‌ 
भआली भी आया पर घोड़े पर चढ़े ही अमिवादन किया, जिससे 
पादशाह कऋद्ध हुए । उसे फिर हथकड़ी पहिराई गई ओऔर- मक्का 
भेज देने के लिए यह शहाबुद्दीन अहमद की रक्षा. में रखा गया । 
दो वर्ष बाद यह ८ वें वर्ष में वहाँ से लौटा और बुरी नीयत से 
जालोर गया तथा शरीफुद्दोन हुसेने अहरारी से भेंट की, जो 
विद्रोही हो 'गया .था। उसने इसे .कुछ सेना दी जिससे यह 
आगरा-दिल्ली आंत में आकर गड़बड़. मचाने लगा। यह पहिले 
लासनौल गया और थोड़े वादशाही खजाने पर अधिकार कर लिया । 
वहाँ से कानभनून आया ओर यहाँ से हिसार फीरोजा गया । 
जब उसने देखा कवि उसे सफलता नहीं मिल रही है और शाही 
सेना उसका सब ओर पीछा कर रही है तव वह काबुल गया । 
इसने सिजो मुहम्मद हकीम की+ सावा साहचुक : वेगम को अपना 


( ४१ ) 


मआलोी घवड़ाकर भागा पर बद्रिशियों ने पीछा कर चारकारां में 
इसे पकड़ लिया। काबुछ में ईढुलूफित्र के दिन ( १३ मई 
सन्‌ १०६४ ६० ) यह हकीम की भाज्ञा से फाँसी पर चढ़ाया 
गया और इपने अपनो करनी का फल पाया । 

अपनी आँखों से मेंने गुजरगाह में देखा । 

एक पक्ती को एक चीटीं का ग्राण लेते । 

उसको चॉच अपने शिकार से नहीं हटी थी। 

कि दूसरे पक्ती ने आकर उसे समाप्त कर दिया। 

दोष करके कभी सुचित्त न हो 

क्योंकि बदला प्रकृति के अनुसार है । 

शाह अबुल मञआली हँसमुख था और “शहीदी' उपनाम से 

कविता भी करता था। 


श्री 4९६ | 


( ८३ ) 


इस पर कृपा करते रहते थे। इसके बाद जब संता धोरपदे 
ओर शाही सेना में कशोटक के एक आराम में युद्ध हुआ तब 
अंतिम देवकोप से परास्त हुईं। खाँ घायल हुआ पर निकल 
भागा । इसके अन॑तर यह ग्वालियर का फौजदार तथा किलेदार 
हुआ और यहीं संतोष से रहने लगा । 

जब औरंगजेब मर गया तब खाँ बहादुर शाह का पुराना 
सेबक होने से तरक्क्की की आशा में था पर मुहम्मद आजमशाह के 
पास होने के कारण इसने जल्दी में आजमशाह और सुल्तान 
मुहम्मद अजीम दोनों को प्राथता पत्र लिखे कि वह आने को 
तैयार है पर दूसरे पक्ष वाले ने उसे लाने को सेना भेजी है। वह 
मार्ग मिलते ही शीघ्र आ मिलेगा। इसी बीच इससे सुना कि 
बहादुर शाह आगरे आ. गया है तब यह शीघ्रता से उससे जा 
मिला। वादशाह को यह पता था कि यह चार पाँच सहर्र 
सवारों के साथ मुहम्मभद्‌ आजम से जामिला होगा, इसलिए 
वह इससे अप्रसन्न था। मुहम्मद आजम शाह के मारे जाने 
पर जांन निसार सें पश्चाताप के लक्षण देखकर कुछ समय बाद 
अंपती सेना सें छे लिया। इसे चार हजारी २००० सवार 
का संसब तथा. डंका मिला । 

चहादुर्शाह की मृत्यु पर फरुखसियर के साथ के युद्ध में 
खा जहाँदार शाह के बाएँ भाग सें था । इसके बाद फरुखसियर 
की सेवा में रहा । जब दक्षिण का प्रांताध्यक्ष हुसेन अली खाँ 
सीमा पर आया और शत्रु के साथ चौथ और देशमुणी देने को 
प्रतिज्ञा पर संधि कर ली और वादझाह ने उसे नहीं माना तब 
जान निसार, जो स्वभाव को सममने ,वाला,, अजुभवी, तथा 


श्प्य्‌ अब्दुल सतलब खा 


यह शाह बिदाग खॉ का पुत्र और अकबर के ढाई हजारी 
संसबदारों में से था। पदहिले यह मिजो शरफुद्दीन के साथ 
मड्ता-विजय करने पर नियत हुआ और उससें अच्छा कारये 
किया । उसके वाद यह अकबर का खास सेवक हो गया | १० वें 
चष में यह मीर मुईजुल्मुकक के साथ सिकंदर खाँ उजवबेग तथा 
बहादुर खा शैवानी को दंड देने पर भेजा गया । जब बादशाहदी 
सेना परास्त होकर छिन्न भिन्न हो गई तब यह भी भाग गया। 
इसके अंतर यह मुहम्मद्‌ कुल्ली खाँ चलोस के साथ सिकंदर खाँ 
पर नियत हुआ, जिसने अबघ में वलवा मचा रखा था। इसके 
उपरांत यह कुछ दिन सालवा में अपनी जागीर में रहा। जब 
१७ वें ब्ष में मालवा के अफसरों को खानेआजम कोका 
को सहायता करने की आज्ञा हुईं तब यह गुजरात गया और 
मुहम्मद हुसेन मिजो के साथ के युद्ध में इंद्युद्ध खूब किया । 
आज्ञानुसार इसने खानेआजम के साथ आकर बादशाह की सेवा 
की, जो सूरत घेरे हुआ था और उसके वाद आज्ञा पाकर अपनी 
जागीर को लौट गया । २३ वें ब्ष में जब कुनुबुद्दीन खा के 
आदमी मुजफ्फर हुसेन मिजों को पकड़ कर दक्षिण से द्रवार 
में छे जा रहे थे तच्॒ यह भी माछवा की कुछ सेना लेकर रक्ताथे 
साथ हो गया । २५० वें वर्ष में यह इस्माइछ कुछी खाँ के साथ 
(नियाचत खाँ अरब को दंड देने पर नियत हुआ और उस कार्ये 


१६, अबुलमंसूर खाँ बहादुर सफद्रजंग 


इसका साम मुहम्मद मुकीस था और यह चुद्दोजुलूमुल्क का 
भांजा तथा दामाद था। इसके पिता की पदवी सयादत खाँ थी । 
अपने श्यसुर की मृत्यु पर यह मुहम्मदशाह्‌ द्वारा अवध का 
प्रांताध्यक्ष नियत हुआ और वहाँ के चिद्रेहियों को दमन कर 
न्हें अपने अधीन किया | सन्‌ ११५० हि० ( सन्‌ १७४२ ६० ) 
में वादशाह की आज्ञानुसार यह बंगाल के प्रांताध्यक्ष अलीवर्दी 
खाँ की सहायता करने पटना गया, जहाँ मराठे उपद्रव मचाए 
हुए थे । पुरस्कार में इसे रोहतास तथा चुनार दुगों को अध्य- 
दाता मिली पर अलीवर्दी को शंका हुईं, जिससे उसने बादशाह से 
आज्ञा निकलवाई कि वह उसकी सद्दायता न करे। इससे यह 
अपने प्रांत को लौट आया । सन्‌ ११५६ हि० में बलाए जाने पर यह्‌ 
दरबार में गया और मीर आतिश नियत हुआ । सन्‌ ११५५९ हि ०' 
( १७४६ ६० ) में उम्दतुलूमुर्क्क अमीर खाँ की सृत्यु पर इला- 
हाबाद प्रांत इसे मिछ गया। सन्‌ ११६१ हिं० में जब दुरोनी 
शाह कंधार से भारत पर भाक्रमण करने रवाना हुआ और 
लाहौर से आगे बढ़ा तव यह वादशाह की आज्ञानुसार सुल- 
तान अहसदशाह के साथ सरदहिंद गया और एतमादुद्दौला कम- 
रुद्दीन खाँ के मारे जाने पर यह दृढ़ चना रहा तथा ऐसी वीरता 
दिखलाई कि दुररानी को लौट जाना पढ़ा । -इसके एक महीने 
बाद मुहम्मद शाह २७ रबीचस्घानी (१६ अप्रैल सन्‌ १७४८ ६०) 
को मर गया और अहमदशाह गद्दों पर बैठा । इसके कुछ ही 
ही दिन वाद आसफजाह की मृत्यु का संमाचारं मिला, जिससे 


( ८९ ) 


अँत में उन्हें प्राथना करने को और सफद्रजंग के इच्छाचुसार 
संधि करने को बाध्य किया गया। इसी बीच अहमद शाह 
दुरोनीं के लाहौर से दिल्ली के पास पहुँचने का समाचार मिला 
तब सफद्रजंग बादशाह की आज्ञानुसार होरकर को बड़ी रकम 
देने का वचन देकर सन्‌ ११६५ ई० मे दिसछी साथ लिया 
गया | ख्वाजा जावेद खाँ बहादुर ने, जो प्रबंध का केंद्र था, ठुरोनी 
शाह के एलची कलंदर खाँ से संधि कर उसे लौटा दिया था, 
जिससे सफद्रजंग ने, जो उससे पहले द्वी से सद्भाव नहीं रखता 
था, उसे अपने घर निम॑ंत्रित कर मार डाला और साम्राज्य 
का प्रबंध अपने हाथ सें छे लिया। इसके अन॑ंतर बादशाह ने 
कमरुद्दीन खाँ के पुत्र इंतजामुद्दोला खानखानोँ के कहने से सफदर 
जंग को संदेश भेजा कि वह ग़ुसछखाना तथा तोपखाना के भ्रीर 
पद का त्यागपत्र दे दे । इसका यह तात्पय समझ गया और कुछ 
“दिन घर पर ठहर कर स्यागपत्र भेज दिया। इसके न स्वीकार 
होने पर विना आज्ञा के चछ दिया और नगर के बाहर दो कोस 
पर ठहरा। प्रति दिन उपद्रव बढ़ने लगा, यहाँ तक कि सफ़द्र- 
जंग ने एक मिथ्या शाहज्ञादा को खड़ा किया । इस पर अहमद 
शाह ने इंतजामुद्दोला को वजीर नियत किया। इमादुलूमुल्क 
सफदर जंग से युद्ध करने लगा, जो छ मद्दीने तक चलता रहा । 
अंत में इंवजामुद्दीला के मध्यस्थ द्वोने पर इस शर्ते पर संधि हो 
गई कि इलाहाबाद तथा अवध के प्रांत पर सफदरजंग ही बद्दाल 
रहेगा । यह अपने प्रांत कों चल दिया और १७ जी छिज्जा 
सन्‌ ११६७ हि० (५ अक्टूबर सन्‌ १७५४ ३० ) को मर गया | 
इसके पुत्र शुजाउद्यौला का वृत्तांव अलग दिया गया है । 


(९१ ) 


सहायता से इसके श्राण बच गए। १५९'वं बे सें यह काबुल 
का अध्यक्ष हुआ और इसका पुत्र जफर खाँ दरचार से उसका 
प्रतिनिधि नियत हो वहाँ भेजा गया । शाहजहाँ के राज्य-काल में 
इसे छ हजारी ६००० खबार का मंसब मिला । २६ सफर सन 
१०३९ हि० ( ४ अक्टूबर सन्‌ १६२९५ ३० ) को जब खानजहाँ 
लोदी आगरे से रात्रि में भागा तव शाहजहाँ ने ख्वाजा तथा 
अन्य अफसरों को पीछा करने भेजा। यद्यपि कुछ अफसर 
सारामार गए और उससे युद्ध किया पर खानजहाँ छोदी चंबल 
पार कर निकल गया । ख्वाजा दिन बीतने पर उसके तट पर 
पहुँचा । बिना नाव के यह पार उतर नहीं सकता था, इसलिए 
दूसरे दित दोपहर तक वहीं ठहरा रहा। इससे खानेजहाँ को 
सात पहर का समय मिल गया और वह चुंदेलों के देश में 
पहुँच गया | जुकार के लड़के जुगराज ने उसे रक्ा-्बचन दिया 
और अपने देश से निकल जाने दिया। बादशाही सेना के मागे- 
प्रदशकों को मिलाकर दूसरा रास्ता बतला दिया और सेना भी 
गलत रास्ते से चढी गई। इस कारण ख्वाजा तथा अन्य 
सदोरगण व्यर्थ जंगलों में टक्षर खाते रहे और सिचा थकावद 
के छुछ न पाया । जब शाहजदाँ खानेजहाँ को दमन करने बुहोन- 
पुर आया तब ख्वाजा तथा अन्य सहायक उसके पास उपस्थित 
हुए और नासिक तथा अयंबक के वोच के प्रांतों को साफ करने 
के लिए भेजे गए। उस प्रांव तथा शाहू भोंसला की जांगीर में 
शांति स्थापित करने पर ख्याजा वादशाह की आज्ञानुसार नासिरी' 
खो की सहायता को गया, जो कंघार टुगे घेरे हुए था। राघ्ते ही 

में उसके विजय का समाचार मिला, जिससे यह लौट आया । 


२१. अबू तुराब गुजराती, मीर 


यह शीराज का सलामी सेयद्‌ था। इसका दादा मीर 
इनायतुद्दीन सरअली ने, जिसे हिज्यत्तल्ला भी कद्दते थे, पर जोः 
सैयद शाह मीर नाम से असिद्ध था, विज्ञान में बड़ी योग्यता प्राप्त 
कर छी थी और यह अमीर सद्रुद्दीव का गुरु भाई था। 
अहमदाबाद नगर के संस्थापक सुछतान भहमद के पोौन्र सुलतान 
कुतुबुद्दीन के समय में यह शुजरात आया। कुछ दिन बाद यह 
देश लौट गया पर फिर शाह इस्माइल सफदवी के उपद्रत के सम्तय 
अपने पुत्र कमाछुद्दोन के साथ सुलतान महमूद बैकरा के राज्य 
काल में गुजरात आया, जो अबू तुराब का पिता था। यह चंपानेर 
( महमूदाबाद ) में रहने लगा, जो सुरतानों की पहिले राजधानी: 
थी । यहाँ इसने पाठशाला खोली और लाभदायक पुस्तकें लिखने' 
लगा। इसके कई भच्छे लड़के थे, जिनमे सबसे योग्य मीर 
कम्मालुदीन था और जो वाह्म तथा आंतरिक गुर्णों के लिए प्रसिद्ध 
था । यह जब अच्छा नाम छोड़ कर मर गया तब इसके बाद 
अबू तुराव द्वी अपने सगे तथा चचेरे भाइयों में सबसे बड़ा था । 
इन सैयदों के परिवार का मग्नविह मत से संबंध था, जिसका 
प्रवर्तेक शेख अहमद्‌ खत्तू था। ये सलामी कहलाते थे, क्योंकि 
ऐसा कद्दा जाता है कि उनमे से किसी का पू्वंज जब पैगम्बरः 


के सकबरे में गया तब उन्हे सलाम शब्द अभिवादन के उत्तर में. 
सुनाई दिया था। 


( ९४ ) 


लिए दिया गया । २४ वें व में समाचार मिला कि इसने यात्रा 
समाप्त कर छी है और पेगंबर के पैर का निशान छेकर आ रहा 
है । इसका कथन था कि फीरोज शाह के समय सैयद जलाछ 
बोखारी-जो निशान लाया था उसी का यह जोड़ा है। अकबर ने 
आज्ञा दी कि समीर आगरे से चार कोस पर कारवाँ सहित ठहरे । 
आज्ञानुखार वहाँ अफघरों ने एक आनंद-सवन बनाया और 
यादशाह उच्च पद॒स्थ सदोरों तथा विद्वानों के साथ वहाँ आया तथा 
उस पत्थर को, जो जीवन से अधिक प्रिय है, अपने कंधे.पर 
रखकर कुछ कदस चला। तब अमीर पारी-पारी करके उसे 
आगरा लाए और बादशाह के आज्ञानुसार वह मीर के ग्रह पर 
रखा गया । “खैर कदम” से तारोख ( ९८७ ) निकलती है । 
अन्वेषकों ने बतलाया है कि उस ससय यह खबर उड़ रही 
थी कि बादशाह स्वयं अपने को पेगम्बर प्रकट कर रहा है, 
इस्लाम धर्म के विषय में ओछी सम्मति रखता है, जो संसार के 
अंत तक रहेगा, और उसे हटा देना चाहता है, खुदा हम लोगों 
को बचाने । इस कारण लोगों का मुझ बंद करने को यह ऊपरी 
आदर और प्रतिष्ठा दिखलाई गई थी। अवुल॒फजल इसका 
सम्रथन करता है, क्‍योंकि वह कहता है कि बादशाह जानते थे 
कि यह चिन्ह सच्चा नहीं है और जाननेवालों ने उसे मूठ 
चतलाया है पर परदा रहने देने के लिए, पैगम्बर की इज्जत 
करने को तथा सीधे सैयद की सानहानि न करले को और व्यंग्य 
बोलने वालों को कुछ कहने से रोकने को यह सम्मान दिखलाया 


था। इस काय से उन लोगों को लब्जित होना पड़ा, जो हुष्टता 
से अनगंल वका करते थे। 


२२. अबूनसर खाँ . 

यह शायघ्ता खाँ का पुत्र था। औरंगजेब के २३ वे वर्ष में 
छुतफला खाँ के स्थान पर यह अज मुकरर पद पर नियत 
हुआ । २७ वे बे में सुल्तान मुहम्भद झकबर के विद्रोह के 
लक्षण दिखाई दिए । बादशाह के पास उस समय बहुत थोड़ी 
सेना थी पर उसने असद्‌ खाँ को आगे पुष्कर तालाब पर भेजा, 
जिसके साथ अबनसर भी नियत हुआ । इसके बाद यह कोरवेगी 
नियुक्त हुआ पर २५ वे वर्ष में उस पद से हटाया गया। इसके 
अनंतर यह कास्मीर का अध्यक्ष हुआ। ४१ व बष सें वहाँ से हटाया 
ज्ञाकर मुकरंम खाँ के स्थान पर छाहौर का प्रांवाध्यक्त नियत 
हुआ । कुछ कारण से इसका संसव छिन गया पर ४५ वे वध सें 
इस पर फिर कृपा हुई और मुख्तार खाँ के स्थाच पर मालवा का 
प्रांताध्यक्ष हुआ । इस समय इसका मंसव बढ़कर तीन हजारी 
१५०० खबार का हो गया । इसके बाद यह कुछ दिन बंगाछ 
में नियत रहा। ४९ दें ब्षे सें यह अबधघ का शासक हुआ 
और तीन हजारी २५०० सवार का मंसबदार था। इसके बाद 
का कुछ पता नहीं । 


मी, 


आसफजाह से सनोमालिन्य के कारण यह अपने पद तथा प्रभाव 
से गिर गया और इसे तोस सहर््र रुपये वार्षिक पेंशन मिलने 
छगा । बहुत दिनों तक यह भाराम -तथा शांति से एकांत वास 
करता रहा | २३ वे वबष में वेमम साहिबा को प्रार्थना पर यह 
अजमेर का फौजदार हुआ; और इसे दो हजारी ८००;सवार का 
संसव मिला ६ इसे बाल गिरने की - बीमारी -थी इससे यह कार्य 
देख नहीं सकता था । २६ वें बष में इसे. चालीस सहस्त वार्षिक 
मिलने लगा और आगगरे ही, में यह एकांत वास. करने लगा । 
इसी प्रकार सुख से इसने अंत खमय तक व्यतीत..कर दिया। 
ओऔरंगजेव के राज्यारंभ काल में यह सर गया । कविता करने का 
शौक था और ओजपूर्ण दीवान् संकलन करना चाहता था-। 
इसने अपले शेरों का संकठन करके “खुलासए कौनतत” नाम 
रफा । इसका पुत्र हमीदुद्दोन खाँ शाहजादा औरंगजेब का मित्र 
होने के कारण सफन्त हुआ ॥ राजा यशवंत सिंह के युद्ध के वा 
जिसमें प्रथम त्रिजय मिले थी, इसे खानाजादुखाँ को पदवी 
मिली । इसके बाद इसका नाम . खानी हो गया । २६ व॑ व में 
करमुस्ला को मृत्यु परं यह मूँगी पत्तन का फोजदार हुणा, जो 
ओरंगाबाद से बांस कोख पर गोदावरी के तट पर स्थित है । 
२९ वें बष सें यह दक्षिण के कंघार का अध्यक्ष हुआ । 


( १०१ ) 


कर कहा कि शेख को एकांत में कहना चाहता था। दमीदाबानू 
बेगम ने कहा कि पुत्र हुखित मत हो। प्लय के दिन यह तुम्दारी 
मुक्ति का कारण होगा । उख दिन लोग कहेंगे कि किस तरह 
शक द्रिद्र मु्ला ने अपने समय के वादशाद से बतोब किया था 
और उस बादशाह ने उसे केसे सहन कर लिया था । 
शेख तथा मखदूमुल्मुरक प्रति दिन अपनी कट्टरता तथा 
उछादइने से उसे अग्रसन्न करते रहे, यहाँ तक कि वह इनसे 
खफा हो गया । शेख फैजो तथा शेख अबुलू फजल ने यह देखकर 
अकबर से कहा कि इन धमौधों से हमारा विज्ञान बहुत बढ़कर 
है, क्योंकि वे दीन की आड़ में दुनियावी वस्तु संचित करते है । 
“यदि आप बादशाह सहायता करें, तो हम छोग उन्हें तके से 
चुप कर देंगे ।” एक दिन दृस्तरख्वान पर केशर मिला भोजन 
लाया गया । जब अव्दुल्लवी ने उसे खा लिया तब अवुलूफजल ने 
कहा कि 'शेख तुम्हे घिक्कार है। यदि केसर दलाल है तो तुमने 
चादशाह पर, जो खुदा का इमाम है, क्‍यों आक्षेप किया और 
यदि हराम है तो तुमने क्यो खाया, जिसका तीन दिन तक असर 
रहता है । इस प्रकार बराबर झगड़ा होता रहा । २२ वें बध में 
सयूरगाल तथा अन्य मद्देसआश की जाँच हुई, जिससे ज्ञात 
हुआ कि शेख ने इतनो धार्मिक कट्टरता तथा तपस्या पर भी 
सबसे शुणों के अनुसार निष्पक्ष व्यवहार नहीं किया था । दर 
प्रांद में अलग अलग सद्र नियत थे। २७ वें द्ष में अरूपर ने 
'आलिमों और फक्कीरों का जलसा किया, जिसमें निश्चय किया 
गया कि अपने समय का वादशाह ही इस्राम और संसार का 
मुजतद्वीद है। पहिले के जिस किस्ली विद्वान का तक, जिस 


( १०३ ) 


का निश्चय किया । मक्का के शरीफ के मना करने और बाद- 
शाही आज्ञा के विरुद्ध वे दोनों लोटे और २७ वें बष में अहमदा- 
बाद गुजरात पहुँच कर रहने लगे । बेगमों की . ्राथना पर क्षमा 
करने का विचार था पर फिर से उन बविद्रोहियों के कुवाच्य 
कहने पर, शेख वहाँ से चुलाया गंया और हिसाब देंने के 
बहाने कड़े केद में डाल दिया गया | यह शेष अबुलफजल की 
निरीक्षण में रखा गया, जिसने यह समझा करे कि इसे' सोरं 
डालने से बादशाह उससे कुछ न 'पूछेगा, सन ९९२ हि० 
( सन्‌ १५८४ ६० ) में इसे पुरानी शत्रुता के कारण गछा घोंट 
कर मरवा डाला या स्यात्त्‌ यह अपनी मृत्यु से मरा। ' ' 


१०४५ ) 


नलहुगे का अध्यक्ष नियत हुआ । सुद्म्मदाबाद बीदूर भ्रांत के 
ओसा का भी यही अध्यक्ष बनाया गया । निजामुलूमुरक आसफ- 
जाह के समय में यह जुनेर का अध्यक्ष हुआ और उसका क्ृपा- 
पात्र भी हो गया। जब निजामुलमुल्क दक्षिण में नासिरजंग 
शहीद को छोड़कर मुहम्मद्शाह के पास चले गए और 
बाजीराव ने युद्ध की तैयारी की तव नासिरजंग ने भी सेना 
एकन्न करना आरंभ किया और जुनार से अब्दुल अजीज खाँ को 
भी मंत्रणा के लिये बुलाया क्‍योंकि यह साहस के लिए असिद्ध 
था और मराठों के युद्धकोशल को जानता था | भराठों से युद्ध 
समाप्त होने पर इसे औरंगाबाद का नाएब-सूवेदार नियत किया । 
निजामुलमुल्क आसफजाह के उत्तरापथ से छौटने पर जब पिता-पुन्न सें 
वैमनस्य हो गया और नासिरजंग खुल्दाबाद रौजा को चढा गया, 
जो दोलताबाद ठुग से दो कोस पर है, तब अब्दुल अजीज भी 
छुट्टी लेकर आसफजाह के पास चछा आया। यहाँ कृपा कम 
देखकर यह वहाने से औरंगाबाद से चछा गया और पत्र तथा 
संदेश से नासिर जंग को रौजा से बाहर निकलने को बाध्य 
किया । अंत सें बह मुल्हेर भाया तथा सेना एकन्र कर औरंगा- 
बाद के सामने पिता से युद्ध करने पहुँचा । जो द्दोना था वही 
हुआ । इस कारय से यह असफल होकर जुनेर चला गया। 
इससे आसफजाह की दया तथा नीति-प्रियता से अपने दोष 
श्वमा कराने के लिए बहुत उपाय किए और साथ ही गुप्त रूप 
से मुहम्मद शाह को पत्र तथा संदेश भेजकर अपने नाम गुजरात 
की सनद्‌ की प्रार्थना की, जो उस समय मराठों के अधिकार में 
या। जब आसफजाह का पड़ाव त्रिचिनापटल्ी में था, उस 


२६. अब्दुल अजीज खाँ, शुख 


यह :बुहोनपुर के - शेख अच्दुललतीफ का संबंधी था। 
औरंगजेब ने शेख का काफी सत्संग किया था और उसे उसके 
गुण तथा पविन्नता के कारण बहुत मानता था, इसलिएं शेख के 
कहने पर भेव्दुल अजीज खाँ को अपने यहाँ नौकर रख लिया । 
महाराज जसवंत सिंह के साथ के युद्ध में इसने बहुत प्रयत्न 
किया, जिसमें इसे इक्कोस घाव लगे थे ओर इस कारण खिलअत' 
तथा घोड़ा उपहार में पाया। जब ओरंगजेंब दाराशिकोह का 
पीछा करता हुआ आगरे से दिरली गया तब अब्दुल अजीज को 
डेढ़ हजारी ५०० सवार का संसब और खाँ की पदवी मिली 
तथा वह मालवा के रायसेन दुगे का अध्यक्त नियत हुआ । ७ वें 
व में यह दरबार बुलाया गया और उसी व मीर बाकर खाँ की 
मृत्यु पर सरहिंद चकला का फौजदार नियुक्त हुआ | इसके बाद 
यह ओरंगाबाद-प्रांत के आसीरगढ़ का अध्यक्ष हुआ और २७० वें 
वप में जब शिवाजी भोंखला ने ढुग के ऊपर रस्से से सैनिक 
चढ़ाए तब इसने फुर्ता दिखल्मई और उन्हें सारा । बहुत दिनों तकः 
यह वहाँ दृदुता से डटा रहा । यह २९ वें वर्ष में सन्‌ १०९६ 
हि० (सन्‌ १६८५ ३० ) में मरा। इसका पुत्र अघुल खैर 
इसका उत्तराधिकारी हुआ और ३३ दें वर्ष सें राजगढ़ का 
अध्यक्त नियत हुआ। जब मराठा सेना ने ढुगे खाली कर देने 
को इससे कहछाया, तथ भय से रक्षा-बचन लेकर अपने परिवार 


ज्दुद्दौल ०८% 
२७. मज्दुद्दोला अब्दुलअहद खां 

इसके पूर्वज काध्मीर के रहने वाले थे । इसका पिता अब्ढुलू 
मजीद खाँ अपने देश से आकर पहिले इनायतुल्ला खाँ के साथ 
रहता था | उसकी मृत्यु पर एतमाठुद्दोला क्रमरुद्दीन खाँ का मित्र 
दो कर बादशाही सेवा में भर्ती हो गया । योग्य मुतसदी होने से 
नादिर्शाह्‌ की चढ़ाई के बाद मुहस्मद्शाह के समय में खालसा' 
और तन का दीवान हो गया । इसका मनसव बढ़कर छ हजारी 
६००० सवार का हो गया और झंडा, डंका, भालरदार पालकी 
तथा मज्दुद्दौला बहादुर की पदवी पाई। इसे दो पुत्र थे, जिनमें 
एक मुहम्मद परस्त खाँ जल्दी सर गया और दूसरा अब्दुल 
अहूद खाँ अपने समय के बादशाह शाहभ्ालम को प्रसन्न कर 
बादशाही सकोर के कुछ मुकहमों का निरीक्षक हो गया तथा 
सम्राज्य का कुल काम उसकी राय पर होने लगा । इसे इसके 
पिता की पद्ची और अच्छा मनसव मिला । सन्‌ ११९३ हिं० 
में एक शाहजादे को नियमानुसार नियत कर उसके साथ सेना 
सहित सरहिंद गया । जब वह का काम इच्छानुसार नहीं हुआ 
ओर सिकक्‍्खों के सिवा पटियाला का जमींदार भी अमर थिंह कीः 
सहायता को आ गया तब यह शाहजादा के साथ छौट आया । 
इस कारण वाद्शाह इससे ऋुद्ध हो गया । इसके और जुल्फिकार- 
दोला नजफ खाँ के चीच पढदिले से वैमनस्य चढा आ रहा था, 
इस लिए बादशाह ने इसे उसीसे कैर करा दिया । लिखते 
समय यह कैद दी में था। इसको जागीर के वहाल रहते हुए. 
इसका धर और सामान जब्त हो गया था | 





( ११) ) 
काशान से ठट्टा आकर किसी हिंदू के फेरं से पड़; गया और 
जो कुछ उसके पा था सब छुटा कर नंगा बाबा हो गया | जब 
वह दिल्ली आया तथघ उसका दाराशिकोह का सत्संग हुआ क्‍योंकि 
वह सौंदर्य के पागलों पर विश्वास रखता था । इसके. अनंतर 
आलसगीर बादशाह हुआ और वह धमंसीरु बादशाह आपने 
शरीयत की आज्ञा.का पाबंद था. .इसछिए मुरला अब्दुलूऋबी 
को आज्ञा सिली कि उसको बुलाकर कपड़ा पहिरावे । जब 
समद्‌ को लिवा :लाए तब भमुल्ला ने उससे कहा कि -तुम क्‍यों 
नंगे रहते दो । कहा कि शैतान कवो है और यह रुबाई ( उढ 
अनुवाद ) पढ़ा“ 
उच्चता रहते हुए मुझको बनाया नीचा,। - 
रहते चश्मे के मिला मुझको ज्ञ दो ज्ञाम भरा॥ .. 
चह बगल में मेरे में करता फिरूँ खोज उसकी । 
इस अजब दद ने है मुझको बनाया,नंगा।॥ 
मुह ने दूसरे मु्कार्भो की राय से उसे प्राण दंड दिया और 
यह रुधाई.( उदू अनुवाद ) उस पर ढिख;दिया-- : 
भेद को उनकी हकोकत के कोई ,क्ष्या जाने। . 
है बहू चखे बरी से “भी बलंद क्‍या माने ॥ -. 
'ुलला' कहता है कि फलक तक अहमद जावे | 
कहता सरमद्‌ है कि 'फडक नीचे आघे॥ 
वास्तव में उसके मारे जाने का सबब उसका दारा शिकोह फा 
साथ था, नहीं तो वैसे नंगे साधु हर कूचे. और गली में 
घूमते रहते हैं। ह 


इसके साथ साथ मुद्ठा, अब्दुलकवी व्याकरण - अच्छी तरह: 


( ११३ ) 


बार काम हो चुके थे । जब यह दिरली आया तब इरानी सरदारों 
से उत्साह पाकर इसने कुछ कलंदर इकट्ठे कर लिए और सब बाग 
में प्रति दिन एकन्न होकर गाना, बजाना करने ऊंगे । इस हाल के 
प्रसिद्ध होने पर इन पर कुछ लोग कीमियागरी, डाका ओर चोरी का 
शक करने लगे | अंत में समाचार मिला कि वह शाह का जासूस 
है। उसकी बहादुरी और साहस सबको मालूम था इसलिए 
कोतवाल अवसर के अनुसार ज्ञिस समय वह सोया था उस 
समय उसको केद कर हथकड़ी वेड़ी पहिराकर बादशाह 
के सामने छे गया। एततमाद्‌ साँ पता लगाने के छिए नियत 
हुआ । पूछने पर उससे बार बार कहा कि में यात्री हैँ लेकिन कुछ 
लाभ नहों हुआ और उसे मौखिक घमकी दी गई | उस सत्यु- 
संफट में पड़े हुए ने देखा कि अब छुटकारा नहीं है तब कहा कि 
यदि क्षमा मिले तो जो वात है नवाब के कान में कह दढूँ। 
पास पहुँचकर वह इस श्रकार झुका कि मानों वह कुछ कहना ही 
चाहता है, पर इस कारण कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे 
उसने ऑँगुलियों के सिरे से नीमचे को, जो एतमाद खा की 
मसनद्‌ पर रखा हुआ था, फुर्ता ओर चालाको स्रे उठाकर स्यान 
सहित उसके सिर पर ऐसा मारा कि सिर खीरे की तरह फट 
गया । बादशाह ने उसके मारे जाने का दाल सुनकर बहुत शोक 
किया और उसके लड़कों और संवंधियों को मनसव आदि दिया। 


€ १५ ) 


हुआ | इसे डंका, झंडा तथा तीन इजारी संसब मिला। जब 
अदली के ग़ुठाम फत्त, जिसने चुनार पर अधिकार कर 
लिया था, हुगे देने को तेयार हुआ तब आसफ खाँ बादशाही 
आज्ञानुसार शेख मुहम्मद गैस के साथ वहाँ गया और उस पर 
अधिकार कर लिया । सरकार कड़ा सानिकपुर भी इसे जागीर में 
मिला । इसी समय गाजी खाँ तनवरी, जो एक मुख्य अफगान 
अफसर था तथा अकबर के यहाँ कुछ दिन से सेवक था, भागा 
और भट्टा भ्रांत में चला गया, जो स्वतंत्र राज्य था | यहाँ सुरक्षित 
रहकर षड़यंत्र करने लगा । ७ वें बप में आसफ खाँ ने वहाँ के 
राजा रामचंद्र को संदेश भेजा कि वह अधघीनता स्वीकार कर ले 
और विद्रोहियों को सोप दे । राजा ने अहंकार के कारण बिद्रो- 
हियों से मिलकर युद्ध को तेयारी की। आसफ खाँ ने बीरता 
दिखलाई और भगैलों को मारा । राजा परास्त हो कर वांघवगढ़ सें . . 
जा बैठा, जो उस भ्रांत का दृढ़तम हुगे है। अंत में उसने अधीनता 
स्वीकार करें लिया और अकबर के पास के शाजाओं के 
सध्यस्थ होने पर आसफ खाँ की आज्ञा मिली कि राजा पर अब 
चढ़ाई न करे । इस पर आसफ खाँ हट आया पर इस विजय से 
उसकी शक्ति बढ़ गई थी, इसलिए गढ़ विजय करने का उससे 
विचार किया। भद्टा के दक्षिण में गोंडवाना नामक एक विस्तृत 
प्रांत है, जो डेढ़ सौ कोस लंबा और अत्सो कोस चौड़ा है। 
रहते हैं कि पहिले इसमें अस्सी सहस ग्राम थे । 

यहाँ के निवासी अधिकतर नीच जाति के गोंड हैं, जो 
हिंदुओं से छणा की दृष्टि से देखे जाते हैं। पहिले बहुव से 
राजों ने राज्य किया था पर इस सम्रय शासन रात्ती दुगांवतों के 


( १७ ) 


जिसे वीर शाह ने दृढ़ कर रक्खा था और जो ढुगे तथा राजधानी 
होते अपने कोषागारों के लिए असिद्ध था। युद्ध में वीर शाह ने वीर 
गति पाई और दुगे विजय हो गया । आखफ खाँ अपनी इस विज्ञय 
पर, जो इसके जीवन का खबसे बड़ा काये था, बहुत कोष पाने से 
बड़ा धमंडी हो गया । उसने कुमा्ग अहण [किया और एक सहस्र 
हाथियों में से केवल दो सौ हाथी बादशाह के पास भेजे । 
१० वें वर्ष में जब खानेजमों शेबानी ने पूर्व में नियुक्त उजबेग 
अफसरों से मिलकर विद्रोह क्रिया और मानिकपुर दुर्ग में 
अजनेँ खाँ काकशाल को घेर लिया तव आसफ खा पाँच सहस्‌ 
सवारों सहित उसकी सहायता को आया । जब अकबर 
विद्रोह-द्मन के लिए उस प्रांत में आया तब आसफ खाँ ने हाजिर 
द्ोकर गद्य की बहुमूल्य बस्तुएँ भेंठ दीं और अपनी सेना दिख- 
लाई। इस पर फिर कृपा हुई और यह शत्रु का पीछा करने 
भेजा गया। बादशाही मुंशियों ने, जो इसके घूस के इच्छुक हो 
चुके थे, लोभ तथा हेष से इसके घन एकत्र करने तथा गवन 
करने का आक्तेप किया | चुगलणोरों ने यह बात बढ़ा कर आसफ 
खाँ से कहा, जो भय से २० सफर सन्‌ ९७३ हि० ( १६ सितंबर 
सन्‌ १५६० ३० ) को मूठी शंका करके भागा । ११ वें ब् में 
सहदी कासिम खॉ गढ़े का अध्यक्त नियुक्त हुआ और आसफ खाँ 
बहुत पग्चाताप्‌ करता हुआ उस पग्रांव को छोड़कर अपने भाई 
वजीर खाँ के साथ खानेजमाँ का निमंत्रण स्वीकार कर जौनपुर में 
उससे जा पिला | पहिली ही भेंट में इसे खानेजपाँ के अत्याचार 
तथा घमंंड का परिचय मिछा; जिससे इसे वहाँ आने का पछतावा 
हुआ और जब इसने देखा कि इसकी संपति का लोभ खान- 


१७, अबुल मकारम जान निसार खाँ 


इसका नाम ख्वाजा अवुलूमकारम था | पहिले यह सुल्तान 
मुहम्मद मुअज्म का एक विश्वरत सेवक था। जब सुलतान 
मुहम्मद अकबर ने विद्रोह की कुल्न तैयारी कर ली ओर मूखे 
शाजपूतों के साथ अपने पिता के विरुद्ध भारी सेना लेकर कूच 
करने को सन्नद्ध हुआ, उस समय उसकी सेना का पूरा विवरण 
नहीं ज्ञात था । इसलिए शाहजादा मुभज्ञम ने अपनी ओर से 
अबुलमकारम को जासूस को तौर पर भेजा और यहद्द शाहजादा 
अकचर के जासूसों पर जा पड़ा । लड़ाई हो गई पर ख्याजा घायल 
होकर निकलछ आया । इस प्रकार वादशाह्‌ को इसका परिचय हो 
गया और इसे नौसदी का मंसब तथा जान निसार खाँ की पदवी 
मिल्री । रामदरों को चढ़ाई में यह भी शाहजादा मुअज्मम के 
साथ नियत हुआ ओर सात गाँव के बेरे में इसने ख्याति पाई 
तथा घावों के लेखों से इसकी वीरता का मानपत्र अंकित हुआ | 
जब शाहजादा वहाँ से लौटा तव वह अव॒लद्दसन कतव शाह 


( ८३ )» 


इस पर कृपा करते रहते थे। इसके बाद जब संता धोरपदे 
ओर शाही सेना में क्णोटक के एक आस से युद्ध हुआ तब 
अंतिम देवकोप से परास्त हुईं। खाँ घायल हुआ पर निऊल 
भागा । इसके अनंतर यह ग्वालियर का फोजदार तथा किलेदार 
हुआ और यहीं संत्तोष से रहने लगा । 

जब ओरंगजेब मर गया तब खाँ बहादुर शाह का पुराना 
सेवक होने से तरक्की की आशा में था पर मुहम्मद आजमशाह के 
पास होने के कारण इसने जल्दी में आजमशाह और सुल्तान 
मुहम्मद अजीम दोनों को प्राथना पत्र लिखे कि वह आने को 
तैयार है पर दूसरे पत्त वाले ने उसे लाने को सेना भेजी है । वह 
मार्ग मिलते हो शीत्र आ मिलेगा। इसो बीच इसने सुना कि 
धहादुर शाह आगरे आ गया है तब यह शीघ्रता से उससे जा 
मिला । बादशाह को यह पत्ता था कि यह चार पाँच सहस्र 
सवारों के साथ मुहम्मद आजम से जामिला होगा, इसलिए 
चहू इससे अग्रसन्न था। मुहम्मद आजम शाह के मारे जाने 
पर जान निसार में पश्चाताप के लक्षण देखकर कुछ समय बाद 
अपनी सेना में छे लिया। इसे चार हजारी २००० सवार 
का मंसब तथा डंका मिला । 

बहादुरशाह की मृत्यु पर फरुंखसियर के साथ के युद्ध में 
जा जहाँदार शाह के वाएं भाग से था। इसके बाद्‌ फरुखसियर 
की सेवा में रहा । जब दतक्तिण का प्रांताध्यक्ष हुसेन अली खाँ 
सीमा पर आया और शत्रु के साथ चौथ और देशमुखो देने को 
प्रतिज्ञा पर संधि कर ली और वादशाह ने उसे नहीं माना तब 
जान निसार, जो स्वभाव को समभने ,वाछा,, अछुभवी तथा 


५ 


हद 


मो, 


विधय पर एकम्त नहीं है, बादशाह सकारें वही संसार को 
मानना पड़ेगा | तात्पयं यह कि धार्मिक विषय पर, जिसमें 
मुजतहीद-गण भिन्न मत दों, जो मत वादशाह् संसार की शांति 
तथा मुसल्मानों के संतोष के लिए डचित समझें वद्दी सबको 
मान्य होगा और कुरान तथा सुन्नत का विरोधी न होते हुए 
. धार्मिक विषय पर मनुष्य के छाभार्थ जो आज्ञा बादशाह दें 
उसका विरोब करने से दोनों दुनिया में उसे द्वानि पहुँचेगी। 
न्यायशील बादशाह मुजतहीद्‌ से बढ़कर है | इसी अकार का एक 
विज्ञापन लिखा गया, जिस पर अव्दुन्नगी, मखदूमुलूमुल्क सुल्तान- 
पुरी, गाजी खाँ बदख्शो, हकीमुलूमुल्क तथा अन्य विद्वानों के 
हस्ताक्षर थे। यह्‌ काय सन्‌ ९८७ हि० के रज्जब महोने 
( अगस्त सन्‌ १५७९ ई३ ) में हुआ था । 

जब अव्दुन्नबी तथा मखदूमुलूमुल्क कई तरह की वातें इस 
विषय में कहने लगे और यह माल्म हुआ कि वे कद्द रहे हैं कि 
उस विज्ञप्ति-पत्र पर उनसे बलातू तथा उनके विचार के विपरीत 
हस्ताक्षर करा लिया गया है, अकबर ने उसी वष शेख को 
मक्का जाने वाले कारवाँ का मुखिया बनाकर कुछ घंन दे बिदा 
किया और वहीं के लिए मखदूमुलूम॒ल्क को नौकरी से छुड़ा 
दिया । इस प्रकार उन दोनों को अपने राज्य के बाहर कर दिया 
और आज्ञा दी कि वे दोनों वहीं ख़ुदा का ध्यान करते रहें और 
बिना घुलाए कभी न छौटें। जब मुहम्मद हकीम की चढ़ाई 
तथा विहार-वंगाल के अफसरों के बलवे से भारत में गड़बड़ 
मचा, उस समय अठठुल्नयी और मखदूमुल्मुल्क ने, जो ऐसा 
दी अवसर देख रहे थे, बढ़ाया हुआ वृत्तात सुनकर लौटने 


( १०१ ) 


कर कहा कि शेख को एकांत में कहना चाहता था। दमीदाबानू 
बेगम ने कहा कि पुत्र हुखित मत हो। प्रलय के दिन यह तुम्द्वारी 
मुक्ति का कारण होगा । उस्र दिन लोग कहेंगे कि किस तरह 
शक द्रिद्र मुलला ने अपने समय के बादशाह से बतोतज़ किया था 
और उस बादशाह ने उसे कैसे सहन कर लिया था | 
शेख तथा मखदूमुल्मुरक प्रति दिन अपनी कट्टरता तथा 
उलाहने से उसे अग्रसन्न करते रहे, यहाँ तक कि वह इनसे 
खफा हो गया । शेख फेजो तथा शेख अबुल्‌ फजल ने यह्‌ देखऋर 
अकबर से कहा कि इन धर्माधों से हमारा विज्ञान बहुत, बढ़कर 
है, क्योंकि वे दीन की आड़ में दुनियाबी वस्तु स॑चित करते है । 
“यदि आप बादशाह सहायता करें, तो हम छोग उन्हें तक से 
चुप कर देंगे ।” एक दिन दृस्तरख्वान पर केशर मिला भोजन 
लाया गया । जब अब्दुल्नबी ने उसे खा लिया तव अवुलूफजल ने 
कहा कि 'शेख तुम्हे घिक्कार है। यदि केसर दलाल है तो तुमने 
चादशाह पर, जो खुदा का इमाम है, क्‍यों आक्षेप किया और 
यदि हराम है तो तुमने क्‍यों खाया, जिसका तीन दिन त्तक भसर 
रहता है ।! इस प्रद्चार वरावर झगड़ा होता रहा | २२ वें वर्ष मे 
सयूरगाल तथा अन्य मददेमआश की जाँच हुई, जिससे ज्ञात 
हुआ कि शेख ने इतनो घार्मिक कट्टरता तथा तपस्या पर भी 
सबसे गुणों के अनुसार निष्पक्ष व्यवहार नहीं किया था | दर 
प्रांव में अलग अलग सद्र नियत थे.। २४ वें वर्ष में अकबर ने 
आलिमों और फकीरों का जलसा किया, जिसमे निश्चय किया 
गया कि अपने समय का वादशाह ही इम्राम और संसार का 
मुजतद्वीद है। पहिले के जिस किद्ी विद्वान का तके, जिस 


२५, अब्दुल अजीज खाँ 


यह संसार-प्रिय शेख शेख फरीदुद्दीन गंजशकर का वंशज 
था। इसके पूर्वजों का निवास-स्थान विलग्राम के पास असीमाम 
था। इसके दादा का नाम शेख अलाउद्दीन था पर वह शेख 
अलहूदिया नाम से अधिक असिद्ध था। कहते हैं कि भद्ठः के 
सैयद महमूद के पुत्र सैयद खान महम्मद का पुत्र सैयद अबुल 
कासिम को तीन लड़के थे । इनमें सैयद्‌ अब्दुल हकोम और 
सैयद अब्दुलू कादिर एक ख्री के पुत्र थे, जो इसके संबंध ही 
की थी। दूसरी सत्री से सेयद वदरुद्दीन था, जिसका असी 
प्राम में विवाह हुआ था । इसको कोई पुत्र नहीं था, इसलिए 
इसको स्री ने अपने भाई के या बहिन के लड़के को गोद ले 
लिया, जिसका नाम शेख अलहदिया पड़ा । जब सैयद अब्दुल 
हकीम का पुत्र सेयद फाजिल दौलताबाद में एक सदार छा 
दीवान था तब अल्हृदिया भी उसके साथ था। अमीर ने उसकी 
योग्यता देखकर उसे शाद्दी पड़ाव में अपना वकील बनाकर 
भेज दिया। काय को सुचारु रूप से करने के कारण शेख 
अलहददिया उन्नति करता रहा । इसे तीन लड़के थे और तीखरा 
पुत्र अब्दुरंसूल खें। इस चरित्र-नायक का पिता था। 

गाजी उद्दीन फोरोज जंग बहादुर ने औरंगजेब के समय में 
अब्दुलू अजीज को शाद्दी नौकरी दिडाई। वाद को यह योग्य 
पद तथा खिदमत-तलब खाँ पदवों पाकर वीजापुर प्रांत में 


( 3०३ ) 


का निश्चय किया। मक्का के शरीफ के मना करने और बाद- 
शाही आज्ञा के विरुद्ध वे दोनों लौटे और २७ वें वर्ष में अहमदा- 
बाद गुजरात पहुँच कर रहने लगे | बेगमों की प्राथना पर क्षमा 
करने का विचार था पर फिर से उन विद्रोहियों के कुवाच्य 
कहने पर, शेख वहाँ से बुलाया गया और हिसाब देने के 
बद्दाने कड़े केद में डाल दिया गया । यह शेख अवुलफजल फी 
निरीक्षण में रखा गया, जिसने यह समझा कर कि इसे'सार 
डालने से बादशाह उससे कुछ न पूछेगा, सन्‌ ९९२ हिं० 
( खन्‌ १५८४ ई० ) में इसे पुरानी शत्रुता के कारण गछा घोंट 
कर मरवा डाला या स्यात््‌ यह अपनी मृत्यु से मरा। 


( १०६ ) 


समय यह बहुत सी सेना एकत्र कर उस ग्रांत को चला । माग 
में मराठों नें इसको रोका ओर युद्ध में सन्‌ ११५६ दि० 
( सन्‌ १७४३ ६० ) में अब्दुल अजीज मारा गया | यह साहसी 
पुरुष था ओर तहसील के काय में कुशछ था। अकारण या 
सकारण धन वसूल करने में यह कुछ विचार नहीं करता था | 
इसका एक लड़का महमूद आलम खाँ अपने पिता के बाद जुनेर 
दुर्ग का शासक हुआ और वहँ। बहुत दिनों तक रहा । जब 
मराठों को शक्ति बहुत बढ़ गई और सहायता की कोई आशा 
नहीं रह गई तब इसने दुर्ग उन्हें दे दिया और उनसे जागीर 
पाया । लिखते समय वह जीवित था । दूसरा पुत्र खिद्मत तलब 
खी अंत में नछदुग का अध्यक्त हुआ ओर वहीं मर गया । 


( १०५ ) 


नलदुग का अध्यक्ष नियत हुआ | मुहम्मदाबाद बीदर भांत के 
आओसा का भी यही अध्यक्त बनाया गया । निजामुलूमुत्क आसफ- 
जाह के समय में यह जुनेर का अध्यक्ष हुआ और उसका कृपा- 
पात्र भी हो गया। जब निजञ्ामुलूमुल्क दक्षिण सें नासिरजंग 
शहीद को छोड़कर मुहम्मदशाह के पास चछे गए और 
बाजीराव ने युद्ध की तैयारी की तब नासिरजंग ने भी सेना 
एकन्न करना आरंभ किया और जुनार से अब्दुल अजीज खाँ को 
भी मंत्रणा के लिये बुलाया क्‍योंकि यह साहस के लिए प्रसिद्ध 
था ओर मराठों के युद्ध-कोशल को जानता था। भराठों से युद्ध 
समाप्त होने पर इसे औरंगाबाद का नाएब-सूवेदार नियत किया । 
निजामुलूमुस्क आसफजाह्‌ के उत्तरापथ से छौटने पर जब पिता-पुत्र में 
वैमनस्य हो गया और नासिरजंग खुल्दाबाद रौजा को चढा गया, 
जो दौछताबाद ढहुग से दो कोस पर है, तब अब्दुल अजीज भी 
छुट्टी लेकर आसफजाह के पास चछा आया। यहाँ कृपा कम 
देखकर यह बहाने से औरंगाबाद से चछा गया और पत्र तथा 
संदेश से नासिर जंग को रौजा से बाहर निकलने को बाध्य 
किया । अंत में वह मुल्हेर आया तथा सेना एकन्र कर औरंगा- 
बाद के सामने पिता से युद्ध करने पहुँचा । जो होना था बही 
हुआ | इस काये सें यह असफल होकर जुनेर चला गया। 
इसने आसफजाह की दया तथा नीति-प्रियता से अपने दोष 
श्षमा कराने के लिए बहुत उपाय किए और साथ ही शुप्त रूप 
से मुहम्मद शाह को पत्र तथा संदेश भेजकर अपने नाम गुजरात 
की सनद को प्राथंना की, जो उस समय मसराठों के अधिकार में 
या। जब आसफजाह का पड़ाव त्रिचिनापतली में था, उस 


है) जुलके.) 


तथा सामान सहित यह बाहर निकलछ आया । मराठों ने वचन 
तोड़ कर इसका सारा सामान लूट लिया। जब यह बाद 
धादशाह को मालूम हुई तव उसने अबुल खैर को नोकरी से 
छुड्टा दिया और एक सजावल नियत क्रिया कि वह देखे कि 
यह मकछ्ता चला गया। इसकी माता ने बहुत प्रयत्न कर इ 
आज्ञा को रद कराया पर इस दूसरी आज्ञा के पहिले ही यह 
सूरत से मक्का को रवाना हो चुका था। बहाँ। से छौटने पर इस 
पर फिर कृपा हुई और अपने पिता की पदवी पाई | बुहोनपुर में 
शाह अब्दुल लतीफ के मकबरे का यह अध्यक्ष हुआ | इसका 
चुत्र मुहम्मद नाथधिर खें उपनाम प्रियाँ मस्ती दूसरों की नौकरी 
करता है । यह भो अंत में मर गया। 


२६. अब्दुल अजीज खाँ, शेख 


यह बुहानपुर के शेत्च अब्दुल्लतीफ का संबंधी था। 
औरंगजैब ने शेख का काफी सत्संग किया था और उसे उसके 
गुण तथा पवित्रता के कारण बहुत मानता था, इसलिए शेख के 
कहने पर अब्दुल अजीज खाँ को अपने यहाँ नौकर रख लिया | 
महाराज जसवंत सिंह के साथ के युद्ध में इसने बहुत प्रयत्न 
किया, जिसमें इसे इक्कोस घाव लगे थे और इस कारण खिलअत 
तथा थोड़ा उपहार में पाया। जब ओरंगजेब दाराशिकोह का 
पीछा करता हुआ आगरे से द्रिली गया तब अब्दुल अजीज को 
डेढ़ इजारी ५०० सवार का संसव और खाँ की पद्वी मिली 
तथा वह मालवा के रायसेन ठुगे का अध्यक्ष नियत हुआ । ७ वें 
व से यह दरबार बुलाया गया और उसी वर्ष मीर बाकर खाँ की 
मत्यु पर सरदहिंद चकला का फौजदार नियुक्त हुआ | इसके बाद 
यह ओरंगाबाद-प्रांत के आसोरगढ़ का अध्यक्ष हुआ और २० वें 
बर्ष में जब शिवाजी भोंसला ने ढुग के ऊपर रस्से से सैनिक 
चढ़ाए तब इसने फुर्ती दिखत्मई और उन्हे मारा । बहुत दिनों तक 
यह वहाँ रृढ़ता से उठा रदह्दा। यह्‌ २९ वें वर्ष में सन्‌ १०९६ 
हि. (सन्‌ १६८५ ६० ) में मरा। इसका पुत्र जबुल्‌ खैर 
इसका उत्तराधिकारी हुआ और ३३ वें बषे में राजगढ़ का 
अध्यक्त नियत हुआ । जब मराठा सेना ने दुर्ग खाली कर देने 
को इससे कहछाया, तत्र भय से रक्षा-वचन लेकर अपने परिवार 


२८. अव्दुलकवी एतमाद खाँ, शेख 


यह अपनी उदारता, गुण और हृठघम के लिए प्रसिद्ध था। 
यह बहुत दिनों से शाहजादा औरंगजेब की सेवा में रहता था 
और अपने सत्य बोलने और ठोक काम करने से विश्वास वथा 
प्रतिष्ठा का पात्र वन गया । जिस समय औरंगजेब वादशाह्वत के 
लिए दक्षिण से आगरा को चला तब्र इसका मनसब नौ सदी से 
डेढ्हजारी हो गया तथा सभी युद्धों में यह साथ रहा । राजगदूदी 
के बाद इसको अच्छा मनसत्र मिला । ४ थे व एतमाद खाँ की 
पदवी पाई । यह्‌ सेवा ओर विश्वास्र में बढ़ा हुआ था वथा 
अनुभव और मामिला समभने में श्रधिद्ध था, इस लिए सव 
सरदारों से उसका सनमान और सामीप्य बढ़ गया था। कहते 
हैं कि वह एकांत में बादशाह के पास बैठता था और बहुधा 
बादशाह उसकी बात का सुनते और उसकी प्रार्थना स्वीकार 
करते थे । पर इसने कभो किसी के लिए अच्छी बात नहीं कही 
ओर दान तथा भलाई करने का मांग बंद रखा । वादशाद्द के 
सामीप्य और उत्ताद द्वोने पर भी किसी की सद्ायता नहीं 
किया । इसमें अदंछार तथा ऐँठ बहुत थी और अत्यंत घमौध 
और कठोर था । 

सईंदाई सरमद, जो असल में अपने कथनानुसार यहूदी और 
दूसरों से सुनने से अरमनों या, तथा इघछाम के मानने पर मीर 
अयुर्काधिम कंदजा को सेवा में रद कर व्यापार के कारण 


ज्दुद्दौल २ छ 
२७. मज्दुद्दौला अब्दुलअहद खां 

इसके पूर्वेज काइ्मीर के रहने वाले थे । इसका पिता अब्दुलू 
मजीद खाँ अपने देश से आकर पहिले इनायतुरला खाँ के साथ 
रहता था। उसकी मृत्यु पर एतमादुद्दीला क्रमरुद्दीन खाँका मित्र 
हो कर बादशाही सेवा में भर्ती दो गया। योग्य मुतसदी होने से 
नादिरशाह की चढ़ाई के बाद मुहम्मद्शाह्‌ के समय में खालसा' 
और तन का दीवान हो गया । इसका मनसब बढ़कर छ हजारी 
६००० सवार का हो गया और झंडा, डंका, भालरदार पालकी 
तया मब्दुद्दौला बहादुर की पदवी पाई | इसे दो पुत्र थे, जिनमें 
एक मुहम्पद परस्त खाँ जल्दी सर गया और दूसरा अब्दुल 
अहृद खाँ अपने समय के बादशाह्‌ शाहआलम को प्रसन्न कर 
बादशाही सकोर के कुछ मुकदमों का निरीक्षक हो गया तथा 
सम्राज्य का कुल काम उसकी राय पर होने लगा । इसे इसके 
पिता की पद्वी और अच्छा मनसब मिला | सन्‌ ११९३ हि० 
मे एक शाहजादे को नियमानुसार नियत कर उसके साथ सेना 
सहित सरहिंद गया । जब बह का काम इच्छानुसार नहीं हआ 
ओर सिक्‍्खों के सिवा पटियाला का जमींदार भी अमर सिंह की 
सहायता को आ गया तब यह शाहजादा के साथ छौठ आया । 
इस कारण बादशाह इससे ऋद्ध हो गया | इसके और ज्ुल्फिकारु- 
दौला नजफ खाँ के बीच पहिले से वैमनस्य चढा आ रहा था, 
इस लिए वादशाह ने इसे उसीसे केद करा दिया। लिखते 
समय यह कैद ही में था। इसको जागीर के बहाल रहते हुए. 
इसका धर और सामान जब्त हो गया था | 


समर कसकमवानन आरम्भ नकल, 


( ११२ ) 


जानता था । ९ वें बष सन्‌ १०७७ हि० में एक तुकमान कले- 
दर ने इसे मार डाछा और यह घटना विचित्र है । इसका विवरण 
इस प्रकार है कि जब तरवियत खाँ इरान के शाह अब्बास 
द्वितीय के यद्दाँ राजदृत होकर गया तो अपनी उच्छूंखलता तथा 
दुःशीलता से राजदूत के नियम न वजा लाकर उस उन्माद- 
प्रकृति शाह को क्रुद्ध करऊ पुरानी मित्रता में मेल डाल दी और 
दोनों तरफ से आक्रमण होने लगे। इसी समय काबुल के 
सूबेदार सेयद अमीर खाँ ने कुछ मुगल तुकमानों को जासूसी 
करते हुए पकड़ कर दरवार भेजा। एतमाद खाँ उनकी जाँच 
करने को नियत हुआ । उक्त खाँ इनमें से एक को, जो तुकमान 
सिपाद्दी था, बिना वेड़ी हृथकड़ी के एकांत में चुलाइर उससे हाल 
पूछने लगा । उसी समय व्‌ मूखे अपनी जगह से आगे बढ़कर 
रस नौकर के पास पहुँचा, जो उसका दृथियार रखे हुए था, 
और उसके हाथ से तलवार छीनकर उसको लिए चालाकी से 
लौट कर उक्त खाँ पर एक द्वाथ ऐसा मारा कि वह मर गया । 
पास वाढों ने भी उसको मार डाला। खाफी खां ने यह घटना 
दूसरी चाल पर अपने इतिद्दास में लिखा है | यद्यपि उक्त खाँ का 
अन्वेपण, क्योंकि लेखक और उस मृत के वीच परिचय काफी 
था, मीरातुलू आलम ओर आलमगीर नामा से भी माल्म था 
पर जो कुछ लिखा गया है वह उस कलंदर के मित्रों से सुना 
गया है तथा अजोतर है इसलिए बह यहाँ लिखा जाता है। वह 
कलंदर ईरान का एक चालाक पहलवान था ओर यह झुंड अपने * 
उपद्रव तथा उद्दंडता से सरदारों से रुपये ऐंठ लेता था और अपना 
काम चछाता था | इन आदमियों में से खूरत और बुद्दानपुर में दो 


( ११) ) 


काशान से ठट्टा आकर किसी हिंदू के फेर सें पड़. गया और 
जो कुछ उसके पास था सब छुटा कर नंगा बाबा हो गया । जब 
वह दिछी आया तथ उसका दाराशिकोह का सत्संग हुआ क्योंकि 
चह सौंदर्य के पागलों पर विश्वास रखता था। इसके अन॑त्र 
आलूमगीर बादशाह हुआ और वह घसभीरु बादशाह अपने 
शरीयत की आज्ञा का पाबंद था इसलिए मुरला अब्दुलूकवी 
को आज्ञा मिली कि उसको बुलाकर कपड़ा पहिरावे । जब 
समद्‌ को लिया छाए तब मुरला ने उससे कहा कि 'तुस क्यों 
नंगे रहते दो । कह कि शैतान कदी है और यह्द रुवाई ( उदूं 
खनुवाद ) पढ़ा[--- 
उच्चता रहते हुए मुझको बनाया नीचा। 
रहते चश्मे के मिला मुझको न दो जाम भरा ॥ 
वह बगल में मेरे में करता फिर खोज उसकी । 
इस अजब दद ने है मुझको बनाया, नंगा ॥ 
मु्ला ने दुसरे मुछ्काओं की राय से उसे प्राण दंड दिया और 
यह रुबाई ( उदूं अनुवाद ) उस पर डिख,दिया-- . 
भेद को उनकी हकोकत के कोई क्‍या जाने , 
है बह चखे वरीं से भी बलंद क्‍या साने॥ - 
पुस्ला' कहता है कि फलक तक अहमद जावे | 
कहता सरमद्‌ है कि फडटक नीचे आने॥ 
वास्तव में उसके सारे जाने का सवच उसका दारा शिकोह फा 
साथ था, नहों तो वैसे नंगे साधु हर कूचे और गली में 
घूमते रहते हैं । 
इसके साथ साथ मुल्ला अच्छुलूकवी व्याकरण अच्छी तरह 


२६. अब्दुलमजीद हरवी, ख्वाजा आसफ खाँ 


यह शेख अबृबक़ तायबादी का वंशवर था, जो अपने 
समय का एक सिद्ध साधु था। जब सन्‌ ७८२ हि० ( सन्‌ 
१३८०-१ ३० ) में तैमूर हेरात विजय को चला, जिसका 
शासक मलिक गियासुद्दीन था, तब वह तायवाद आया । उसने 
शेख को कहला भेजा कि वह उससे मिलने क्‍यों नहीं आया। 
शेष्व ने कहा कि मुझे उससे क्या मतरूब है। तब तेमूर स्वयं 
उसके पास गया और उससे पूछा कि आपने मलिक गियापउुद्दीन 
को क्यों नहों ठीक सम्मति दी | उसने उत्तर दिया कि मेंने अवश्य 
उपदेश दिए पर उसने ध्यान नहीं दिया । खुदा ने तुम्हें उसके 
विरुद्ध भेजा है, अब में तुम्हे उपदेश करता हूँ कि न्याय करों । 
यदि तुम भी ध्यान न दोगे तो खुदा दूसरे को तुम पर भेजेगा । 
अमीर तेमर कहां करता था कि हमने अपने राज्य काज् में जिस 
दवश से बातचीत की, उसमें प्रत्येक अपने हृदय में अपना दी 
ध्यान रखता था, केवल इसी शेख को हमने अहमत्व से 
अलग पाया । 

ख्वाजा अच्दुलमजीद हुमायूँ का सेवक था और भारत के 
अधिकार के समय यद्द अपनी सचाई तथा कौशछ के कारण 
दीवान नियत हुआ था | जब अकबर बादशाह हुआ तब ख्वाजा 
दीवानी से सदारो में आ गया और खड़ग तथा लेखनो का मिलन 
हुआ । जब अकवर चैराम खाँ के सिलसिले में पंजाब गया तव 
ख्वाजा को आस खाँ को पदवी मिली और दिल्‍ली का अध्यक्ष 


६8: 


बार काम हो चुके थे । जब यह दिल्‍ली आया तब रानी सरदारों 
से उत्साह पाकर इसने कुछ कलंदर इकट्ठे कर लिए ओर सब बाग 
में प्रति दिन एकत्र होकर गाना, बजाना करने छगे | इस हाल के 
प्रसिद्ध होने पर इन पर कुछ लोग कीमियागरी, डाक्ा और चोरी का 
शक करने लगे | अंत में समाचार मिला कि वह शाह का जासूस 
है। उसकी बहादुरी और साहस सबको मालूम था इसलिए 
कोतवाल अवसर के अनुसार जिस समय वह सोया था उस 
समय उसको केद्‌ कर हथकड़ी बेड़ी पहिराकर बादशाह 
के सामने ले गया। एतमाद्‌ खाँ पता लगाने के लिए नियत 
हुआ। पूछने पर उससे बार बार कहा कि में यात्री हैँ लेकिन कुछ 
लाभ नहों हुआ और उसे मौलिक घमकी दी गई | उस सृत्यु- 
संकट में पढ़े हुए ने देखा कि अब छुटकारा नहीं है तब कहा कि 
यदि क्षमा मिले तो जो बात है नवाब के कान में कह दूँ। 
पास पहुँचकर वह इस प्रकार मुका कि मानों वह कुछ कहना ही 
चाहता है, पर इस कारण कि उसके दोनों हाथ वँधे हुए थे 
उसने अँगुलियों के सिरे से नीमचे को, जो एत्तमाद खें की 
मसनद्‌ पर रखा हुआ था, फुर्ती और चालाकी से उठाकर म्यान 
सहित उसके सिर पर ऐसा सारा कि सिर खीरे की तरह फट 
गया । बादशाह ने उसके मारे जाने का हाछ सुनकर बहुत शोक 
किया और उसके लड़कों और संबंधियों को मनसव भादि दिया। 


हाथ में था । उसने अपने साहस, राज्य-्कौशल तथा न्याय से 
कुछ प्रांत को एक कर रखा था। उस प्रांत में गढ्ठा एक भारी 
नगर था और कंटक एक गाँव का नाम है । दूतों से उस प्रांत के- 
मार्गों का कुल हाल जानकर ९ वें वर्ष में दस सहस सवारों के 
साथ उस पर चढ़ाई की। रानी उस समय तक अपनी सेना 
एकत्र नहीं कर सकी थी इसलिए थोड़ी ही सेना के साथ युद्ध 
करने को तेयार हुईं। उसने कह्दा कि हमने इस देश का बहुत 
दिनों तक राज्य किया है अब किस प्रकार भाग सकती हूँ 
ससंमान म॒त्यु अप्रतिष्ठित जीवन से उत्तम है ।! उसके अफसरों ने 
कहा कि युद्ध करने का विचार बहुत ठीक है पर उपाय के सुमाग 
को छोड़ देना साहस की नीति नहीं है| उन्‍हें कोई स्थान तब तक 
के लिए दृढ़ कर लेना चाहिए, जब तक कृत सेना तेयार न हो 
जाय । यही किया गया | जब आसफ खाँ गढ़ा ले छेने पर भी 
हीं लौटा, तब रानी ने अपने अफसरों को बुलाकर कहा कि 
'में युद्ध दी चाहती हूँ । जो यही चाहता हो वह हमारा साथ दे । 
तीसरा मार्ग नहीं है। विजय या झत्यु ये दी दो माग हैं 
युद्ध आरंभ कर दिया । जब उसे समाचार मिला कि उश्का पुत्र 
वीरशाह घायछ हो गया तब उधने आज्ञा दी कि उसको युद्ध 
क्षेत्र से हटाकर सुरक्षित स्थान में ले जाँय पर जब स्वयं घायछ 
हुईं दव अपने एक विश्वाप्तपात्र से कहा कि युद्ध में तो में द्वार 
गई पर ईश्वर न करे कि में नाम तथा ख्याति में पराजित हो 
जाऊँ। इसलिए तुम अपना कार्य पूरा करों और मुमे छुरे से 
सार डालो । पर उसका साहस नहीं पड़ा तब उसने स्वयं अपने 
द्ाथ से जान दे दी । अब आसफ खाँ चौरागढ़ विजय करने गया, 


( ११५ ) 


हुआ | इसे डंका, झंडा तथा तीन हजारी संसब मिला। जब 
अदली के गुलाम फत्त, जिप्ने चुनार पर अधिकार कर 
लिया था, ढुगे देने को तेयार हुआ तब आसफ खाँ बादशाही 
आज्ञानुसार शेष्व मुहम्मद गैस के खाथ वहाँ गया और उस पर 
अधिकार कर लिया। सरकार कड़ा मानिकपुर भी इसे जाभीर में 
मिला । इसी समय गांजी खाँ तनवरी, जो एक मुख्य अफगान 
अफसर था तथा अकवर के यहाँ कुछ दिन से सेवक था, भागा 
और, भट्टा प्रांत में चला गया, जो स्वतंन्न राज्य था । यहाँ सुरक्षित 
रहकर पड़यंत्र करने लगा । ७ वें वर्ष में आसफ खाँ ने वहाँ के 
राजा रामचंद्र को संदेश भेजा कि वह अघीनता स्वीकार कर ले 
ओर विद्रोहियों को सॉंप दे । राजा ने अहंकार के कारण विद्रो- 
हियों से मिलकर युद्ध को तेयारी की। आसफ खाँ ने वीरता 
दिखलाई और भगैल्ों को मारा । राजा परास्त हो कर वांघवगढ़ में 
जा बैठा, जो उस भांव का हृदृतम हुगे है । अंत में उसने अधीनता 
स्वीकार कर लिया और अकबर के पास के राजाओं के 
मध्यस्थ होने पर आसफ खाँ को आज्ञा मिली कि राजा पर अब 
चढ़ाई न करे | इस पर आसफ खाँ हट आया पर इस विजय से 
उसकी शक्ति बढ़ गई थी, इसलिए गढ़ा विजय करने का उसने 
विचार किया। भट्टा फ्रे दक्षिण में ग्रोंडवाना नामक एक विछ्तृत 
प्रांत है, जो डेढ़ सौ कोस लंचा और अस्सी कोस चौड़ा है। 
कहते हैं कि पहिले इसमें अस्सी सहसू ग्राम थे । 
यहाँ के निवासी अधिकतर नीच जाति के गोंड हैं, जो 
हिंदुओं से घृणा को दृष्टि से देखे जाते हँ। पहिछे बहुत से 
राजों ने राज्य किया था पर इस सम्रय शासन राजी हुगावतों के 


( ११८ ) 


जमाँ के हृदय में समा गया है तब भागने का अवसर देखने 
लगा । इसी समय खानजमाँ ने इसको अपने भाई वहादुर खाँ के 
साथ अफगानों पर भेजा पर इसके भाई वजीर खाँ को अपने 
पास रख लिया। तब दोनों भाई ने भागना निश्चय कर 
मानिकपुर से अपना अपना राघ्ता लिया । बहादुर खाँ 
ने पीछा किया और युद्ध हुआ। आसफ खाँ हार गया 
ओर पकड़ा गया। उसी समय वजीर खेँ वहेँ। पहुँच गया 
ओर कुल बृत्तांत से अवगत हुआ | वहादुर खाँ के सैनिक 
लटने में लगे थे इसलिए वजोर खें के घावा करने पर व॑ 
दुर खा भागा । भागते समय उसने आसफ खेँ को मार डालने 
का इशारा किया, जो द्ाथी पर वँधा हुआ था। उस पर दो एक 
चोट हुए और उसकी ऊँगढियाँ कट गई तथा नाक पर बाव 
हो गया पर वजीर खँ के पहुँचने से वह बच गया। सन्‌ ९७३ 
हि० ( सन्‌ १५६५-६६ ई० ) में दोनों भाई कड़ा पहुँचे | 
आसफ खा ने वजीर खा को मुजफ्फर खा तुरबती के पास 
आगरे भेजा कि वह मध्यस्थ होकर क्षमा पत्र दिला दे | मुज- 
फ्फर खी आज्ञानुसार सन्‌ ९७४ हि० में पंजाब जाता था और 
वजीर खो को साथ लिवा जाकर शिकारखाने में अकबर के 
सामने हाजिर कर क्षमा करने की प्रार्थना की । आज्ञा हुई कि 
आसफ खो मजनू खो के साथ कड़ा मानिकपुर की सीमा को 
रक्षा करे । उसी दर्ष अकबर ने फुर्ती से कूच कर खानजमाँ 
और वहादुर खो को मार डाछा । इस युद्ध में आसफ खाँ ने 
उत्साह तथा राजभक्ति दिखलाई। सन्‌ ९७५ हि० ( सब 
१५६८ ३०) में इसे द्वाजी मुहन्पद खा सीत्तानी के बदले वीआना 


( ११७ ) 


(जिसे वीर शाह ने दृढ़ कर रक्खा था और जो दुगे तथा राजधानी 
होते अपने कोषागारों के लिए प्रसिद्ध था। युद्ध में चीर शाह ने चीर 
गति पाई और दढुगे विजय हो गया । आसफ खाँ अपनी इस विज्ञय 
पर, जो इसके जीवन का सबसे बड़ा कार्य था, बहुत कोप पाने से 
बड़ा बमंडी हो गया । उसने कुमार्ग ग्रहण (किया और एक सहसख्र 
हाथियों में से केवबछ दो सी हाथी बादशाह के पास मेजे। 
१० वें वर्ष में जब खानेजमों शेवानी ने पूर्व में नियुक्त उजबेम 
अफसरों से मिलकर विद्रोह क्रिया और मानिकपुर दुगे में 
मजरन खाँ काकशाल को घेर लिया तव आसफ खाँ पाँच सहस्‌ 
सवारों सहित उसकी सहायता को आया । जब अकबर 
विद्रोह-दमन के लिए उस प्रांत में आया तब आसफ खाँ ने हाजिर 
दोकर गढ़ा की वहुमूल्य बस्तुएँ भेंट दीं और अपनी सेना दिख- 
लाई । इस पर फिर कृपा हुई ओर यह शत्रु का पीछा करने 
भेजा गया। बादशाही मुंशियों ने, जो इसके घूस के इच्छुक हो 
चुके थे, लोभ तथा छेंप से इसके घन एकत्र करने तथा गवन 
करने का आक्तेप किया | चुगलखोरों ने यह बात बढ़ा कर आसफ 
खाँ से कहा, जो भय से २० सफर सन्‌ ९७३ हि० ( १६ सितंबर 
सन्‌ १५६५ ई० ) को मूंठी शंका करके भागा। ११ वें बे में 
सहदी कासिमस खॉ गढ़े का अध्यक्त नियुक्त हुआ और आसफ खाँ 
चहुत पत्चातापू करता हुआ उस प्रांत को छोड़कर अपने भाई 

वजीर खाँ के साथ खानेजमाँ का निमंत्रण स्वीकार कर जौनपुर में 

उससे जा मिलना । पहिली ही भेंट में इसे खानेजमाँ के अत्याचार 

तथा घसंड का परिचय मिडा, जिससे इसे बहाँ आने का पछतावा 

हुआ और जब इसने देखा कि इसकी संपति का लोभ खान- 


३०. आअव्दल वहाव, काजीउल कुजात 
| हज. का. 


यह गुजरात-पत्तन-निवासी शेख मुहम्मद ताहिर बोहरा का 
पौत्र था । मुहम्मद ताहिर में अनेक गुण थे और वह ह॒ज्ज कर 
आया था, जहाँ उस से शेख अलो मुत्ताकी से भेंट हुई थी। यह 
उसका शिष्य हो गया और अपने समय का पवित्रता, सिद्धाई तथा 
शरअके ज्ञान में अद्वितीय हुआ । जब यह अपने देश को छोटा 
तब अपनी जाति में प्रचलित विश्वास तथा व्यघहार को 
छोड़कर जौनपुर के सैयद मुहम्मद के महृदवी मताहुलंबियों को 
दमन करने में प्रयत्न किया । धर्म-शासत्र के विद्यार्थियों के लिए 
अपने गुरु शेख के अंतिम उपदेशों के अनुसार नियम बनाएं 
तथा उसपर उपदेश दिए। वह बहुधा कहता कि क्‍यों न एक 
मनुष्य दूसरे के ज्ञान से लाभ उठाए। मजमउलू बहार गरीबुल्ल- 
ग़ातुलहददीस नामक इसकी एक रचना प्रसिद्ध है। सन्‌ ९८६ 
हि? ( सन्‌ १५७८ ३६० ) में उज्जैन और सारड्जपुर के बीच के 
सड़क पर कुछ मलुष्यों ने इस पर आक्रमण कर इसे मार डाला | 
कहते हैं. कि उसने शपथ खाई थी कि जब तक उसकी जाति के 
हृदय से शिआपन का अंधकार तथा अन्य कुफ़ निकल न जायगा, 
तब तक वह पगड़ी नहीं बाँघेगा। जब सन्‌ ९८० द्वि० ( खन्‌ 
१०७२ ३० ) में अकबर गुजरात आया तथ शेख से भेंट की 
ओर उसके सिरपर पनड़ी बाँबी तथा कहां कि आपके शपथ को 
पूरा करना हमारा काम है । उच्चने मिर्जा कोका को गुजरात में 


( ११९ ) 


जागीर में मिला, कि यह वहाँ जाकर राणा उदयसिंह के विरुद्ध 
तेयारी करे। जब उस वर्ष में रवीउछू औव्वछ महीने के सध्य 
( सितं० १५६७ ई० ) में अकबर राणा को दंड देने के लिए 
आगरे से रवाना हुआ तब उसने जयमल को, जो पहिले मेड़ता सें 
था, चित्तौड़ में छोड़ा और स्वयं जंगलों में चला गया। 
आसफ खँ ने इस घेरे में बहुत काम किया। चित्तौड़ एक 
पहाड़ी पर है, जो एक कोस ऊँचा है और यह एक ऐसे मैदान में 
है, जिसमें और कोई ऊँचा टीला आसपास नहीं है। इसका 
घेरा नीचे छ कोस है और ऊपर जहेँ दोवाल है तीन कोस है । 
पत्थर के बड़े तालाबों के सिबा, जिसमें बषों का जल रहता है, 
ऊँचे पर सोते भी हैं । चार महीने सात दिन पर १२ वें व में 
२५ शाबान (२४ फरवरी सन्‌ १५६८ ६० ) को दुगे टूटा और 
वित्तौड़ का कुछ सरकार आसफ खेँ को जागीर में मिला । 


( १*%२ ) 


जब वह्द दक्षिण की चढ़ाई पर भेजा गया ओर राजधानी के पाप्त 
कुछ दिन तक सेना को अग्रिम वेतन दिलाने के लिए रुका रहा 
तब उसे ज्ञात हुआ कि तीन चार लाख रुपयों के मूल्य का 
काश्मीर तथा आगरा का मार, जिसे काजी ने खरीदा था, 
अहमदाबाद के अन्य सौदागरों के माल के साथ भेजा जा रहा 
है। यद्द काजी से वेमनस्य रखता था, इसलिए इन सबको छीन 
लिया और सेना में वेत्तन रूप में वित्तरित कर दिया। जब बाद- 
शाह को यह सूचित किया गया तब महाबत ने उत्तर लिखा कि 
आवश्यकता पड़ने से सौदागरों से ये सामान उधार लिए गए थे, 
जो मुनाफे सहित लौटा दिए जायेंगे । क्राज़ी ने समझ लिया छढि 
वह कुछ नहीं कर सकता, केवछ मौन घारण कर सकता है । 
१७ वें व्ष में बरावर बीमार रहने से वह हसन अब्दाल से 
राजघानी आया । छाह्दौर का काज़ी अली अकबर उसका स्थाना- 
पन्न काज़ी नियत हुआ। यह्द १९ वें वर्ष के आर॑भ में १८ 
रमजान सन्‌ १०८६ हिं० ( २६ नवंबर १६७५ ३० ) को दिल्ली 
में मर गया | 

इसके चार छड़के थे। बड़ा शेखुल इसछाम राजधानी का 
काज़ी हुआ। यह अपने पिता की मृत्यु पर वादशाद के बुलाने पर 
आया और कंप का क़्ाज़ी हुआ । इसमें बनावट नहीं थी | इसने 
अपने पिता के छोड़े घन में से एक दाम तक नह्दों लिया, जो सब 
मिलाकर एक लाख अशफों, पाँच लाख रुपये, जवाहिरात आदि 
था, ओर सब अन्य हिस्मेदारों में वॉट दिया । इसने उचित जीवन 
व्यतीत किया । समय के प्रभाव को समझ कर, जब मलुष्य मूठ 
तथा अत्याचार के आदी दो गए थे, यह साक्षी वथा साक्ष्य पर 


| 


( १२) ) 


नियत किया और शेख ने उसकी सहायता से अपनी जाति की 
बहुत स्री चाल वंद करा दी। कुछ समय बाद जब वहाँ का 
शासन एक पारसीय सदोर को मिला, तव उसको सहायता से 
उसकी जाति वाले फिर अपनी रिवाज चलाने लगे | शेख ने अपनो 
पगड़ी फिर उतार पटकी और आगरे को चला । सैयद वजीउद्दीन 
गुजराती के मना करने पर भी उसने नहीं माना और जो होना था 
वही हुआ । उसका शव मालवा से नद्दरवाला, जो पत्तन का दूसरा 
नाम है, लाया गया और अपने पूवजों के मकबरे में गाड़ा गया। 
काजी अब्दुल वहाव घर्मशात्व का अच्छा ज्ञाता था और 
शाहजहाँ के समय में अपने जन्मस्थान पत्तन का बहुत दिनों 
तक काजी रहा। जब शाहज़ादा औरंगजेब दक्षिण का शासक 
हुआ तब यह उसकी सेवा में उपस्थित हुआ और सम्मान 
पाया । औरंगजेब के गद्दी पर बैठने के समय से अउ्दुलू बहाब 
सेना का काज्जी नियत हुआ और अच्छी प्रतिष्ठा पाईं। इसके 
पूर्वजों में से किसी मे इतना ऊँचा पद नहीं पाया था, क्योंकि 
वादशाह कट्टर घामिक था जो इतने बड़े देश का साम्राज्य कुफ 
प्रिटाने के नियमों पर कायम रखना चाहता था। नगरों तथा 
कस्षों के काजी वहाँ के शासकों से मिलकर दुंड॒ का स्वत्व सोने के 
बदले बेचते थे । बादशाह का क़्ाज़ी, जो अपने को फक्कीर तथा 
थार्मिक प्रकट करता था, हरएक कार्य में हस्तक्षेप करता था 
और "केवल में दूसरा नहीं” का झंडा झँचा किए था | उच्च पदस्थ 
अफसर उससे डरते तथा डाह करते थे । इन सब ढोंग के होते 
रुपये का ढेर बदोरने तथा जमा करने में ये काज़ी बहुत बढ़े हुए 
थे। महावत लद्दरास्प अपने साहथ के लिए प्रसिद्ध था। एकबार 


( १२४ ) 


चला गया । बादशाह ने दुःखित होकर कहा कि “वही सुख्री है 
जो हज्ज करने के वाद दुनिया के फंदे में नहीं पड़ा !! दो सौ 
वर्ष के तैमूरी राज्य में कोई काजी परित्रता तथा सचाई के छिए 
इसके समान नहीं हुआ । जब तक यह्‌ काजी रहा बराबर उस 
पद से हटने का प्रयत्न करता रहा । वादशाह इसे नहीं जाने देता 
था पर बीजापुर चढ़ाई में, जब मुसस्मानों के विरुद्ध लड़ाई थी, 
यह हट गया । 

जो लोग घर्म को संसार के बदले बेचते हैं, वे इस पद को 
बहुत चाहते हैं. और इसे पाने के लिए घूस में बहुत व्यय करते 
हैं, जिससे उसके मिलने पर बहुतों का हक मार कर उसका 
सेकड़ों गुणा कमा लें | वे निकाह और महर की फीस पर अपनी 
माता के दूध से बढ़कर स्वत्व समभते हैं | कस्यों के वंश परंपरा 
के काजियों को क्या कहा जाय, क्‍योंकि उनके लिए शरञ्ञ का 
जानना शत्रु का काम है और देशपांडे के रजिप्टर तथा जमींदारों 
का कथन उनके लिए शरअआ और पवित्र पुए्तक है। काजियों के 
ज्ञान तथा व्यवहार के विपय में यह कद्दा जाता है कि प्रत्येक तीन में 
एक स्वर्ग का है। ख्वाजा मुहम्मद पारसा ने फप्ठुलखिताब में 
लिखा है कि 'हाँ वह काजी वहाँ है पर वह स्वग का काजी 
है। इस जाति के कुकर्मा तथा मूखंताओं का कौन वर्णन कर 
सकता दे, जो गँवारों से भी बुरे हैं । 

मत शेखुल इसलाम को चार संतान थों | इन्दों में एक शेख 
सिराजुद्दीन वरार का दोवान हुआ । इक्षने भो शाहों नौकरी छोड़ी 
और दवश का वाना बनाया । ख्वाजा अव्दुरंहमान का यह शिष्य 
हुआ, जिसने बहुत दिनों से पदवी तथा घन को त्याग पत्र दे 


( १२३ ) 


भरोसा न कर बादी तथा प्रतिवादी में सुलह कराने पर विशेष 
प्रयत्न करता । 

कहते हैं कि बादशाह ने बीजापुर तथा द्देद्राबाद की चढ़ा- 
इयों के घर्म पुर्ण होनेपर इससे पूछा था पर इसने उसके विचार 
के विरुद्ध अपनी सम्मति दी थी। २७ वें बष में खुदाई आज्ञा 
से नौकरी छोड़ कर अन्य सांसारिक वंधनों को भी तोड़ डाला | 
बादशाही कृपाओं ओर बुलाने पर भी इसने नौकरी की ओर 
रुचि नहीं की । इसके कहने पर काजी अब्दुल बहाब के दामाद 
सैयद अबू सईद को कंप का काजी नियत किया, जो राजघानी में 
था। २८ बें वर्ष में मका जाने की छुट्टी ली और इसके सूरत 
लौटने पर औरंगजेब ने इसे घुछठा भेजा और इसपर ऋृपाएँ की | 
जैसे कई बार उसने अपने हाथ से इसके कपड़े में इत्र लगाए 
ओर काजी तथा सद्र पद्‌ स्वीकार करने को स्वयं कहा । 
इसने अस्वीकार कर दिया और अपने देश जाकर अपने पू जों 
के मकबरों को देखने तथा अपने परिवार से मिलने के बाद लौट 
आने के लिए छुट्टी को प्राथना की | इसके बाद यह खुदा से दुआ 
करता कि बादशाही काम से पुनः अपवित्र न होने पावे । ४२ दें 
वर्ष में एक श्रेम-पूर्ण फोन इसके भाई नूरुलृहक के' हाथ भेजा 
गया कि यदि वह बादशाह के पास उपस्थित होकर सद्र की 
पदची स्वीकार करें तो वह उसे मित्र जाएगी। इसने लाचार 
दोकर इच्छा न रहते हुए भी अहमदाबाद से यात्रा आरंभ कर 
दी क्योंकि यह संसार से अछग रहकर सच्चे ईश्वर से मिलना' 
चाहता था । उसी समय यह बहुत बीमार हो गया और सन्‌ 
२११०९ हि० ( सन्‌ १६९८ ३० ) में जहाँ जाना चाहता था वहँ 


( १२६ ) 


लगा तब इनमें से कुछ लोग उस समय के मुल्लाओं के उपदेश पर 
सुन्नी हो गए, जो सभी सुन्नी थे। इन दोनों में आरंभ दी से 
मंगड़ा तथा वैमनस्थ चला आ रहा था, इसलिए अब भी वह 
झगड़ा उठता है । जो शीआ बचे हैं, व सवंदा अपनी जाति के 
पवित्र तथा विद्वान मनुष्य को मानते हैं. और उन्हीं से धार्मिक 
बातें पूछते हैं। वे अपने धन का पौचवा हिध्सा मदीना के 
सेयदों को भेजते हैं और जो कुछ दान करते हैं वह सब्र पूर्वोक्त 
विद्वान को देते है, जो उमच्ती जाति के गरीबों में वौटता है । 


( 4रए )' 


दिया था और खुदा पर श्रद्धा के द्वार को खटखदाता रद्दा था 
तथा जो खुदा को याद और ध्यान का गुरु हो गया था। 
औरंगजेब की झुत्यु पर यह शेख के साथ राजधानी आया और 
अपने समय पर मर गया । दूसरा पुत्र मुहम्मद इकराम था, 
जो बहुत समय तक अहमदाबाद का सदर रद्दा। इसे शेखुल- 
इसलाम की पदवी मिली | अंत में अंधा होकर सूरत में रहते' 
लगा, जहाँ चतमान राजा के समय, मर गया । काजी अब्दुल 
वहाव के पुत्रों में नूरलृहक भी था, जो दोनों एक दूसरे से बहुत 
मिलते थे । एक दिन बादशाह को शक हो गया कि इनमें कौन- 
कौन है । वड़ा सेना का हिसाव रखने वाला था और दूसरा 
दारोगा-खास था । अच्दुल्‌ हक मुहम्भद का पुत्र मुहम्मद मआली 
खाँ शराबी तथा संगीत-प्रेमी था । स्वयं बिना लज्ना के गाता 
वजाता । शिकार का भी शौकोन था । वतमान राज्यकाल में यह 
बरार के अंतर्गत मलकापुर का बहुत दिनों तक फोजदार रहा, 
जो बुहानपुर से १८ कोस पर है। अट्टारह व के लगभग हुए 
कि वह मर गया । 

भारतीय भाषा में बोहरा का अथ व्यापारी है और इस 
जाति के बहुत आदसी व्यापारी हैं, इसलिए ये बोहरा कहछाए । 
कद्दते हैं कि इसके साढ़े चार सौ बे पहिले मुल्ला अली नामक 
विद्वान के प्रोत्साहन से, जिसका सकवरा खंभात में है, गुज- 
रात के कुछ मनुष्य, जो उस समय मूर्ति-पूजक थे, मुसलमान 
हो गए। बह इम्रामिया था, इसलिए यह सब वही हुए । उसके 
वाद जब सुलवान अहमद, जो दिल्ली के छुलवान फोरोजशाह् का 
एक विश्वस्त अफसर था, यहाँ। आया और इसलाम धर्म फेलानेः 


३२. अब्दुल्ला अनसारी मख़दूमुल मुल्क, मुल्ला 


यह शेख शम्सुददीन सुलतानपुरी का पुत्र था | इसके पू्े्ोंने 
मुलतान से सुल्तानपुर आकर इसे अपना निवासस्थान बनाया | 
मौलाना अव्दलकादिर सरहिंदी से अब्दुल्ला ने पढ़ा और न्याय 
तथा धम शास्त्र का पूण ज्ञान भ्राप्त किया। इसकी विद्वत्ता की 
प्रसिद्धि संसार में फेली | इसने मुल्छा की टीका पर हाशिया 
लिषा और पेगन्बर की जीचनी पर मिनहाजुद्दीन लिखा। खुदा 
उसपर तथा उसके परिवार पर शांति भेजे । त्तत्कालोन शाहंगए 
उसका सम्मान करते थे ओर हुमायूँ उस पर श्रद्धा रखता था। 
शेरशाह ने अपने समय उसे सदरुछ इसछाम की पदवी दी। 
एक दिन सलीम शाह ने दूर पर इसे देख कर कहा कि वावर 
बादशाह को पँच लड़के थे, चार चछे गए और एक रह गया । 
सरमस्त खे ने कहा कि ऐसे पडचक्री को क्‍यों रहने देते दें ? 
उसने उत्तर दिया कि इससे उत्तम आदमी नहीं मिलता। 
जब मुरछा पास आया तब सलीम शाह ने उसे तख्त पर बिठाया 
ओर बीस सहस्ध रुपये मूल्य की मोती की माला दी, जिसे उसने 
उसी समय भंँठ में पाया था। मुल्ला कट्टर था, जिसे छोग घर्म- 
रक्षक समझते थे और घमे को ओट में वह बहुत वैमनध्य दिखलाता 
था। जेसे मुल्ला ही के प्रयत्न से शेख अलाई मारा गया था | 
शेल्च अलाई शेब्र हसन का छड़छा था, जो वंगाल का एक बड़ा 
शेख था। उसने अपने पिता से बाह्य तथा आभ्यवर ज्ञान आठ 


ही 


३१. अबुल हादी, ख्वाजा 


यह सफदर खेँ ख्वाजा कासिम का बड़ा पुत्र था। शाह- 
जहँ के राज्य के आरंभ में यह सिरोज में था, जहाँ इसके 
पिता की जागीर थी | ४ थे वर्ष में जब खानजहँ। छोदी द्रियाखी। 
रुद्देला के साथ दक्षिण से मालवा के इस आम सें आया तब 
इसने उसकी रक्षा का भार लिया। २० वें वष में इसका मंसव 
नौ सदी ६०० सवार का था पर २१ वें में बढ़कर डेढ़ हजारी 
८०० सवार का हो गया, जिसमें २३ वें ब्षे में २०० सवार 
चढ़ाएं गए । २६ वें वर्ष में यह दारा शिकोद के साथ कंधार की 
चढ़ाई पर गया। विदाई के समय इसे दो हजारी १००० 
खवार का संसव, खिलअत तथा चौंदी के साज सहित घोड़ा 
मिला । २७ वें चध में इसे झंडा भी मिल्ला। ३० वें वपष 
सन्‌ १०६६ हि० (सन्‌ १६५६ ३० ) में यह मर गया। 
इसके लड़के ख्वाजा जाह का ३० वें चष त्क एक हजारी 8०० 
सवार का मंसब था ) 


( १३० ) 


भेजा और इतने छांत मुक्के कोड़े उस पर बरसे कि वह वेदोश हो 
गया । जब तक उसे होश था वह वरावर कहता रहा या खुदा 
हमारे दोषों को क्षमा कर । जब वह होश में आया तब मद्ददवी- 
पन छोड़ दिया और सन्‌ ९९३ हि० ( १५८५० ई० ) में अकवर 
के अटक की ओर जाते समय उसकी सेवा कर ली । इसे सर- 
हिंद में कुछ भूमि इसके पुत्रों के नाम मददे मआश में मिल गई 
और, यद्द नव्बे बष की अवस्था में सन्‌ १००० छवि० (१५९२३०) 
में मर गया ) 

नियाजी कार्य समाप्त होने पर मुलला अब्दुल्ला ने सलीम- 
शाह को फिर उभाड़ा और उसने शेख अलाई को हिंडिया से 
बुलाया । सडीमशाह ने फिर अपना प्रस्ताव किया और शेख ने 
उसे स्वीकार नहीं किया । सलीमशाह ने मुल्ला से कहा कि अब 
तुम और यह जानो । मुल्ला ने उसे कोड़े मारने को कहा और 
तीसरे कोड़े में वह मर गया । उसका शब हाथी के पाँव में बाँव 
कर जनता को दिखलाया गया। कहते हैं कि उस दिन ऐसी 
तेज हवा बहो कि मनुष्यों ने महशर ( प्रलय ) आया समझा । 
इतने फूछ शेख के शव पर बरसे कि वह उसी में गड़ सा गया । 
इसके वाद सलीम शाह ने दो व भी राज्य नहीं किया | जब 
हुमायूं भारत आया और कंधार विजय किया तब उसने मुल्छा को 
शेखुलू इसलाम की पदवी दी । इसके बाद अछवबर ने बादशाह 
होने पर मुलला को मखदूमुल्मुल्क को पदवी दी और वैराम खाँ 
ने परगना तानग्वालः दिया, जिसकी एक लाख वहसील थी 
तथा उसे सब सदार के ऊपर कर दिया। यह साम्राज्य का 
एक स्तंभ दो गया । कुछ महोनों और सालों के बीतने पर जब 


( १२९ ) 


किया था और हज्ज से छौटने पर बियाना में ठदरा । यहीं सत्य 
के पालन तथा असत्य के निराकरण में छग गया। इसी 
समय शेख अब्दुल्छा नियाजी भी बियाना में आकर बस गया। 
यह शेख्व सलीम चिश्ती का अनुगामी था और मका से लौदने 
पर सेयद मुहम्मद जौनपुरी का साथी हुआ, जो अपने को सदृदी 
कहता था। शेख अलाई ने उसकी प्रथा का.समर्थन किया और 
उससे स्वॉस रोकना सीखा, जो मह॒द्बियों में एक चाल है. और 
आशम्चयेजनक काम दिखलाने की ख्याति प्राप्त की। बहुत से 
अनुयायियों के साथ खुदा में विश्वास रख दिन व्यतीत किए। 
रात्रि के समय कुल घरेलू बर्तन, यहाँ तक कि पानी के पान्न भी 
खाली छोड़ दिए जाने पर सुबह सब भरे मिलते थे। मुट्छा 
अब्दुल्ला ने उस पर धर्म में जादू का तथा कुफर का दोष लगाया 
और सलीम शाह को उसे बियाना से बुलाकर मुल्लाओं से तक 
करने पर बाग्य किया | शेख अलाई विन्नयी हुआ । उस बहस में 
शेख मुबारक ने उसका पक्त लिया, इसलिए उस पर भी मह॒दवी 
होने का दोष छगाया गया । 

सलीम शाह पर अलाई का प्रभाव पड़ा और उसने 
उससे कहा कि महदचीपन छोड़ने पर उसे वह साम्राज्य 
का धार्मिक दिसावी बना देगा और यदि वह ऐसा न करेगा तो 
उसे तुरंत देश त्याग देना चाहिए क्योंकि उलमा ने उसे मार 
डालने का फतवा दिया है । शेख दक्षिण चला गया । जब सलीम 
शाह पंजाब के नियाजियों को दमन करने गया तब मुल्लछा 
अच्छुल्ला ने चतलाया कि शेल्ल अब्दुल्ला नियाजियों का पीर है । 
सलीम शाह ने सन्‌ ९५० हिं० ( १५४८ 8३०) में उसे बुला 

५९ 


( १३२ ) 

संदुकों में खोने की इंटें भरी थीं, जो मकबरे से निकाली गई। ये 
शवों के बहाने गाड़े गए थे । इस कारण उसके लड़कों पर बहुत 
दिनों तक धन खोजने के ज़िए ज्यादती होती रही । तीन करोड़ 
रुपये मिले । 

अब्दुल कादिर बदाऊनी अपने इतिहास में लिखता है कि 
मखदूमुल मुल्क ने फतवा दिया था कि इस समय हिंदुश्तानी मुखल- 
मानों के लिए हृज्ज करना ज्यादा संगत नहीं है क्‍योंकि यात्रा समुद्र 
से करनी पड़ती है और रवरक्षा की आवश्यकता से बिना फिरंगी 
पासपोर्ट के काम नहीं चछता, जिस पर मरियम और ईसा का 
चित्र रहता है । इससे नियम टूटता है ओर यह एक प्रकार का 
मूर्ति-पूजन है | दूसरा मार्ग फारस से है, जहाँ अयोग्य लोग 
( शीआ लोग ) रहते हैं। अपनी कट्टरता में मखदूधुलमुल्क ने 
सैजतुल्अहबाब की तोसरी जिलद्‌ जलवा दी, जिसमें पूव काल के 
वृत्तांत में कमी तथा अशुद्धि है । इससे वह जिलद कम मिलती है! 


( १११ ) 


बादशाह का विचार तत्काठीन इन संब मुल्लाओं से छोटी छोदी 
बातों पर बिगढ़ गया तब २४ वें वर्ष सन्‌ ९2७ हि० में उसने 
इसको तथा अव्दुन्नबी सदर को, जिन दोनों में बराबर शब्ुता 
और मगड़ा चलता आ रहा था, एक साथ हिजाज जाने की 
आज्ञा दे दी | इस पर भी इन दोनों में कमी मेल नहों हुआ, 
यात्रा में और न मका में । यहाँ तक कि एक दूसरे के प्रति 
चैमनसय भी कम ने हुआ । 
मखदूमुलपुल्क की प्रतिष्ठा अफगानों के समय से अकबर के 
समय तक होती आई थी और वहू अपने न्याय वथा कार्यों के 
अनुभव के लिए प्रसिद्ध था और उसकी बुद्धिमता का वृत्तांत 
चारो ओर फैल गया था, इससे मक्ता के मुफ्ती शेख्च इब्नहजर ने 
आगे पढ़कर इंलका स्वागत किया, चहुत सम्प्तान द्खिठाया तथा 
अपमय में उसके लिए काबा का द्वार खुलवा दिया। अकबर के 
भाई मिजोां मुहम्मद दकीस की गड़बड़ों जब सुनी गई तब उसके 
मूठे वृत्तांत को सत्य मानकर इसने उन्नति की इच्छा की तथा 
समृद्धि के प्रेम से अव्दुन्ननी सदर के साथ अहमदाबाद लौट 
आया । जब वादशाह को ज्ञात हुआ कि उन दोनों ने मजलिसों में 
ईष्या के सारे उसके विरुद्ध अनुचित वातें कह्दी हैं. तब उसने गुप्त 
रूप से कुछ मनुष्यों को उन्हें केद करने को नियत किया, क्‍योंकि 
वेगमें उनका पक्त ले रही थीं। मखदूमुलमुरक भय से सन्‌ 
९९९१ हि० में सर गया । कहते हैं कि उसे अकबर के इशारे से 
विष दें दिया गया था । उसका शव शुप्ररूप से जालंघर लाया 
जाकर गाड़ दिया गया । काजी अली उसकी संपत्ति जठ्त करने 
पर नियत हुआ । लादौर में मड़ा हुआ बहुत घन मिला। कुछ 


( १३२७ ) 


के बहाने आया, जो उस समय वहाँ वहुत हो गए थे ओर फुर्तो से 
वहाँ से मांड गया । बादल की गरज, बिजली, वो, बाढ़ तथा 
कोच और बिल तथा खड्ड के कारण, जो मालवा में बहुत द्वोते हैं, 
कूच में बड़ी कठिनाई हो गई थी । घोड़ों को दरियाई घोड़ों के 
समान पैरना पढ़ा और छँटों को जहाजों के समान तूफानी समुद्र 
पार करना पड़ा | पशुओं के पेर उनके छाती तक कीचढ़ में धैँख गए 
और कितने मजदूरे कीचड़ में रह गए । पर अकबर गागरून से 
आगे बढ़ा क्योंकि इस भयंकर यात्रा का तात्पय एकाएक अब्ठुल्ला' 
खाँ पर पहुँच जाना था, जो ऐसे समय में सेना का मालवा आना 
संभव नहीं समझता था । अशरफ खाँ और एतमाद खाँ उसे ग्रह 
शुभ सूचना देने के लिये आगे भेजे गए, जो अपने कर्मों के 
कारण डर रहा था, कि उसपर वादशाह् की बहुत कृपा है | साथ' 
ही इसके वे उसे सेवा में ले आवें, जिसमें वह भगोड़ न हो' 
जाय। अकबर ने एक दिन की कूच में पानी कीचड़ द्वोते हुए 
मालवा का पदञ्मीस कोस ते किया, जो दिल्‍ली के चालीस कोंस के 
वरावर है और सारंगपुर पहुँचा । जब वह धार आया वथ उसे 
अपने दूतों से ज्ञात हुआ कि बहुत प्रयत्न करनेपर भी वे उसके 
अधिक भय के कारण सफल नहीं दो सके । उसने कुछ बेढब' 
प्रस्ताव किए और तब अपने परिवार और संपत्ति के साथ भाग: 
गया। अकवर मांइ से धूमा और अपने कुछ अफसरों को 
थब्दुल्ला का रास्ता रोकने के लिए दरावल बनाकर भेजा तथा स्वयं 
भी पीछा छिया | जब दरावल अब्दुल्ला पर पहुँच गया तब यहद्द 
विचार कर छि वहुत दूर से आने के काएग इस समय युद्ध-योग्य क्रम 
आदमी पहुँचे दंगे बह व्रूमा और युद्ध किया । जब लड़ाई जोरों पर 


रथ 


३३ अब्दुल्ला खाँ उजबेग 


यह हुमायूँ छा एक अफसर था और उचद्चाशय सदोरों में से 
था, जो समय पर अपनी जान लड़ा देते थे। अकबर के समय 
हेसू पर विजय प्राप्त करने के बाद इसे शुजाअत खाँ की पदुवी 
मिली और यह काठपी का जागीरदार नियत हुआ । सालवा-विजय 
में इसने भदृदम खाँ फी' सहायता की थी और उस प्रांत से यह 
परिचित था, इसलिये सातवें वर्ष में जब वहाँ का आ्रांताध्यक्ष 
पीर मुहम्भद खाँ शेरवानी नर्मदा में डूब मरा और वाजबहादुर ने 
मालवा पर अपनी पेतुक संपत्ति सममाकर अधिकार कर लिया 
तब अकबर ने अब्दुल्ला खाँ उजवेग को पाँच हजारी संसब 
देकर बाज बहादुर को दंड देने और उस मांत में शांति स्थापित 
करने भेजो । इसे पूरी शक्ति प्रदान की गई थी। जब अब्दुरला 
पूरी तौर सुसज्जित होकर मालवा विजय करने गया तब बाज- 
बहादुर उसका खामना न कर सका और भागा तथा वह प्रांत 
वादुशाद्दी अधिकार में चला आया । अब्दुल्ण खाँ मांडू भाया, 
जो मालवा के शासकों की राजधानी थी और अपमीरों में उस 
प्रांत के नगर कस्बे वाँट दिए । 

जिनमें राजभक्ति की कम्मी रहती है वे शक्ति मिलते ही 
(बिगड़ जाते हैं, उसी प्रकार अब्दुल्ला थाँ भी घमंडी तथा राजद्रोही 
हो गया। ९वें वर्ष सन्‌ ९७१ हिं० ( १५६३-६४ ३० ) में 
पृणे वषों काल में अकवर नरवर तथा सिम्री हाथी का शिकार खेलने 


( बुई६ ) 


की कि शाही हुक्म मानने को वद्द तैयार है और उसे वह द्रवार में 
भेज देगा यदि वह क्षमा कर दिया जाय। यदि बादशाह यह 
स्वीकार न कर तो उसे वह राज्य से निकाछ देगा । जब दोषारा 
वही संदेश गया तब उसने उसे निकाल बाहर किया। वह 
माल्या आया और गड़वड़ मचाने छगा । शहाबुद्दीन अहमद खाँ, 
जो मालवा का प्रबंध करने भेजा गया था, ससैन्य ११ वें वर्ष में 
उसको दमन करने आया भौर अब्ठुल्ला पकड़ा द्वी जा चुका था 
पर निकछ गया । बहुत कठिनाई उठाकर यह अली कुली खाँ 
खानेजमाँ तथा सिकंदर खाँ उजबेग से जा मिला और वहीं 
बंगाल या बिहार में मर गया । 


( १३१५ ) 


थी और शब्रु के तीर बादशाह के सिर पर से जाने छगे तब अकबर 
ने देवी इच्छा से विजय का डंका पीटने को आज्ञा दी और मुनइम 
खाँ खानखानाँ से कहा कि “अब देर करना ठोक नहीं है, शत्रु पर 
थावा करना चाहिए ।” खानद्वानाँ ने।कहा कि 'ठीक है, पर अभी 
ढंढ युद्ध का अवसर नहीं है, सैनिकों को इकट्ठा कर घावा करेंगे।” 
अकबर कऋरद्ध हो गया और आगे बढ़ने दही को था कि एतमाद खाँ 
मे उत्साह के मारे उसके घोड़े की बाग पकड़ ली। बादशाह ने 
और भी क्रुद्ध दोकर धावा कर दिया । देव साहसी की रक्षा करता 
है, इससे शत्रु, बादशाह के प्रताप से भाग गए। अच्छुसला 
खाँ के पास एक सहस्त से अधिक सवार थे और अकबर, के 
साथ तीन सौ से अधिक नहीं थे, तिस पर भी वह अपने 
खदोरों को कटा कर युद्ध-स्थल से भागा तथा आबे ( नदी ) 
मोहान होकर गुजरात चछा गया। अकबर ने कासिम खाँ 
नेशापुरी के अधीन सेना उसके पीछे भेजी । अड़ोस पड़ोस के 
जर्मींदारों ने राजभक्ति के कारण इस सेना से मिलकर अब्दुल्ला 
पर चंपानेर दर में धावा किया | वह धबड़ा कर अपनी स्त्रियों को 
रेगिस्तान की ओर भेजकर अपने पुत्र के साथ भाग गया । शाही 
सदोर गण उसके कुल सामान, स्लियाँ, हाथी आदि पर अधिकार 
कर वहीं ठहर गए । अकबर भी नदी पार कर वहीं भाया और 
खुदा को धन्यवाद देकर बहुत छूट के साथ लौटा | युद्धस्थल से 
अद्धं-जीवित बचा हुआ अब्दुल्ला खाँ गुजरात गया और चंगेज 
खाँ से, जो वहाँ शक्तिमान या, जा मिछा । अकवर ने चंगेज खाँ 
के पास हकीम ऐनुल्मुल्क को भेजा कि या तो वह उस दुष्ट को 
हमारे पास भेज दे या अपने राज्य से निकाल दे । उसने प्रार्थना 


( ११८ ) 


सन्‌ ११५७ हिं० ( सन १७४४ ) में यह मर गया। 'नकारए 
आपएिर” इसकी मृत्यु तिथि है। यह विछायती था और सौम्य 
प्रकृति तथा उदार द्वोते हुए चिड़चिड़े स्वभाव का था । यदि किसी 
पर वह खफा द्ोता और दूसरा सामने आ जाता तो वह उसी से 
कड़ा व्यवहार कर बैठता था । इसका सबसे योग्य पुत्र ख्वाजा 
नेअमतुलला खाँ था, जो पिता की मृत्युपर कुछ दिन राजबंद्री 
का आमिल रहा। सलावत जंग के समय यह बीजापुर का 
नाएब सूवेदार नियत हुआ और तह॒व्वर जंग बहादुर को पदवी' 
पाई । छुछ दिन बाद यद्द पागल होकर मर गया | दूखरे लड़के 
ख्वाजा अब्दुल्ला खाँ और ख्वाजा साहुलल्‍ला खाँ थे, जो शुजा- 
उलमुल्क अमीरुलउप्रा की नोकरी में थे । दूसरा कुरान 
पढ़ा हुआ था। 


३७. अब्दुल्लाखाँ, ख्वाजा 


यह तूरान का था। पहिले यह और इसका भाई ख्वाजा 
एहमतुलला खाँ दोनों एमादुल्मुल्क मुवारिज खाँ के अनुयायी 
हुए और दोनों को सिकाकौल तथा राजेन्द्री की फौजदारी मिली । 
मुवारिज खाँ के मारे जाने पर जब निजामुल्मुरक आखफ जाह 
हैदराबाद आया तब दोनों भाई उसके सामने उपस्थित हुए। 
अब्दुल्ला राजेन्द्री की फौजदारी के साथ खानसामाँ नियुक्त हुआ 
और उसका भाई आसफ जाह के सरकार का दीवान हुआ । रहमस- 
तुलला ाँ शीघ्र मर गया । उघकी मृत्यु पर ख्वाजा अब्दुल्ला दीवान 
हुआ और जब आसफजाह दूसरी बार राजधानी गया तब वह अब्दुल्ला 
को दक्षिण में शहीद नाखिर जंग का अभिभावक नियत कर छोड़ 
गया। आासफजाह के दक्षिण लौदने पर यह उसका विश्वासपात्र 
द्रवारी रहा । जब करणोटक हैदराबाद का ताल्छुकादार सआद- 
तुल्‍ला खाँ सर गया और उसका भतीजा दोस्त अलीखाँ तथा दोस्त 
अडो का लड़का सफदर अलो खाँ दोनों उस तरह समाप्त हुए, 
जिसका विवरण सभाइतुल्ला खाँ की जीवनी में आ चुका है. और 
उस प्रांत का प्रसिद्ध ठुर्गे त्रिचिनापल्‍छी मुरारीराव घोरपुरे के 
अधिकार में चला गया तव जासफजाह ने अब्दुल्ला को उस कर्णो- 
टक तालुके पर नियत किया और स्वय॑ त्रिचिनापल्‍ली ढुगे लेने का 
अयत्न करने लगा । जब वह उसे लेने के बाद छौटठा तब अब्दुल्ला 
रो को डंका प्रदान कर उसे ताल्‍छुके पर भेज दिया। उसी रात्रि 


( १४० ) 


यरात्त कर लट लिया | & ठे वषे सन्‌ १०२० हि० (१६११३०) 
में यह गुजरात का प्रांवाध्यक्ष वनाया गया और दरबार से एक 
सहायक सेना भी दी गई । प्रबंध यह हुआ था कि गुजरात को 
सेना के साथ नासिक और उयंबक होते हुए यह दक्षिण जाय 
और खानेजदाँ राजा मानसिंद, अमीरुलृठमरा तथा मिर्जा 
रुस्तम के साथ बयर का मार्ग ग्रहण करे। दोनों सेनाएँ एक 
दूसरे से मिली रहें, जिससे एक निश्चित दिन शत्रु को घेर ले । 
ऐसा होने से स्यात्‌ शत्रु नष्ट दो सके । 
अब्दुलला के साथ दख सदसू सवार सेना थी, इससे यह 
'वमंड के मारे दूसरी सेना की कुछ भी खबर न लेकर शत्रु के 
देश में चला गया । मलिक अंबर इससे बहुत दुःखी था, इंस- 
'छिए चुने हुए आदमियों को इसे नष्ट करने भेजा । भ्रतिदिन इसके 
पड़ाव के चारों ओर युद्ध होता और, संध्या से सुबह तक मारकाट 
होती । यह्‌ ज्यों ज्यों दौलताबांद के पास पहुँचता गया, त्यों व्यों 
शत्रु बढ़ते गए । जब यह वहाँ पहुँच गया तव तक दूसरी सेना 
का काई चिन्ह नहीं मिछा। अब इसने छौटना उचित समझा और 
वगढाना होता अद्दमदाबाद की ओर चला | कूच के समय भी 
शत्रु बराबर घेरे रहते और श्रतिदिन युद्ध द्वोता रहता । अलीमर्दान 
बहादुर ने भागना ठीक नहीं समझा और लड़ गया तथा केद 
दो गया | यह सूचना कि मलिऊ अंबवर ने खानखानाँ को मिला 
कर बहाने से खानेजदाँ को रोक लिया है, अखत्य है क्योंकि 
उप्ती समय खानखानाँ दक्षिण से दरबार चला आया था। जब 
खाननदों को यद्द दुखद समाचार बरार में मिछा तव वह लौटा 
भौर आदिलाबाद में शादजादा पर्देंज से जा मिछा । 


३५, अब्दुल्ला खाँ फीरोज जंग 


इसका नाम ख्वाजा अब्दुह्वा था और यह ख्वाजा उबेदुल्ाः 
नासिरुद्दीन अदरार का वंशधर तथा ख्याजा हसन नक्शबंदी का' 
भांजा था। अकबर के राज्य के उत्तराद्ध में यह विज्ञायत से 
भारत आया और कुछ समय तक अपने एक संबंधी शेर ख्वाजा 
के यहाँ दक्षिण में नौकर रहा। युद्ध में सत्र प्रसिद्धि पाई । 
बाद को यह ख्वाजा को छोड़कर छाहौर में सुठतान सल्लीम से' 
मिला और एक अहदी नियत हुआ । जब ,शाहजादा इलाहाबाद 
में था और स्वतंत्रता तथा अहंता से मंसव और पद्वी वित्तरण 
करने लगा तथा जागीरें बॉँटने छगा तब इसे डेढ़ हजारी मंसब 
और खाँ की पदवी मिली । पर शाहजादे के प्रवंघकतों शरीफ. 
खाँ से इसकी नहीं बनो तथ यह ४८ वें वर में दरबार चला आया 
ओर बादशाह ने इसकी योग्यता देखकर इस एक हजारी मंसबः 
और सफदर जंग को पदबो दी । इसके भाई ख्वाजा यादगार 
ओर ख्याजा वरखुरदार को भी योग्य पद मिला। ज़द्दोँगीर की 
राजगद्दी पर इसे डंका निशान मिला । 

सहाराणा उदयपुर को चढ़ाई महावत खाँ की अधीनता से 
सफछ नहीं| हो रही थी, इस पर ४ थे वष में सेना की अध्यक्षता 
अच्दुल्ला को मिली और उस काय में इसने ख्याति पाई। इसने' 
मेहपुर पर घावा किया, जहाँ राणा अम्तरसिंह छिपक़र रहते थेः 
और अद्वितीय हाथी आलरूम-गुपान ले लिया। कुंभलमेर में थानए 


७. 


स्थापित कर राजपूर्तों के एक सदोर वीरम देव .सोल॑की कोः 


( १४२ ) 


चैमनस्य से ऐसा उपाय किया कि अब्दुल खाँ शाद्दी सेना के हरावल 

में नियत हो गया | युद्ध आरंभ होते ही अब्दुल्मा खा शाहजादे को 
ओर चला आया। दैवात्‌ एक गोली लगने से राजा विक्रमाजीत मर 
गया। दोनों सेनाओं में गड़बड़ मच गया और वे अपने अपने स्थानों 
को लौट गई । राजा गुजरात का शासक था इसलिए अब्दुल्ला खा 
को शाहजादे ने वहाँ नियत किया और थोड़ी सेना के साथ वा 
नामक खोजे को उसका नायव बनाकर वहाँ भेजा । मिजों सफ्ची 
सैफ खाँ ने बादशाह की स्वामिभक्ति उचित समझ कर उस प्रांत के 
नियुक्त मनुष्यों की सहायता से खोजे को पकड़ लिया और नगर 
पर अधिकार कर लिया। मांडू में शाहजादे से छुट्टी लेकर 
अब्दुल्ला खो शीघ्रता से सहायता की भपेक्षा न कर वहाँ जा पहुँचा । 
दोनों पक्ष में युद्ध होने पर अब्दुल्ला खेँ। पराध्त हुआ और उसे 
बड़ौदा होते सूरत जाना पड़ा । यहाँ कुछ सेना एकत्र कर यह 
शाहजादे से बुद्दोनपुर में जा मिला । इसके वाद युद्धों में वरावर 
यह हरावल में रहता था । 

२० वें वर्ष में जब शाहजादा बंगाल से दक्षिण आया और 
याकूत खाँ हवृशी तथा अन्य निजञ्ञामशाह्दी नौकरों को साथ लेकर 
बुद्दोनपुर पर चढ़ाई की तब अब्दुल्ला खेँ ने शपथ खाई कि जब 
उस नगर पर अधिकार होगा तत्र बह कतले आम करेगा । जब 
शादजादा ने सफल न दो सकने पर घेरा उठा दिया तब 
अब्दुल्ला खे ने यह्‌ जानकर कि शाहजादा उस पर कृपा नहीं 
रखता, कुल क्पाओं का विचार न कर, जो उसे मिल चुकी थीं, 
बह भागा और मलिक अंबर से जा मिला। जैसी इसे आशा थी 
दैसा इसको वहाँ आश्रय नहीं मिठा, .तब यह  खानजदोँ की 


( 3४१ ) 


कहते हैं कि जदाँगीर ने अच्दुद्या खाँ तथा अन्य अफसरों के 
चित्र तैयार कराए थे और उनको एक एक देखते हुए उन्र पर 
दीका करता जाता था । अच्दुद्ला के चित्र पर कहा कि इस 
समय कोई योग्यता तथा वंश में तुम्हारे बराबर नहीं है और 
इस स्वरूप, योग्यता, वंश, पद, खजाना और सेना के रहते 
तुम्हें भागना नदीं चाहता था। तुम्दारा खिताब गुरेज़जंग है।' 
११ वें बष में अच्दुला ने आबिद खो को, जो ख्वाजा निजामुद्दोन 
अहमद बख्शी का पुत्र तथा अहमदाबाद का बाकेआनवीस था, 
पैदल घुलाकर उसकी सच्ची रिपोट के कारण उसकी अप्रतिष्ठा की । 
इस पर द्रबार से दियानत खा भेजा गया कि अब्दुह्य को पैदल 
दरबार लावे। यह आज्ञा पहुँचने के पहिले ही पेदल रवाना हो गया' 
और सुलतान खुरंम की प्राथना पर क्षमा कर दिया गया। 
जब युवराज शाहजहाँ दूसरी बार दक्षिण गया तब णब्दुल्ला भी 
उसके साथ भेजा गया पर यह दक्षिण छोड़कर बिना आज्ञा के 
अपनी जागीर पर चला गया । इस पर इसकी जागीर छिन गई 
तथा एतमादराय उसे शाहजादे के पास लिवा जाने को सजावल 
नियत हुआ । जब शाहजादा कंघार की चढ़ाई के लिए दक्षिण से 
बुलाया गया और वर्षो के कारण वह मांडू में रुक गया तथा 
बादशाह छुछ भझागड़ा के वहाने से ऐसे लड़के से ऋद्ध हो गया 
तथ युद्ध का प्रबंध हुआ और अब्दुल्ला खाँ अपनी जागीर से लाहौर 
भाकर वादशाह से मिला । जब शाहजादा ने पिता का सामना 
करना छोड़ दिया और वादशाही सेना के सामने पड़ी हुईं अपनी 
सेना को राजा विक्रमाजीत के अधीन कर दिया दि यदि उसके 
पीछे सेना भेजी जाय वो वह उसे रोक सके तब ख्वाजा अवुलूहसन के 


( १४७७ ) 


कलाँ का शिष्य द्वो गया था। जद्दाँगीर के समय ख्वाजा अददुरंहीम 
तूरान के शासक इमाम कुली खाँ का राजदूत हो कर आया और इसका 
बड़े आदर से स्वागत हुआ । इसे वख्त के पास बैठने की आज्ञा 
मिलने से फारस, तूरान तथा भारत के सदोरों में इसकी बहुत 
प्रतिष्ठा बढ़ी । शाहजहाँ के राज्यारंभ में यह लाहौर से भागरे 
आया और पहिले से अधिक सम्मान हुआ | अवच्दुल्छा खँँ। 
का नक्शबंदी मत से संबंध था, इसीसे वह क्षमा किया गया 
ओर उसे पाँच हजारी ५००० सवार का मंसव, डंका निशान 
तथा कन्नौज सरकार जागीर में मिला | 

उसी प्रथम वर्ष जब जुमार मिंदद बुदेला दरबार से ओड़छा अपने 
घर भागा तथ महात्रत थ्लाँ के अधीन उसपर सेना नियत हुई । 
खानजद्दाँ लोदी माछवा से और अब्दुल्ला खाँ अपनी जागीर से 
चारों ओर के अन्य अफझरों के साथ उसके राज्य में आ घुसे और 
लूटपाट मचाने लगे। जब जुमार पीड़ित हुआ तब उसने महावबत 
खें। को मध्यस्थ कर अधीनता स्वीकार कर ली। अब्दुल्ला खाँ ओर 
बहादुर खाँ कुछ अफसरों तथा ९००० सवार के साथ एरिज 
दुग आए, जो थोड़छा से तेरह कोस पर जुमार सिंद्द के राज्य के 
पूषें ओर तथा उसके अधिकार में था और बड़ी फुर्ती तथा उत्साह 
से उस पर अधिकार कर लिया। जब शाहजदाँखानजहाँ लोदी को 
दमन करने बुद्दानपुर आया तव अठदुल्ला खो अपनी जागीर काल्‍पी 
से दक्षिण आया ओर शायस्ता खाँ के अधानस्थ सेना में नियत 
हुआ । पेट फूछने के रोग से जब यह्‌ आराम हुआ वब दरार 
आया और दरिया खाँ रुहेला को दमन करने भेजा गया, जो 
चालीस गाँव के पास उपद्रव मचा रहा या। यह आज्ञा भी हुई छि 


( १४३ ) 


सहायता से बादशाह की सेवा में आया । कहते हैं. कि जब यह्‌ 
चुद्ोनपुर पहुँचा तब खानजहाँ जैनाबाद बाग तक इसके स्वागत को 
आया और इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई । इसने चापल्सी तथा नम्नता 
का भाव रखा, उजबेग दवेश सा कपड़ा पहिरा; लाभि तक लंबी 
डाढी-रखी और बिना हथियार लिए एक घंटे रात रहे खान- 
जहाँ के दीवानखाने में आकर बैठता । जब आज्ञाजुसार 
खानजहाँ जुनेर गया तब यह भी साथ था। इसने सलिक 
अंबर को लिखा कि यदि इस समय वह खानजहाँ पर छूट 
पड़े तो वह सफल होगा । दैवात्‌ बह पत्र पकड़ा गया ओर जब 
शानजहाँ ने उसे अब्दुल्ला खँँ के हाथ में दिया तब इसने सब 
हाल ठीक बतछा दिया। आज्ञानुसार 'वह असीरगढ़ में केद 
किया गया । दुगोध्यक्ष इकराम खाँ फतहपुरी उसके साथ अच्छा 
वर्ताव नहीं करता था और महाबत खाँ के इशारे पर, जो उस 
समय शक्तिसान था, कई बार इसे अंधा करने की आज्ञा आईं 
पर खानेजहाँ ने स्वीकार नहीं किया। उसने उत्तर में लिखा 
कि उसके वचन पर यद्द आया है और वह इसे दरबार 
डे आवेगा। | 

जब शाहजहों वादशाद्‌ हुआ तब नकशबंदी मत के अ्खिद्ध 
अनुगामी अच्दुरंहीम झत्वाज्ञा के मध्यस्थ होने पर अब्दुल्ला खेँ। क्षमता 
कर दिया गया । यह ख्वाजा कला ख्वाजा जूयवारी का वंशज था, 
जो स्वयं इमाम हुमाम जाफर सादिक के पुत्र सेयद अलो अरीज से 
चीस पीढ़ी दृदकर था और तूरान के विख्यात सैयदों में से एक था 
तथा जिस पर उजवेग खानों को बड़ी श्रद्धा और विश्वास था, जो 
सब उस वंश के भक्त थे। वहाँ का शासक अब्दुल्ला खेँ ख्वाजा 


( १४६ ) 


कर लिया और सेथद्‌ खानेजहाँ वारह्ा ने वहाँ विज्ञित प्रांत को 
शांत करने के लिए ठहरना निश्चित किया । अब्दुल्ला खानेदोराँ 
बहादुर के हरावछ के साथ आगे बढ़ा। जुमार लांजी द्ोता भागा, 
जो देवगढ़ राज्य के अंतर्गत है। अब्दुछा दघ गोंड कोस प्रतिदिन 
ओर कभी-कभी वीस कोस चलता था, जो कोस साधारण कोस 
से दूने होते हैं और चाँदा की सीमा पर उसपर पहुँच कर युद्ध 
किया । वह दुष्ट गोलकुंडा की ओर भागा । कई कूचों के वाद 
अब्दुल्ला फिर उस पर पहुँच गया तब वे पिता-पुत्र प्राण भय से 
जंगलों में भागे । वहाँ गोंडों के हाथ वे मारे गए। फीरोज जंग ने 
उन्तका सिर काट लिया और द्रवार भेज दिया। 

१० वें वर्ष में राजा प्रताप उज्मेनिया ने, जिसे डेढ़ हजारी 
१००० सवार का मंसब मिल्रा था, अपने देश जाने की छुट्टी 
पाई, जैसी कि उसकी इच्छा थी और वहाँ जाऋर उसने विद्रोह 
कर दिया। अब्दुल्ला खाँ आज्ञानुसार विहार से उसे दंड देने 
गया । इसने पदहिले भोजपुर घेर लिया, जो राजा की राजधानी 
थी ओर जहाँ प्रताप ने शरण लिया था। युद्ध के बाद डर कर उसने 
संधि की प्राथना की । वह छुंगी पहिन कर और अपनी स्त्री का 
हाथ पकड़ कर फीरोज जंग के एक हींजड़े के द्वारा उसके पास 
हाजिर हुआ। खाँ ने उन दोनों को केद कर द्रवार को सूचना भेज 
दी । वहाँ से आज्ञा आई कि उस दुष्ट को मार डालो और उसकी 
स्‍त्री तथा सामान को अपने लिए रख लो । फीरोज जंग ने लूट 
का कुछ भाग सिपादियों में बॉट दिया और उसझी स्त्री को 
सुसछमान वनाकर अपने पौन्र से विवाद कर दिया । १३ वें व 
में यह जुमार सिंह के पुत्र प्रथ्वीराज्न तथा चंपत बुंदेला को दूं 


( १७४४५ ) 


वह खानदेश में ठ5हरे और खानेजहाँ तथा दरिया खाँ का पीछा 
रे, चाहे वे कहों जाय । 

४ थे वर्ष में खानजहाँ और द्रिया खाँ दौज्ञवाबाद से खानदेशः 
को राह से मालवा आए वब यह भी उनका पीछा करता रहा और 
उन्हें कहीं आराम लेने नहीं दिया । अंत में सेहोंडा ताल के किनारे 
खानेजहाँ डट गया और मारा गया। इसके पुरस्कार में इसे छ हजारी 
६००० सवार का मंसव और फीरोज जंग पदवी मिली। ५ वे वर्ष में 
यह बिहार का प्रांताध्यक्त हुआ । अब्दुल्ला खो ने रतनपुर के जमींदार 
को दंड देना निश्चित किया और उधर गया। वहों का जमींदार 
बावू लक्ष्मी डर गया और बाँधो के शासक अमर, सिंह के 
मध्यस्थ दोने पर उसे असान मिली | ८ वें चष अब्दुल्ला के साथ 
कर लेकर द्रवार में उपस्थित हुआ । जब अब्दुछा अपनी जागीर 
पर चला गया तब जुमार सिह चुंदेला ने फिर विद्रोह किया | 
आज्ञानुसार अब्दुल्ला मार्ग ही से लौटा और इसे दंड देने चत्रा। 
मालवा से खानेदौरा और सेयदः खानेजहाँ बारहा इससे आ 
मिले । जब ओड्छा से एक कोस पर इन सबने पड़ाव डाला तथ 
वह नीच ठुष्ट डर गया और अपने परिवार, नौकर, सोना, चाँदी 
आदि लेकर हुगे से-निकल धामुन्नी ठुगे चला गया, जिसे उसके 
पिता ने बहुत दृढ़ किया था। शाही सेना ओड्छा विजय कर 
उसका पीछा करती हुई घामुनी से तीन कोस पर पहुँची तब ज्ञाव 
हुआ कि वह वहाँ से भी अपना सामान आदि लेकर चोौरागढ़ 
चला गया है और पहाँ देवगढ़ के जर्मींदार के पत्र का मार्ग देख 
रहा है। यदि वह अपने राज्य में से जाने का मांगे दे देगा तो. 
वह दक्षिण चला जायगा । शाही सेना ने घामुनी पर अधिकार 

39 


( १४८ ) 


था। यदि इनमें से कोई द्वाल कहने में देर करता तो उसको यह 
डाढ़ी मुंड़ुवा छेता था। इसका यह नियम सा था कि जब वह 
कठिन चढ़ाइयों पर जाता तो साठ सत्तर कोस प्रतिदिन चलता । 
यह विश्वसनीय चंदावल साथ रखता । यदि कोई पीछे रह जाता 
तो उसका सिर काट लिया जाता और इसके पाप् लाया जाता । 
पचास मुगल, जो मीर तुज्जञुक के यसावल थे, बरदी पहिरे तथा 
छड़ी लिए श्रवंध देखते । कहते हैं कि राणा की चढ़ाई के समय 
तीन सौ सवार कारचोबो कपड़े और अच्छे कवच पहिरे तथा 
दो सो पेदल खिद्मतगार, जिलोदार, चोबदार आदि उसी प्रकार 
सुसज्वित साथ थे । यह किसीका उदास मुख देखकर बड़ा प्रसन्न 
होता । इसकी चाल बड़ी शानदार थी । जीवन के अंतिम काल 
में अपना दीवान रात्रि के अंतिम पहर में शुरू करता । इस समय 
तक कठोरता भी कम कर दी थी । 

जखीरतुल खवानीन में शेख फरीद भक्‍करी कहता है कि 
“जब खानेजहाँ छोदी ने अब्दुल्ला को अपनी रक्षा में रखा था, 
८एस समय उसने हमारे हाथ से दस सहल्ल ठपये उप्तके पास 
व्यय के लिए भेजे थे। मेंने अब्दुल्ला से कहां कि “नवाब ने 
गाजी की तौर पर खुदा का बहुत काम किया है। आपने 
झितने काफियों के सिर कटवाए हैं ।” उसने कहा कि दो छात्र 
सिर होंगे, जिसमें आगरे से पटने तक मीनारों के दो कतार 
बन जॉय |? मैंने कहा कि अवश्य ही इनमें एकाघ निर्दोष 
मुसलमान भी रद्दा दोगा ।” वह ऋद्ध दो गया और कह्दा छि मेंने 
पॉच लाख स्त्री पुरुष केंद छिए और बेंच दिए। वे सब मुसलमान 
हो गए । उनसे श्रज्ञय के दिन करोड़ों पैदा होंगे। खुदा के रसूल 


( १७ ) 


देने पर नियत हुआ, जो ओडछा में उपद्रव मचा रहे थे । बाकी 
खाँ के अयत्न से, जिसे अब्दुल्ला ने भेजा था, पृथ्वीराज पकड़ा 
गया पर चंपत, जो इसका जड़ था, भाग गया । यहद्द अब्दुस्छा 
की अलावधानी तथा सुखेच्छा के कारण हुआ माना गया और 
इससे इसकी इस्लामाबाद की जागीर छिन गई और उसकी 
अत्धना की गई । १६ वें वर्ष में यह सैयद शुजञाअत खाँ के स्थान 
'पर इलाहाबाद का प्रांताध्यक्त हुआ । कुछ समय बाद शाहजहाँ ने 
इसे इसके पद्‌ से हटा दिया ओर एक लाख रुपये उम्नकों काल- 
यापन के लिए दिए। उसी समय फिर इस पर उसकी कृपा हो 
गई और मंसव बढदाछ कर दिया। यह प्रायः सत्तर वष की 
अवस्था में १८ वे वष के १७ शब्बाल सन्‌ १०५४ हि० 
(७ दिप्वं० १६४४ ई० ) को मर गया । 
इसकी ऐसी कठोरता और अत्याचार पर भी मलुष्यगण 
विश्वास करते थे कि वह आश्चर्य काय दिखला सकता था और 
उसको मेंठ देते थे । यह पचास वर्ष तक सदोर रहा | यह कई 
चार अपने पद से हटाया गया और बहाल किया गया तथा पहिले 
ही के समान इसका ऐश्वय और शक्ति हो जाती थी । इसकी 
सेवा करना भाग्य को सत्ता समझो जातो थी। इसी के जीवन में 
इसके कितने सेवक पाँच हजारी और चार हजारी हो गए। यह 
अपने सिपादियों को भच्छी रखबालों करता था पर साल में तीन 
चार महीने से अधिक का वेतन कृमो नहीं देता था। पर अन्य 
स्थानों के मुकाविले इसका तीन महीने का वेतन सालभर के 
बरावर द्वोता था। कोई इससे स्वयं अपना वृत्तांत नहीं कह 
सकता था। उसे इसके दीवान या वरुशी से पहिले कहना पड़ता 


३६. अब्दुल्ला खाँ वारहा, सेयद 


इसे सैयद मियाँ भी कहते थे। पहिले यह शाहआलम 
बहादुर का नौकर था। यह रूहुल्‍ला खाँ के साथ कॉंकण के कार्य 
पर नियत हुआ | २६ वें वर्ध औरंगजेबी में इसे एक हजारी ६०० 
सवार का मंसब मिला ओर यह बादशाद्दी सेना में भरती हो' 
गया । २८ वें वध में उक्त शाहजादे के साथ हैदराबाद के शासक 
अबुल॒हसन को दंड देने पर नियत होकर चढ़ाई में अच्छा 
काय किया और घायल हो गया । एक दिन जब यद्द सेना के 
चेदावल का रक्षक था तब शजञ्जुओं से घोर युद्ध कर उसे परात्त' 
किया और अपने दाएँ बाएँ भागों की सहायता को आया। 
जब उसी दिन शब्रु शाहजादे के दीवान बंदावन को. घायल कर 
उसके हाथी को हकते हुए ले जा रहे थे तब अब्दुल्ला ने उन पर 
थावा किया और उन्हें परास्त कर बृंदावन को छुड़ा लिया । 
बीजापुर के घेरे में शाहजादा पर उसके पिता की शंका हुई और 
उसके बहुत से साथी दृदा दिए गए। उस्ची साथ अब्दुल्ला के 
लिए फर्मान निकला, जिससे वह केद कर दिया गया। बाद को' 
रूहुल्ला खो के कहने पर यह उसीको सॉप दिया गया कि अपनी' 
रक्षा में रखे | क्रमश: इसके दोष क्षमा किए गए। गोलझुंडा के 
वेरे के समय जब रूहुलला खो चुल्ञाएण जाने पर बीजापुर से दर- 
बार आया तब अब्दुल्ला खो वहँँ। उसका नाएवं दोकर रहा | कुछ 
दिन वाद वह स्वयं बे का अध्यक्ष बनाया गया। ३२ वें वर्ष में जछ 


( १४९५ ) 


घुनिया के यहाँ जाकर उससे मुसलमान होने को कहते थे ओर 
मैने एक दम पाँच लाख मुसलमान बना दिए | यदि ठीक दविसाव 
किया जाय तो इस्लाम के अनुयायी और अधिक होंगे । जब 
मैने यह हाल खानेजहाँ से कहा तब उसने कहा कि “आश्वय 
कि यह मनुष्य अपने कुकर्मों का तथा पद्चाताप न करने का घमंड 
करता है / इसके पुत्र फले फूले नहीं । सु॒हम्भद अब्दुल रसूल 
दक्षिण में नियत हुआ ।” 


३७. अब्दुल्ला खाँ, शेख 


यह ग्वालियर के शत्तारो शाखा के बड़े शेख शेख मुहम्मद 
गोौस का योग्य पुत्र था। उस फकीर के लड़कों में अब्दुल्ला 
ओर जियाउल्छा अति प्रसिद्ध हुए | पहिछा शेख वद्री के नाम से 
मशहूर हुआ । दावत ओर तक़सीर की विद्या में यह अपने 
पिता का शिष्य था तथा उपदेश देने और मार्ग-प्रदर्शान में 
पिता का स्थानापन्न हुआ । भाग्य से फक्ोर और दर्वेश द्वोते हुए 
यह शाही नौकरी में घुसा और एक बड़ा सदार हो गया। 
चढ़ाइयों में इसने बराबर अच्छी सेवा की और युद्ध में प्राण 
को भी कुछ न समझता । अकवरी राज्य के ४० वें वर्ष में यह 
एक हजारी मंसव तक पहुँचा । कहते हैं कि वह तीन हजारी 
मंसव तक पहुँच कर थुवावस्था में मर गया | 

दूसरे पुत्र जियाउलला ने सेवा नहीं की और दवंश ही वना 
रहा | पिता के समय ही यह गुजरात गया ओर वजीहुद्दीन 
अलवी की सेवा में पहुँचा, जो विज्ञानों का विद्वान्‌ था, कई 
पुस्तकों पर अच्छी टीकाएँ लिखी थीं और इसके पिता का 
शिष्य था । उसके यहाँ इसने विज्ञान सीखा और पत्तन में शेख 
मुहम्मद ताहिर मुहृद्दिस बोहरा से हदीस सीखा। उसी समय 
इसने अपने पिता से सार्टिफिकेट और स्थानापन्न होने का 
छखिरका पाया । सन्‌ ९७० हिं० (सन्‌ १७६२--३ ३० ) में 
पिता की झुत्यु पर आगरे में रहने लगा और वहाँ गृद्द तथा 


( १५१ ) 


समाचार मिला कि शंभा भोसला का भाई रामा राहिरीगढ़ से 
भाग गया, जिसे जुलफिकार खी घेरे हुए था और जिसमे 
पूर्वोक्त शासक अबुल॒हसन के राब्य में शरण लिया है. तब 
अव्दुस्‍ला को हुक्म मिला कि उसे खोज कर केद कर ले | तीन 
दिन तीन रात कूच कर यद्द उम्तपर जा पहुँचा और कई सदोौरों के 
पकड़ जाने पर भी रासा निकल गया। इस कारण इतसी सेवा 
करते हुए भी बादशाह इससे प्रसन्न नहीं हुए | इसके सिवा 
बीजापुर के दुर्ग में बहुत से केदी रखने की आज्ञा हुईं यी पर 
वैसे स्थान से भी कुछ निकल भागे, तब उसी चषे अब्दुल्ला 
बीजापुर से हटा दिया गया। ३३ वें वर्ष में यह सदोर खें के 
बदले नानदेर का फौजदार नियत हुआ । यह अपने समय पर 
मरा । इसके कई लड़के थे, जिनमें दो बहुत प्रसिद्ध हुए--कुतुचु- 
स्मुस्क अब्दुल्ला खें। और अमीरुलछूजमरा हुसेन अडी खाँ । 
इनके सिवा दूसरों में एक नम्मुद्दोव भली खैं था। इन सब का 
विवरण अलग दिया गया है । 


( वश्छ ) 


इस पर ख्वाजा अत्यंत कुपित हुआ और हुमायूँ का साथ छोड़कर 
भारत से अपने देश चला गया । उसने एक शेर पढ़ा, जिसका 
तात्पर्य है कि-- 
कहां कि ए हुमा, अपनी छाया कभी न छोड़ । 
उस भूमि पर जहाँ चील से तोते की कम प्रतिष्ठा होती है। 
जब सन्‌ ९४५ हि० ( सन्‌ १५३८--९ ६० ) में बंगाल 
विजय हुआ तब वहाँ की जल वायु के हुमायूँ के अनुकूल होने से 
उसने वहीं आराम करना निश्चित किया और विषयोपभोग में 
निरत हो गया । छोटे भाई मिजा हिंदाल ने तिरहुत जागीर में 
पाया था पर कुछ षड्चक्रियों से मिलकर बुरे विचार से ठोक 
वर्षाऋतु में वह बिना आज्ञा लिये राजधानी चला गया। 
दिल्‍ली का अध्यक्ष मीर फकीर अली, जो साम्राज्य का एक- 
स्तंभ था, आगरे आया और अपने सदुपदेश से मिर्जा को राज- 
भक्ति के मार्ग पर लाया, जिससे वह अफगानों को दंड देने के: 
लिए जौनपुर गया । इसी बीच कुछ अफसर बंगाल से भागकर 
मिर्जा से जौनपुर में आ मिले । उन सबने राय दी कि अपने 
नाम खुतबा पढ्वाकर गदीपर बैठ जाओ । मिजां भी पुनः यह 
सब विचार करने लगा। हुमायूँ ने जब यह बृत्तांत सुना तब' 
शेत्व बहलोल को उसे सलाह देने भेजा। मिजो आगे बढ़ कर उसका 
स्वागत कर अपने निवासस्थान पर लाया और उसकी बड़ी 
प्रतिष्ठा की । शेख के आने से अफसगगों को बहुत कष्ट हुआ पर 
अंत में सबने मिलकर निश्चय किया कि उसे मार डालना चाहिए 
क्योंकि जब तक उन सबके कायोँ पर पड़ा हुआ परदा न उठेगा' 
कुछ न हो सकेगा । मिज्ञा नूनदोन मुहम्मद ने शेख को उसी के. 


( १४३ ) 


खानकाहू बनचाया। बहुत दिनों तक' अंतिम 'पुरस्कार प्राप्ति के 
लिये प्रयत्न करता रहा और सूफीमत अच्छी प्रकार ' मानता रहा । 
३ रमजान सन्‌ १००५ हि० ( १० अग्रेछ सन्‌ १५९७ ई० ) 
को मर गया। 
'' कहते हैं कि जिस बध में लाहौर में हरिणों का युद्ध देखते 
समय उनकी सींघ से अंडकोश में चोट लग जाने से अकबर 
चड़ी पीड़ा में था, उस समय बहुत से बड़े 'अग्रगए्य मनुष्यगण 
उसे देखने आए थे । एक दिन बादशाह ने कहां कि शेख जिया- 
उलला ने मुझे नहीं याद किया। शेख अबुरूफजल ने इसकी 
सूचना भेज दी और यह लाहौर गया। दैवात्‌ कुछ दिन बाद 
शाहजादा दानियाल की एक स्त्री गर्भवती हुई, जिस पर बाद- 
शाह ने आज्ञा दी कि वह प्रसूति के छिये शेख के ग्रह पर भेजी 
जाय | शेख ने इसके विरुद्ध कहा पर कुछ ' फल न हुआ और 
वह बेगम वहाँ लाई गई । शेख को जीवन से घुणा हो गई और 
चह एक सप्ताह वाद मर गया । 

अवसर मिल गया है, -इसलिये इन दोनों भाइयों के पिता 
का कुछ हाल दिया'जाता है। शेत्ब मुहम्मद्‌ गोस और उसके 
बड़े भाई शेद्व ( बहलोछ') फूल शेख फरीद्‌-अत्तार के वंशज थे 
ओऔर वह अपने समय का प्रसिद्ध फद्ीर था। दोनों ही खुदा के 
साम जपने तथा समाधि लगाने में एक थे | शेत्ब बहलोल शाह 
कमीस का शिष्य था, जो ( सरकार सरदिंद के अंतर्गत ) साधौरा 
में गड़ा हुआ है | हुमायूँ उसका अनुयायी हुआ और यद्यपि चह 
ख्याजा नासिरुदीन अहरार के पौन्न ख्वाजा ' खावंद महमूद का 
शिष्य था पर उस संबंध को तोड़कर शेख का शिष्य हो गया। 


( १५६ ) 


शेखर की लिखी एक पुस्तिका मोराजिया दिखलाया। इसने उसमें 
अपनी वंशपरंपरा दी थी, जिसकी गुजरात के विद्वानों से 
कठोर आलोचना की थी | इस प्रकार गदाई ने खें को शेख के 
विरुद्ध कर दिया, जिससे उसने शेख का शाही सम्मान नहीं 
किया, जैसी कि उसने आशा की थी। तब इसने छुट्टी ली भौर 
अप्रसन्न होकर अपने स्थान ग्वालियर चछा गया। सोमवार १७ 
रमजान सन्‌ ९७० हि० (१० मई सन्‌ १५६३ ३० ) को यह 
मर गया और इसकी तारीख “बंदएखुदाशुद! हुई। कहते हैं कि 
अकबर से इसे एक करोड़ दाम वृत्ति मिलती थी। जखीरतुरू 
खबानीन में लिखा है कि शेख को नो लाख की जागीर मिली थी 
ओर उसके पास चालीस हाथी थे। अकबरनामे से ज्ञात 
होता है कि यह कथन कि अकबर उसका शिष्य था, सच है 
और शेख अदुलफजल ने शेखों की ग्रतिदंद्विता, इष्या या 
बादशाह की प्रकृति के विचार से इसका उल्नटा दिखलाया है । 
उसने लिखा है कि चौथे वप॑ सन्‌ ९६६ हि में, जिम्तमें कुछ के 
अनुसार शेख गुजरात से लौटकर आया था, अकवर आगरे से 

हेर खेलने ग्वालियर पहुँचा | उसे यहाँ मालूम हुआ कि किव- 
चाक के बैल मुहम्मद गौस के साथ गुजरात से आए हें 
तब उन्हे व्यापारियां से उचित मूल्य पर खरीद लेने के लिये 
आज्ञा हुइ। इसपर उससे कहा गया कि शेख और उसके मनुष्यों 
के पाप इनसे अच्छे पग्मु हें ओर यदि अकबर शिकार से लौटते 
समय शेख के निवासस्थान से होता चछे तो बह अवश्य भेंट में 
उन्‍हें दे देगा । जब अकबर उसके यहाँ गया तब शेख ने उसके 
थाने को अपना बड़ा सम्मान समझा और वैराम खीं के 


( १४५४ ) 


खेमे में अफगानों का साथ देने के दोप के बद्दाने पकड़ कर बाद 
शाही बाग के पास रेती में मार डाला। शेख मुहम्मद गौस ने झुत्यु 
तारीख 'फकदमात शहीद: ( वास्तव में वह शहीद किया गया, 
सन्‌ ९४५ हि? ) निकाला। दुगे बियाना के पास पहाड़ी 
पर उसका मकबरा है । 

हुमायूँ को शेख के मारे जाने पर बड़ा दुःख हुआ और 
वह उसके भाई मुहम्मद गौत के यहाँ शोक मनाने गया। वह 
शेख अब्दुल्ला शचारी के शिष्य शेख काजन बंगाढी के शिष्य 
हाजी हमीद ग्वालिअरी गजनबी का शिष्य था। इसका ठीक 
नाम अब्दुल मुबीद मुहम्मद था और गुरु की ओर से इसे गौर 
की पदवी मिली थी । यह्‌ बिहार के अंतर्गत चुनार को पहाड़ियों में 
पीर की तौर पर रहता था ओर उसी एकांत बास में सन्‌ ९२९ 
हि? ( सन्‌ १०५२३ ई० ) में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जवाहिर खमसा 
लिखा | उस समय बह २२९ वध का था। जब सन्‌ ९४७ हि० में 
शेरशाद ने उत्तरी भारत विजय कर लिया तब हुमायूँ से अपने 
संबंध के कारण यह भय से शुजरात भाग गया। वहाँ एक 
ऊँची खानकाह बनवाकर उस देश के निवासियों को मुसलमान 
बनाने का प्रयत्न करने लगा। जब सन्‌ ९६१ द्वि० ( सन्‌ 
१०५४ ३० ) में हुमायू का झंडा फिर भारत में फहराया तक 
शेख ने वहाँ से लौटने का निश्चय किया और सन्‌ ९६३ हि० में, 
जो अकबर के राज्य के आरंभ का वर्ष था, ग्वाडियर होता 
आगरे आया । बादशाह ने इसका स्वागत तथा सम्मान किया | 
शेख गदाई कंबो सदरुस्खदूर ने, शेख से अपनी पुरानी शत्रुता के 
विचार से, फिर वैमनस्थ ठाना और वैराम्खोँ को गुजरात में 


( १४५८ ) 


'विद्वत्ता से विहीन थे पर वे पद्दाड़ों पर आश्रम में बैठकर खुदा का 
नाम जप करते थे और उसे अपने नाम तथा प्रभाव का द्वार 
बनाया था। शाहजादों ओर अमीरों के सत्संग में रहने से 
मूणों के कारण यह वरावर अपने पेशे में सफछ होते गए और 
'फकीरी की वस्तु बेंचकर बहानों से ग्राम और वस्ती कमाते 
गए । वास्तव में यह सब विवरण अबुल्‌ फजूल की गाली है, 
जैसा वह अपने समय के बड़े शेख्रों के प्रति देने का आदो था। 
इसका कारण उसकी गुप्त इंष्या थो कि कोइ उसका प्रतिद्वंद्वी न 
खड़ा द्वो जाय क्योंकि उसका पिता भी धार्मिक नेता था और 
गौस के बराबर अपने को समझता था पर उसे लोग वेसा नहीं 
मानते थे । यह उसकी अहम्मन्थता और बकवबाद का फल द्वो 
सकता है, जो अनुदार होकर जनसाधारण की राय नहीं 
मानता । उन लोगों की फकीरी तथा सिद्धाई, जिससे गुप्त 
बातें ज्ञात हो जातो हैं, जो कुछ रही दो पर यह ठीक है कि 
.हुमायूँ उन दोनों भाइयों पर बहुत श्रद्धा रखता था। शेरशाह के 
विजयोपरांत हुमायूँ ने जो पत्र शेख मुहम्मद गौस को लिखा था 
वह शेख के उत्तर सहित गुलजारुल-अवयार में दिया है, जिससे 
यह स्पष्ट हो जाता है । इसलिए वे दोनों यहाँ दे दिए जाते हैं । 


हुमायूँ का पत्र 


आंदाव और द्वाथ चूमने के बाद प्रार्थना है कि सर्व शक्ति- 
नान की कृपा ने आप और सखभो दर्वेशों के मार्गल्रदर्शन 
द्वारा दम दुःखों के दर्र से निकाल कर आराम में पहुँचाया। 
पड्चक्रो भाग्य के कारण जो हुआ ह उससे हमको इससे 


ड्स बएए्‌ 
- ् 
धरे में और भी 
५ क्षगठा 


( १६० ) 


मिसरा 
सुमागे के यात्री के लिए, जो घटना घटती है 
वह अच्छे ही के लिए होती है ॥ 

जब खुदा अपने सेवक को पूर्ण करने के माग पर ले चलता है 
तब उस पर वह अपने सुंदर तथा भयानक दोनों गुणों का प्रयोग- 
करता है। उसकी सुहृद क्रपा का सम्रय बीत गया है और कुछ 
दिन के लिए दुख आ गया है। जैसा कहा गया है 'झुख के 
साथ हुःख आता है और दुःख के साथ सुख ।” सुखद समय 
पुनः शीघ्र आवबेगा क्‍योंकि अरब कानून के अनुसार एक 
दुःख दो सुखों के बीच रहता है ।! इस कारण कि आधेय का 
घेरा आधार से कम होता है, सफलता-बधू शीघ्र विवाह मंच 
पर आ बैठेगी | खुदा ऐसा करे और खुदा को अब तथा बाद 
दोनों जगह स्तुति है। 

संक्तेपत: शेखर मुहम्मद गोस भारत के शत्तारी नेताओं में 
से एक था । इसके कई प्रसिद्ध शिष्य तथा उत्तराधिकारी हुए । 
सैयद वजोहुद्दीन गुजराती इसका शिष्य था, जिसने पुस्तकों पर 
टीकाएँ लिखीं ओर जो विज्ञान का विद्धान था। एक ने सेयद से 
कहा कि आपने इतनी विद्वत्ता और बुद्धि के रहते शेख्व को क्‍यों गुरु 
बनाया ।” उसने उत्तर दिया कि यह धन्यवाद की बात है कि मेरे 
रसूल उम्मी थे तथा पीर निरक्षर हैं ।! शत्तारी मत सुतानुलआ- 
रिफीन वायजीद विघ्तामी से शुरू होता है, जिससे तुर्की में यह 
मत विघ्तामिया कदलाता है। इस मत के बीच की एक कड़ी शेख 
अदुद्हुसन इश्की था, जिससे फारस और वूरान में यह 
इश्किया कदल्ञाता है । इस मत के पोरों को शत्तारी इसलिए 


( १५९ ) 


अधिक कष्ट नहीं मिला है कवि हूप आपकी सेवा से वंचित हुए । 
हर स्वॉस और हर पण पर हमें ख्याल होता है कि वे राक्षस- 
प्रकृति मनुष्य ( शेरशाह्‌ तथा अफगानगण ) उस देवी पुरुष से 
कैसा वतोव करेंगे । जब हमने सुना कि आप उसी समय वहाँ से 
शुजरात को रवाना हुए तब हमारी आशंका कम हो गई | हमें 
जाशा है कि जैसे खुदा ने आपको उस अयोग्य के कष्ट से 
छुटकारा दिया है उसी प्रकार वह हम लोगों की भ्रकट जुदाई को 
दूर कर देगा | ए खुदा, हम किस प्रकार उप्त सिद्ध पुरुष को 
मार्ग प्रदर्शन के छिए धन्यवाद द्‌। इन सब कष्टों के रहते, जो 
प्रकट सें मुझे घेरे हुए हैं, हमारे हृदय के कोष में, ऐक्य-पूजन के 
निवास में, तनिक भी चोट या असफलता नहीं है। आने 
जाने का माग सदा जारी रहे और हमारी शुभ्ेच्छाओं के 
फारवाँ के पहुँचने को खुछा रहे । 


उत्तर 
“बादशाह के सुप्रसिद्ध पत्र की पहुँच से और हुमायूँ के 
सम्म्ान्य लेख के पढ़ने से इस देश के इमानदारों को बड़ा आराम 
पहुँचा तथा उससे साथ के सेवकों के स्वास्थ्य तथा ऐश्वर्य की 
सूचना भी मिल्ष गई | जो कुछ लिखा गया है वह कुल बातों का 
सार है। जो हो चुका है उसके लिए र॑ज नहीं है। 
मिसरा 
जो शब्द हृदय से निकलता है वह हृदय तक पहुँचता है । 


भेरी प्राथना है कि मेरे ताज-सुशोभित स्वामी का सिर 
दुखद घटनाओं से विचलित न हो । ' 





३८. अब्दुल्ला खाँ सइंद खाँ 


यह सईद खाँ बहादुर जफरजंग का चौथा लड़का था। 
सौभाग्य तथा अच्छे कारय से इसका पिता वराबर उन्नति कर रहा 
था, इसलिये इसे योग्य मंसच मिछा । २१३ वें वप शाहजहाँनी में 
यह पाई वंगश का रक्षक नियत हुआ । 2१७ वें वर्ष में इसका 
मंसब एक हजारी ४०० सवार का हो गया और यह कंधार में 
अपने पिता के साथ नियत हुआ । जब २५ वें वर्ष में 
इसका पिता मर गया तब इसका मंसव दो हजारी १५०० खवबार 
का हुआ और उसी वे के अंत में इसे खाँ की पदवी तथा चाँदी 
के साज सहित घोड़ा मिला । यह औरंगजेब के साथ कंघार की 
दूसरी चढ़ाई पर भेजा गया। इसके बाद बहुत दिनों तक यह 
काबुल नगर का कोतवाल रद्दा । ३१ वें वर्ष में इसका मंसव दो 
हजारी २००० सवार का हो गया और इसे डंका निशान मिला । 
इसके वाद ५०० सवार और बढ़े। यद्द सुलेमान शिकोह 
के साथ नियत किया गया, जो सुलतान शुजाअ के विदद्ध भेजा 
गया था | बाद को जब आकाश ने नया रंग दिखलाया और 
दाराशिक्रोह सामृगढ़ युद्ध के वाद लाहौर भागा तथ यह 
उक्त शाहजादे का साथ छोड़कर औरंगजेब की सेवा में 
चला गया । इसे खिल्अत, सइईंदखाँ पदवी और तीन दज़ारी 
२५०० सवार का मंसब मिला । इस्रका आगे का विवरण 
नीं प्राप्त हुआ । 


( १8१ ) 


कहते हैं कि वे अन्य मतवाले पीरों से अधिक तेज तथा 
उत्साही होते हैं । इस मत के बड़े आदमी अरबी तथा पारसी 
इराकों में बराबर यात्रियों के लिए मागे-अ्रद्शंव का दीपक 
जलाते हैं । पहिला आदमी जो फारस से भारत आया वह 
शेख अब्दुल्छा शचारी था, जो शेल्ों के शेख शहाबुद्दीन सहर- 
वर्दी से पाँच पीढ़ी और बायजीद बिघ्तामी से स्रात पीढ़ी बाद 
हुआ | जखावारुलू अखियार में लिखा है कि शेख अब्दुल शेल 
नज्मुद्दोन किवरी से पँ।च पीढ़ी पर हुआ । इसने मालवा में मांड 
में निवास किया और वहीं सन्‌ ८९७ हि० ( १४८५ ६० ) रे 
सर कर गाड़ा गया। उसके चेले भारत में शिष्ष्य करते फिरते हैं । 


पते 


( १६४ ) 


था तभी इससे कहा था कि तुम विजय का समाचार लाभोगे 
२५ वें वर्ष में जब खाने आजम कोका बंगाल में विद्रोह-द्मन 
करने को नियत हुआ तब पूर्वोक्त खाँ भी उसके साथ भेजा गया। 
शहबाज खाँ और मासूम खाँ फरन्‍्खुदी के बीच के युद्ध में 
यह बाएँ भाग में था। उस ग्रांत का कार्य ठोक तौर पर नहीं 
चल रहा था, इसलिये ३१ वें वष के अंत में ( सन्‌ ९९५ हि० ) 
यह कासिम खाँ के पाख भेजा गया, जो काश्मीर का शासक 
नियत हुआ था । एक दिन जब इसकी पारी थी तब इसने एक 
पहाड़ी कश्मीरियों के युद्ध में शत्रुओं से खाली कराली पर बिना 
ठीक प्रबंध के लोटते समय जब यह दरें में पहुँचा तब विद्रोहियों ने 
हर ओर से तीर गोली से आक्रमण किया, जिससे लगभग तीन 
सौ सैनिक मारे गए । खाँ भी वहों ज्वर से ३४ वें व सन्‌ 
५९७ हि? ( सन्‌ १५८९ ३० ) में मर गया ! 


३६. अब्दुल्ला खाँ सेयद 


यह सीर ख्यानिन्दा का पुन्र था | छोटी अचस्था द्वी से यह 
अकबर द्वारा पालित हुआ, उसकी सेवा में रहा तथा सात सदी 
मंसब त्तक पहुँचा। ९ वें वष में यह अन्य सदोरों के साथ 
अब्दुरला खाँ उजबेग का पीछा करने पर नियत हुआ, जो मालवा 
से गुजरात भाग गया था। 2१७ वें वर्ष में जब बादशाह ने 
शुजरात-विजय की इच्छा की और खानेकेा आगे भेजा गया 
तब यह भी उसके साथ नियत हुआ। १८ व वर्ष मे यह म्ुजफ्फर 
खे के साथ घेजा गया, जो मालवा का अध्यक्ष नियत हुआ यथा। 
१९ वें व में जब बादशाह स्वयं पूर्वीय प्रांतों की ओर गए 
त्तव यह भी उनका एक अनुयायी था। इसके वाद जब खान- 
खानाँ बंगाल विजय करने पर नियत हुआ तब यह भी साथ 
गया। सुलेमान किरोनी के पुत्र दाऊद्‌ के साथ के युद्ध 
में यह खाने-भालम के हरावल में था। वहाँसे किसी कारण- 
वश यह द्रवार चला आया। २१वें बध में घोड़ों की 
डाक से पूर्वीय प्रांतों में यह संदेश लेकर भेजा गया कि 
चादशाह स्वयं वहाँ पधार रहे हैं. । उसी बे के सध्य में यह 
विजय का समाचार छाया और उस बड़ी दूरी को केवल ११ दिन 
में पूरी कर दरवार पहुँचा । इस काये के लिये ऋपापूवंक इसका 
आदर हुआ । इतना सोना चाँदी इसके दाप्तन में छोड़ा गया कि 
यह उसे ले न जा सका । कहते हैं कि जत्र बादशाह ने इसे भेजा 





श 
>अ2 व 26६8 घ८ '>+>ब 








8 
! 





बला 


या 


हि 


इ 


अब्दुल्ला खा दघन 


त्र्दृ 
५ 


सेयद कुतुब्र॒लमुज्क ३ 


( १६६ ) 


ओऔर अजमेर का सवेदार नियत हुआ। इसके अनंतर यद्द इलाहा* 
बाद का सूबेदार हुआ । 

जब मुहम्मद मुइज्जुद्दीन बादशाह हुआ तव इल्ाद्षावाद का 
शासन इसे हटाकर राजेखाँ को मिला। सेयद खदरजहाँ सदरु- 
स्सुदूर पिहानवी का वंशन सेयद अब्दुलू गफ्फार उसका नायब 
होकर इलाहाबाद गया। सेयद हसन अली खाँ सेना लेकर 
युद्ध के छिए निकला और इलाहाबाद के पास युद्ध हुआ, जिसमें 
सेयद्‌ अब्दुलू गफ्फार विजयी होने के बाद फिर हारकर लौट 
गया । मुहम्मद सुइण्जुद्दीन आलस्य और आराम के कारण कुछ 
व्यवस्था न कर सेयद्‌ हसन अली खाँ को' असन्न करने के लिए 
इलाहाबाद की बहाली का फरमान भनसब की तरकी के साथ! 
भेजा परंतु उसके भाई सैयद हुसेन अली खाँ ने, जो अजीमाबाद 
पटने का नाजिम और वीरता, बुद्धिमानी तथा अतिष्ठा में असिद्ध 
था, मुहम्मद फरुखसियर से मित्रता कर ली । यह उसके बृत्तांत में 
लिखा जा चुका है | बड़े भाई हसन अली' खाँ ने भी उस मित्रता 
को मान लिया । हसन अलीखोाँ मुहम्मद मुइज्जुद्दीन की चाप- 
लूसी पर, जिसकी कृपा के अभाव को मुलतान की सूबेदारी के 
समय से वह्‌ जानता था, विश्वास न कर सच्चे दिल से मुहम्मद 
फरु खसियर का खाथी हो गया और उसे इलाहाबाद आने को 
लिखा । मुहम्मद फरुेखसियर इन दो वद्दादुर भाइयों के ससेन्‍्य 
मिल जाने से अपने को भाग्यवान समझकर पढने से इलादाबाद 
पहुँचा ओर हसन अली खाँ से नए घिरे से प्रतिज्ञा कराकर उसपर 
कृपा किया तथा उसे दरावल नियत कर फिर आगे बढ़ा । 

मुदन्मद मुइण्जुद्दीन का बड़ा पुत्र इज्जुदीन ख्वाजा हुसेनः 


४०. कुतुब॒लमुल्क सेयद अब्दुल्ला खाँ 


इसका नाम हंसन अली था। यह मुहस्मद्‌ फरुखसियर 
बादशाह का प्रधान मंत्री था। इसका भाई सेयद हुसेन अली 
अमीरुलू उम्ररा था, जिसका वृत्तांत अलग लिखा जा चुका है। 
औरंगजेब के समय में कुतुबुलमुल्क को खाँ को पदवी और 
बगलाना के अंतर्गत नदरबार और खुछतानपुर की फोजदारी 
मिली थी । इसके अनंतर यह ओरंगाबाद का अध्यक्ष हुआ । 
जब शाहआलम का पुत्र शाहजादा मुहम्मद मुइज्जुद्दीन को 
औरंगजेब ने मुलतान का सबेदार नियत किया तब हसन 
अली खाँ भी उसके साथ भेजा गया। इघका साथ शाहजादे को 
पसंद्‌ नहीं हुआ इसलिए यद्द ठुखी द्दोकर लाहौर चला आया । 
औरंगजेब की रुत्यु पर और शाह आलम के वाद्शाह होने पर 
हुसेन अली खाँ को तीम दजारी मसव, डंफा और नह सेना को 
बर्शीगिरी मिली । सुहम्सद आजमशाह के युद्ध में मुहम्मद 
मुइज्जुदीन की सेना का हरावछ नियत हुआ, जो शाहआठछम की 
कुछ सेना का दरावल था। जिस समय युद्ध वरावर चल रहा था 
उस समय हसन भछी खों, हुसेन अली खाँ और इसका तीसरा भाई 
नूरुद्दीन अली खाँ बहादुरी से हाथी से उतर पड़े और बारहा के 
सैयदों के साथ वीरता से धावा क्रिया । नूरुद्दीन अली खाँ मारा 
गया और दोनों भाई घायल हुए) विजय की अशंसा इन्हे 
पिलो । इसन अछी खाँ का मनसव बढ़कर चार हजारी हो गया 


( १६८ ) 


इसलिए कुछ अदूरदर्शी पुरुष इन्हें गिराने की चेष्टा करने लगे 
ओर वाहियात बातों से बादशाह के कान भरे। यहाँ तक हुआ 
कि दोनों भाई घर बैठ गए और मोरचे वौध कर लड़ाई का 
प्रबंध करने लगे। बादशाह की मां ने, जो दोनों से मित्रता 
रखती थी और पुराना संबंध था, कुतुबुलमुल्क के घर आकर 
नह प्रतिज्ञा कर मित्रता दृद़ की। दानों भाईओं ने सेवा में 
उपस्थित द्वोकर प्रेम भरे उलाहने दिए और कुछ दिन आराम से 
बीते | स्वार्थियों ने बादशाह के मिजाज को फिरा दिया और 
प्रतिदिन वैमनस्य बढ़ता गया। यह मभगड़ा, जो पुरानी रिया- 
सर्तों को बिगाड़ने वाली होतो है, बढ़ता गया। यहाँ तक कि 
आअमीरुलू उमरा दक्षिण का सूवेदार नियत किया गया और 
कुतुबुछ॒मुल्क ने ऐश आराम में लिप्त रहकर मंत्रित्व का कुल भार 
राजा रतनचंद को सौंप दिया । एतकाद खाँ काश्मीरी बादशाह का 
मित्र बन गया और उसने सेयदों को नष्ट करने की राय दी । 
कुतुबुलूमुल्क ने अमीरुलूउमरा को छिखा कि काम हाथ के 
बाहर चला गया इसलिए दक्षिण से शीघ्र आ जाना चाहिए, 
जिसमें अ्रतिष्ठा न विगड़ने पावे । अमीरुलूउमरा शीघ्रता से तैयार 
होकर दक्षिण से कूच कर दिल्‍ली के पास ससेन्य आ पहुँचा 
और वादशाद को संदेश भेजा कि जब तक दुगे का प्रबंध उसके 
हाथ में न दिया जायगा तब॒ तक वह सेवा में उपस्थित होने में 
हिचकता रहेगा। वादशाद ने दुग के सब काम अमीरुठ उमरा के 
आदमियों को सोप दिए। यह्‌ प्रबंध दो जाने पर अमीडल 
उमरा बादशाह को सेवा में पहुँचा । ८ रबीउल आखीर को 
दूसरी बार मुलाकात की इच्छ । सुसल्लित कर शद्र में 


( १६७ )2 


खानदौरोँ की. अमिमावकता में दिल्‍ली से मुहम्मद फरु खसियर 
का सामना करने आया और इलाहाबाद के अंतर्गत खजवा में 
पहुँचकर शत्रु की प्रतीक्षा करने लगा । मुहम्मद फरु खसियर की 
सेना के पहुँचते द्वी इब्जुद्दीन युद्ध न कर अद्धरात्रि को भाग 
गया । मुहम्मद फरु खलियर की सेना बड़ी कठिनाई और वे 
सामानी में थी पर इण्जुद्दीन के पड़ाव की छठ से उसमें कुछ 
सामान हो गया और आगे वढ़कर वे आगरे के पास पहुँचे । 
मुहम्मद मुइब्जुद्दीन भी राजधानी से कूच कर आगरे आया और 
यमुना नदी पार करने का विचार कर रहा था कि हसन अछी खाँ 
दूरदर्शिता से रोजबहानी सराय के पास से, जो आगरे से चार 
कोस पर है, यमुना नदी पार कर लिया। उसके पीछे पीछे 
फरु खसियर भो पार हो गया। उसके बहुत से आदमी तंगी 
ओर सामान की कप्ती से बड़ी खराब हालत में थे। बहुत थोड़े 
साथ पहुँचे । १३ जीहिज़ा सन्‌ ११३३ ६० (१७१२ ३०) को 
दोनों पक्ष में युद्ध हुआ । मुहम्मद फरुखसियर की विजय हुई और 
मुइब्जुद्दीन दिल्‍ली छौट गया । इस युद्ध में दोनों भाइयों ने बहुत 
प्रयत्न किया था | छोटा भाई हुसेन अछो खो बहुत घायल होकर 
मैदान में गिर गया था| विजय के बाद बड़ा भाई हसन अली 
खाँ सेना के साथ दिल्‍ली रवाना हुआ और बादशाह भी एक 
सप्ताह ठहर कर दिल्ली को चछे । हसन अली खाँ को सात हजारी 
७००० सवार का मनसब, सेयद अब्दुल्ला खाँ कुतुबुलमुल्क 
बहादुर यार बफादार जफरजंग की पदवी और प्रधान मंत्रित्व का 
पद मिला । ” 


इन दोनों भाइयों को श्रतिष्ठा सीमा पार कर चुकी थी 


2० 23 


सीकरी गया और जयसिंह से संधि हो गई। द्वितीय शाहजहँ 
भी तीन महीने कुछ दिन बाद उसी रोग से मर गया तब शाह- 
आलम के पौन्र और जहँ।शाह के पुत्र रौशन अख्तर को दिल्ली 
से बुलाकर १५ जिकदः सन्‌ ११३१ हि? ( १९ सितं० सन्‌ 
१७१९ ३० ) को गद्दी दी और मुहम्मद शाह पदवी को 
घोषणा की । 

यद्यपि सैयदों ने स्वयं बादशाहत का दावा नहीं किया और 
तैमूर के वंशर्जों ही को गद्दी पर वैठाया पर मुहम्मद्‌ फरु खसियर 
के साथ जो बतोवब इन लोनों ने किया था वह नहीं फला ओर 
आराम से एक पल भी नहों बिता सके । फिसाद रूपी नदियाँ 
चारों ओर से उमड़ आईं और श्रभुत्व के नाश का सामान तैयार 
हो गया । समाचार मिला कि १ रज्जव सन्‌ ११३२ हि को 
मालवा के प्रांताध्यक्ष नवाव निज्ञामुलमुल्क ने नमंदा नदी पार 
कर आसीरगदू ओर बुरहानपुर पर अधिकार कर लिया 
अमीरुल्‌ उमरा ने अपने बख्शी दिलावर अलीखाँ को भारी सना 
के साथ निजामुल्मुल्क पर भेजा पर वह युद्ध में मारा गया | 
दक्षिण का नायब सूवेदार सैयद आलम अछी खाँ, जो वीर 
नवयुवक था, युद्ध कर मारा गया । अमीरुल्‌ उमरा ने बादशाह 
के साथ दक्षिण जाने का विचार किया। कुतबुलमुल्क कुछः 
सरदारों के साथ १९ जीकदः को आगरा से चार कोस फठहपुर 
से दिल्‍ली को रवाना हुआ। अभो वह पहुँचा नहीं था कि 
७ जीहिज्ज: को अमीरुलू उमरा के मारे जाने का समाचार मिला | 
कुतुबुलूमुल्क ने अपने छोटे भाई सैयद नम्मुद्दोन अलीखोँ' को, 
जो दिल्‍ली का शासक था, लिखा कि एक शाहजादे को केदलख़ाने' 


( १6९५ ) 


भया और शाइस्ता खाँ की हवेली में उतरा । छुतबुछमुर्क और 
महाराजा अजीत सिह ने पहिले दिच की तरह हुगे में जाकर 
वहाँ का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया और फाटक की कुंजी भी 
अपने हाथ में कर ली | वह दिन और रात्रि इसी प्रकार बीत गई 
और नगरवालों को यह भी नहीं मालूम हुआ कि ढुग में रात्रि 
के समय कया हुआ । जब सुबह हुआ तब कुतुबुलू मुल्क के सारे 
जाने का समाचार फैला, जिससे बादशाह खेना हर ओर से 
आअमीरलूउमरा पर धावा करने को तेयार हुईें। अमीरुछठमरा 
ने कुतुबुछमुल्क से कहला भेजा कि अब किस बात की प्रतीक्षा 
करते हैं, जल्दी उसे बीच से उठा दो। निरुपाय होकर छुतु- 
बुलूमुरक ने ९ रबीउलू आखिर सन्‌ ११३१ हि० (१७ 
फरवरी सन्‌ १७१९ ई० ) को बादशाह को केद कर 
दिया और शाहआलम के पौन्र तथा रफ़ीव्श्शान के पुत्र 
रफीउदर्जात को केदखाने से निकाल कर गदी पर बैठाया। 
उसकी राजगद्दी का डंका बजने पर शहर में जो उपद्रव मचा था, 
वह शांत द्वो गया । रफीउद्दजोत केद्खाने में तपेदिक से बीमार 
था और जब बादशाह हुआ तव उसने परहेज छोड़ दिया, जिससे 
तीन मद्दीने कुछ दिन वाद सर गया । उसके वसीयत के अनुसार 
उसके बड़े भाई रफीउद्दौला को गद्दो पर वैठाया और द्वितीय 
शाहजहें। की पदवी दी । कुछ समय बाद निकोखियर ने आगरे में 

पद्रव मचाया । अमीरुल उपम़रा ने बादशाह के साथ शीघ्र वहाँ 
पहुँच कर उस दुर्ग को विजय किया। एकाएक दूसरा फसाद 
खड़ा हुआ और जयसिद्द सवाई ने विद्रोह किया। कुतुबुलमुल्क 
चादशाह के साथ जयसिंद को दमच करने के लिए फत्तद्पुर 


( ७२ ) 


सौंप दिया । कुतुबुल्‌ मुल्क दिन रात केद में सिआह होता जाता 
था। अंत में जदरर दे दिया | पहिली वार इसके खिदमतगार ने 
इसको जहर मोहरा पीसकर पिला दिया और बहुत के करने पर 
जहर शांत हुआ । दूसरे दिन वादशाद्दी ख्वाजासरा हलाहल विष 
ले आया | कुतुबुछ मुल्क स्नान कर पृ की ओर मुँह करके 
बैठा और कहा कि ऐ खुदा तू जानता है. कि यह हराम वस्तु में 
अपनी खुशी से नहों खा रहा हूँ ।” इसके गले से उत्रते ही इसका 
रंग बदलने लगा और यह मर गया । यह घटना १ जीहदिज्ना 
सन्‌ ११३५ हि० ( १७२३ ३० ) को हुई। इसको कत्र दिल्‍ली में 
है। इसका स्मारक पटपर गंज की नहर दिल्‍ली में है, जहँ। विज्ञकुज 
पानी नहीं था। कुतुबुछ मुल्क सन्‌ ११२८ हि० सें शाहजहँ की नहर 
से काटकर इसे लाया था और उस टुकड़े को पानी पहुँचाया था । 
मीर अब्दुलू जलोल बिलग्रामी अल्लामः ने एक किता कह्दा है कि 

कुतुबुल मुल्क अब्दुल्ला खाँ के दान और ओऔदाय का समुद्र | 
उस वैभवशाली मंत्रीने भलाई की नहर जारी की ॥ 

उसके लिए अब्दुल्‌ जलील वासिती ने तारीख कद्दा है नहरे 
छुतुचुलू मुल्क मद बदरे एहसानो करम । 

मृत अल्लामः ने उसकी प्रशंसा में मतनवी कही है-- 

शेर 

वद वुद्धिमानी में अरघ्तू ओर सुलेमान बादशाह के मंत्री 
का चिन्द है। अव्दुल्डा ख राज्य का दृदिना हाथ है। जत्र दीवान 
में बैठा तो नव वदार है और जब मैदान में आया तो अछों को 
तलवार है । 


( १७१ ) 


से निकाल कर गद्दी पर बैठावे। १५ जीहिब्जा सन्‌ ११३२ हि ० सन्‌ 
१६२० ३० को शाह आलम के पौत्र और रफीउघ्शान के पुत्र सुलतान' 
इश्नाहीम को दिल्ली मे गद्दी पर वैठा दिया । दो दिन बाद कुतुबुल्‌- 
मुल्क भी पहुँचा और पुराने तथा नए सरदारों को मिलाने छगा' 
तथा सेना भी एकत्र करने छंगा। मंत्रित्व-काल में जो छुछ नकद 
और सामान एकट्टठा किया था और जिसके द्वारा किसी मनुष्यः 
की शक्ति नहीं है कि अपने को वचा सके, वह सब सिपाहियों 
और मित्रों में बाँठ दिया । कहता था कि यदि रहूँगा तो सब 
इकट्ठा कर छूँगा और यदि देव की इच्छा दूसरी है वो क्‍या हुआ 
जो दूसरों के हाथ चला गया। १७ जीहिज्जा को युद्ध के लिए 
दिल्‍ली से निकला । १३ मुहरंस सन्‌ ११३३ हि० को हसनपुर 
पहुँचा । १४ को युद्ध हुआ । बादशाह का तोपब्ाना हैदर कुछी 
छा सीर आतिश की अधीनता में वराबर आग बरसाता रहा। 
बारहा के सिपाही छाती को ढाल बनाकर बराबर तोपखाने पर 
धावा करते रहे पर समय के फेर से कोई लाभ नहीं हुआ | रात्रि 
होनेपर भी तोप, जम्बूरक और सुतुरनाठ से बराबर गोला 
वरसाते रहे और फुसंत न मिलने से कुतुबुलमुल्क की सेना भाण 
चली भौर सुबह द्वोते-द्योते बहुत थोड़े आदमी रह गए । सबेरे ही 
बादशाह की सेना ने घावा किया और खूब युद्ध हुआ । बहुत से 
सैयद धायछ हुए और नम्मुद्दोन अली खँ का घातक चोट लगी । 
कुतुचुल मुल्क स्वय हाथी से गिर पड़ा क्‍योंकि सिर में तीर का 
ओर हाथ में तलवार की चोट लगी थी। हैदरकुली खेँ ने वहेँ। 
पहुँच कर उसे अपने द्वाथी पर के लिया और बादशाद्द के पास 
ले गया। बादशाह ने प्राण रक्षा कर उसे हैदर कुल्ी खां कोः 


( १७४ ) 


द्वारा बादशाह से कही गई तब उसने इसकी स्वामिभक्ति को 
ग्रशंसा कर शख्रवैद्यों को इसे देखने भेजा | 
कहते हैं कि जब इसके अच्छे हो जाने की आशा हुई और 
इसकी सूचना औरंगजेब को मिली तत्र उसने इसके पास सूचना 
भेजी कि वह अपने लड़कों को सेवा के लिए भेजे और उसे भी 
स्वस्थ होने पर काम मिल जायगा । इसने धन्यवाद देने के वाद 
कहलाया कि उसके कठोर जीवन का यद्यपि अंत नहीं हुआ पर 
उसके हाथ पैर घायछ होकर वेकार हो चुके इसलिए वह सेवा 
- नहीं कर सकता | यदि वह सेवा करने योग्य भो होता तो अबुल- 
हसन के निमक से पला हुआ यह शरीर बादशाह आलमगीर की 
- सेवा नहीं कर सकता । बादशाह के मुख पर क्रोध की झलक आ 
-गई पर न्याय को दृष्टि से कह्य कि उसके अच्छे होने पर सूचना 
दी जाय । इसके अच्छे होने पर द्देद्राबाद के अध्यक्ष फो आश्ना 
दी गईं कि उसे समझकाकर भेज दे। पर इसके अस्वीकार करने 
पर इसे केद कर भेजने की आज्ञा दी गई । खेँ फीरोज जंग ने 
'इसके लिए प्रार्थना कर इसे अपने पास घुठा लिया और कुछ 
दिन अपने पास रखकर इसे ठोक कर लिया। १८ व॑ व्में 
इसे चारहजारी ३:०० सवार का मंसव मिला और नौकरों में 
भर्त्ती हो गया | इसे खे की पद्वी, घोड़ा और द्वाथी मिला तथा 
रादिरा का फीजदार नियत हुआ । ४० वें बष में आदिलशाददी 
कोंकण का फौजदार हुआ, जा समुद्र तट पर गोआ के पास है । 
इसक अरन॑तर आवश्यकता पड़ने से मक्का जाने की छडट्टी मिली! 
बहँ। से लौटने पर अपने घर ल्ार (फारस ) पहुँचकर व 
एद्ातब्राख करत लंगा। बादशाह ने यह सुनकर इसके पुत्र 


४१. अब्दुरंजाक खाँ लारी 


यह पहिले हैदराबाद के शासक अबुछू हसन का सेवक था 
और इसकी पदवी मुस्तफा खा थी । जब २९ वे वे में औरंग- 
जेब ने गोलकझुंडा ढुगगे घेर लिया, जिसमें अचुलहसन था, तब 
उसके बहुत से अफसर समय के कारण औरंगजेब के पास चले 
आए और डुँचे पद तथा पद्‌वी पाई। पर अव्दुरंब्जाक स्वामि- 
भक्त वना रहा और वराबर दुगगे से निकछकर खाइओं पर 
धावा करता रहा तथा कमी प्रयत्न करने से नहीं हटा । इसमे 
शाद्दी फर्नोन, जिसमें इसे आशा दिलाई गई थी और जो इसे 
शांत करने को भेजा गया था, अत्वीकार कर दिया ओर घृणा 
के साथ फाड़ डाला । एक रात्रि जब शाही अफसर दुर्ग-सेना से 
मिलकर हुगे में घुस गए और बड़ा शोर मचा, उस समय यह 
बिना तैयारी किए ही एक घोड़े पर चारजामा डालकर दस 
बारह सैनिकों के साथ तलवार ढाल लेकर फाटक की ओर दौड़ा ! 
शाही सेना फाटक पर अधिकार कर जब दुरगे में अवाह घारा के 
समान चली आ रही थी, तव भव्दुरंब्जाक का उसका सामना 
हुआ और यह तलवार चलाने लगा । शाही सेना से यह घायल 
हो गया और इसे वारद चोट लगे । अंत में आंख पर कटी हुई 
मिल्‍्ली के आ जाने से इसका घोड़ा इसे दुर्ग के पास एक 
नारियल दक्ष के नीचे ले गया । किसीने इसे पहिचान कर इसे 
आश्रय दिया । जब यह घठना अफसरों को मालूम हुई और उनके 


४२. अब्दुरहमान, अफज 


यह भल्‍्लामी फहामी शेख अवुलूफजल 
पिता की सेवा के समय इसका पाठन हुआ था 
के ३१५ वें बष में सआदत यार कोका की 
विवाह हुआ । इसको जब घुत्र हुआ तब : 
बिशीतन नाम रखा, जो अजम के वीर असए 
नाम था। जब शेंख अबुल्‌ फजल दक्षिण 
आव्दुरेहमान उसके तूणीर के मुख पर कार 
काम आ पड़ता या किसी काम की आवश्यः 
अव्दुरंहमान को वहाँ भेजता और यह अपर 
से उस काम को पूरा कर आता । ४६ वें 
आअंबर हबशी ने तेलिंगाना के अध्यक्ष अछी :. 
कर उस आंत पर अधिकार कर लिया तब शे 
के किनारे से चुनी हुई सेना देकर वहां 
ख्वाजा को, जो पाथरी में था, उसके सद्दाय 
मान ने शेर ख्याजा के साथ नानदेर के प, 
मनजारा नदी के पास मलिक अंबर से 
किया । सत्य ही अच्दुग्हमान अपनी वीरता 
शेख का भाग्य था। अपने पिता के विचा 
इसका जो भाव था, उसके रहते भी इससे 
ओऔर उसका ऋृपागत्र भो रद्य । इसको & 


( १७४ ) 


अकुछू करीम को एक फर्तीन के साथ भेजा कि वह वहाँ के एक 
सहसख्र नवयुवकों के साथ आवे । इसी बीच खबर मिली कि शाह ' 
फारस के बुलाने पर जाते समय रास्ते में वह मर गया । रज्ञाक 
कुली खा और मुहम्मद खलील दो पुत्र औरंगाबाद में रहे ओर 
चहीँ जागीर पर मरे। मंथकत्तो द्वितीय से परिचित था । 


( १७८ ) 


गधों पर हुम की ओर मुख करके बैठाकर दरवार भेजे 
जायें तथा मार्ग के शहरों में उन्‍हें शूली दी जाय, जिसमें 
अन्य कादरों तथा अदूरदशंकों को चेतावनी हो। उसी समय 
एकाएक बीमार हो जाने से अफजल खाँ भी द्रवार बुला लिया 
गया । कोर्निश करने के बाद बहुत दिनों तक वह फोड़ से कष्ट 
पाकर ८ वें बधे में मर गया । 


( १७७ ) 


और दो दजारी मंसब मिछा। ३ रे वर्ष में इसका मंसब बढ़ाया 
जाकर यह इसलाम खं ( अबुलूफजछ का साज्ञा ) के स्थान पर 
बिद्दार-पटना का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ। जब गोरखपुर, जो 
पटना से ६० कोस पर है, इसे जागीर में मिला तब शेख हुसेन 
बनारसी और गियास बेग को, जो उस प्रांत के बढशी और 
दीवान थे, वहाँ अन्य अफसरों के साथ छोड़कर गोरखपुर गया १ 
देवात्‌ इसी समय कुतुब नामी एक अज्ञात मनुष्य उच्छ सर 
उजैन ( भोजपुर )) जो पटना के पास है, फकोर के वेष में 
आया और अपने को सुलतान खुसरो घोषित कर अनेक बहानों 
से वहाँ के वछवाइयों का मिला लिया । थोड़े ही समय में कुछ 
सेना एकन्न कर फुर्ती से पटने पहुँच कर ढुगे में घुस गया । घब- 
ड्राहट में शेख वनारसी छुगे की रक्मान कर सका और गियास 
वेग के साथ एक खिड़की से निकछ कर नाव से भाग गया 
बलवाई गण ने अफजल खाँ का सामान तथा राजकोष ल्ूटकर अपने 
शासन का घोषणा पतन्न निकाला और सेना एकत्र करने लगे। 
ज्यों दही अफजल खाँ ने यह्‌ समाचार सुना उसने त्योंही 
विद्रोहियों को दंड देने के लिए फुर्ती की। मूंठे खुसरो ने ढु्गे 
इृढ़कर पुनपुना के किनारे युद्ध की तैयारी की । थोड़े युद्ध के 
बाद हवार कर बह दूसरी वार ढुगे में आया पर अफनल खाँ भी 
पीछा करता दुग से ज्ञा पहुँचा। कुछ आदमियों को मार कर 
अंत में वह पकड़ा गया और मार डाला गया। जघ जहाँगीर ने' 
यह समाचार सुना, तव उससे हुक्स भेजा कि बरुशी, दीवान' 
ठथा अन्य अफसर, डिन्‍्दोंने नगर की रक्षा में कमी की थी, उन- 
सब की दाढ़ी मोछ मुड्बाकर, स्ज्ियों के कपड़े पहिराकर तथा 
१२ 


( १८० 92 


खाँ की स्त्रियों को बुलवाकर उन्हें संतोप दिलाया और कई प्रकार 
से उनपर कृपा की । इसके वाद कई बार घोड़े, हाथी तथा नगद 
भेंट में पाया । जब वछख नजर मुहम्मद खाँ को लौटा दिया गया 
तथा उजवेगों और अलञमानों से बहुत लड़ भिड़कर जब उसने 
उन्हें दमन किया और राज्य हद कर लिया तव उसने अपने 
लड़कों और परिवार को लौटाने के लिए दरबार को लिखा । 
बलख ओर बदरुशाँ लेने के पहिले दी से खुसरू का अपने पिता से' 
सनमुटाव हो गया था और वह दरबार में उपस्थित था इसलिए 
न उसके पिता ने उसे बुलाया और न वही वहाँ जाना चाहता 
था । बदराम भी भारत के आराम को छोड़कर नहीं जाना चाहता 
था। २३ वें वर्ष में अब्दुरहमान खिलअत, कारचोबी जीगा, 
तलवार, कटार, ढाल तथा कवच, सुनहछे सांज सह्दित दो घोड़े 
और तीख दृजार रुपया पाकर अपने पिता के दूत यादगार जौछाक 
के साथ चला गया । जब यह अपने पिता के पास पहुँचा तब 
उसने इसे गोरी प्रांत दिया पर चौथा पुत्र सुभान कुनी इस पर 
क्रद्ध होकर एक सहस््र सवार के साथ बछख आया और खाँ को 
दिक करने छगा, जिससे उसे अंत में अच्दुरंहमान को बुलाना 
पड़ा । अव्दुरंदरमान लौटा आ रहा था कि कलमाकों ने, जो सुभान 
कुली के मित्र थे, मांग रोक कर इसे कैद कर दिया पर अपने 
रक्कों को मिलाकर अव्दुरंहमान २४ वें वर्ष में दरबार चला 
आया । यहाँ इसे खिलअत, कारचोंबी जोगा, फूछकटार, चार 
इजारी ५०० सवार का मंसव, सुनदले साज का थाड़ा, हाथी 
ओर वीस द्वार रुपये नगद मिला । २५ यें वर्ष में नज्र मुहम्मद 
जोडी झत्यु पर खुसरो, बदराम और अब्दुरह॒मान को शोक 


७३. अब्दुर्हमान सुलतान 


यह नजर मुहस्मद्‌ खाँ का छठा पुत्र था । शाइजहाँ के १९ वें 
चर्ष में शाहजादा मुराद बख्श बड़ी सेना लेकर गया और नज् 
मुहम्मदर्खों के अपने दो पुत्रों सुभान छुली और कतलक मुहस्मद्‌ 
के साथ भागने पर वलख पर अधिकार कर लिया | उससे नजर 
मुहम्मद के अन्य पुत्रों बहराम और अब्दुरंदमान तथा पौच्र रुस्तम 
को, जो खुसरों का लड़का था, बुलवाकर लहरास्प खाँ की रक्षा 
में सोंप दिया | २० वें व में सादुलछा खाँ शाहजादे के उक्त पद्‌ 
त्याग देने पर वहाँ का प्रबंध करने पर नियत हुआ । उसमे 
आज्ञानुसार उन तीनों को राजा विट्ठलदास आदि के साथ द्रवार 
भेज दिया । इनके पहुँचने पर सद्रुस्खदूर सेयद जलाल खियाबोँ 
तक स्वागत कर बादशाह के पास लिवा लाया । बादशाह ने बहराम 
को खिलभत, कारचोवो चारकत, जीगापगड़ी, जड़ाऊ जमघर फूल 
कूटार सहित, पॉच हजारी १००० खबार का संसव, सुनहले साज के 
दो घोड़े, ९५० थान कपड़े और एक लाख शाही, जो २५००० रू० 
होता है, दिया । अब्दुरहमान को खिलअत, जीगा, जड़ाऊ कटार, 
सोने के साज सहित घोड़ा ओर पतालीस थान कपड़े पिले। 
रुप्तम को खिछञत ओर एक घोड़ा मिला । अच्दुरंइमान सबसे 
छोदा भाई था, जिसे सौ रुपये रोज को बृत्ति देकर दारा शिकोह 
लो सोंप दिया । 

चेंगप्न साहवा ( शाहजहाँ की बड़ी पुत्री जहाँधारा बेगम ने 


४४. अब्दुरहीम, खानखानाँ 


यह वैराम खाँ का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। इसकी 
माता भेवात के खाँ वंश की थी। जब सन्‌ ९६१ हि? ( सन 
१५५४७ ई० ) में हुमायूँ दूसरी वार भारत की राजगद्दी पर बैठा 
ओऔर दिल्ली में राज्य दृढ़ किया तब यहाँ के जमींदारों को मिलाने' 
ओर उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनकी पुत्रियों से विवाह 
संबंध किया । जब भारत के एक प्रमुख जमींदार हुसेन खाँ 
मेवाती का चचेरा भाई जमाल खाँ हुमायूँ के पास आया तत्र 
उसे दो पुत्रियाँ थीं । उसने उनमें से बड़ी से स्वयं विवाह किया 
और दूसरी का बैराम खाँ से कर दिया । १४ सफर सन्‌ ९६४ 
हिं० ( १७ दि० सन्‌ १५०६ ई० ) को अकबर की राजगद्दी के 
प्रथम वर्ष के अंत में अव्दुरहीम का लादौर में जन्म हुआ । 
जब इसका पिता गुजरात के पत्तन नगर में अफगानों के हाथ 
मारा गया, उस समय यह्‌ चार वर्ष का था। वलवाइयों ने कंपः 
छूटा। मुहम्मद अमीन दीवाना, बाबा जंबूर और इसकी माता 
ने मिर्जा की बलवे से रक्चा की और अहमदाबाद को रवानः हुए । 
पीछा करनेवाले अफ़गानों से लड़ते हुए वे वहाँ पहुँचे । चार 
महीने वाद मुहम्मद अमीन दीवाना तथा दूसरे सेवक मिजों के साथ 
द्रवार को चले। लड़के को बुडाने का शआज्ञापत्र इन्हें लाहौर 
में मिला । ६ ठे वर्ष के आरंभ में सन्‌ ९६९ हि० ( सन्‌ १५६२ 
६० ) में इसने सेवा की और अकबर ने इसके बुरा चाहने वालों: 


( १८) ) 


वस्त्र मिले । रे वे वर्ष में जब इसने कुंचाल दिखलाई तब 
बादशाह ने कद होकर इसे बंगाल भेज दिया। ऋऔरंगजेंब के गदी 
पर बैठने के बाद यह शुजाओ के साथ के युद्ध में सेना के मध्य 
भाग में था। शुजञा के भागने पर यह बादशाह के पास आया। 
१३ दें बपे तक यह और. बहराम जीवित थे ओर वहुँंधा नगद, 
घोड़े और हाथी सेंट में पाते रहते थे । ः 





नवात्र अब्दुरंदीम साँ खानखानाँ 


( पेज १८२ ) 


( १८७ ) 


युद्ध न किया जाय । इसके साथी तथा मीर शमशेर दौलत खाँ 
लोदी ने कद्दा कि उस समय विजय में अनेक साम्रो हो जायेंगे । 
यदि खानखानाँ होना चाहते हैं तो अकेले विजय प्राप्त कीजिए । 
अज्ञात नाम सहित जीने से मृत्यु भठी है ।” मिजा खाँ ने अपने 
साथियों को उत्साह दिलाया और सबको लड़ने के लिए तैयार 
किया । अहमदाबाद से तीन कोस पर सरखेज में घोर युद्ध 
हुआ ओर दोनों पक्त के वीरों ने हंद्ययुद्ध किए | मिर्जा खाँ स्वयं 
तोन सौ बहादुरों और सौ हाथियों के साथ मध्य में डटा था कि 
मुजफ्फर ने छ सात हजार खबार से उस पर थावा किया | 
इसके कुछ हितेच्छुओं ने चाह कि वाग पकड़ कर इसे हृटा लें 
जायें पर इसने हृढ़ता धारण को । कुछ शत्रु मारे गए तथा बहुव 
से भागे | मुजफ्फर जो भव तक घमंड में फूला हुआ था घबड़ा 
कर भागा । वह यहाँ से खंभात गया और वहाँ के व्यापारियों 
से धन लेकर फिर युद्ध की तेयारी की | मिजों खाँ ने मालवा से 
आयाए हुए अफसरों के साथ कूचकर कई वार मुजफ्फर को दंड 
दिया। मुजफ्फर ने यहाँ से नादौत पहुँचकर वलवा मचाया । 
दोनों पक्ष के लोगों ने पेदल होकर युद्ध के अच्छे करश्मे दिख- 
लाए । अंत में मुजफ्फर भागकर राजपीपला चला गया | मिर्जा 
खेँ को पाँच हजारी मंसव और खानखाने की पदवी मिली । 
कहते हें कि गुजराव-विज्य के दिन इनके पास जो कुछ था 
सब दान कर दिया था। अंत में एक मनुष्य आया और कद्दा कि 
मुझे कुछ नहीं मिला है । एक कलमदान वच गया था, उसे भी 
उठा कर इन्द्रेनि दे दिया | गुजरात प्रांव में शांति स्थापित कर 
वर्दों कुलीम खाँ को छोड़ कर दरबार लौट आए । ३४ वें वर्ष 


( १5६ ) 


एक मनसवी लिखी, जो खानखानाँ का आश्रित था। एक शैर 
उसका इस प्रकार दै-- 


४८ 
हुमाए कि बर चख कर दी दिराप्त । 
गिरफ्ती वो आजाद कर दी मुदाम ॥। 


खानखानाँ ने एक सहस्र अशर्फी पुरस्कार दिया और मिर्जा 
जानी ने भी एक सहख्त अशर्फी यह कहकर पुरस्कार दिया कि 
खुदा का शुक्र है कि तुमने हुमा बनाया | यदि गीदड़ कहते तो 
कोन तुम्हारी जीभ रोकता । 

जब बादशाह की आज्ञा से छुलतान मुराद गुजरात से 
दक्षिण विजय को चछा, तब वह भड़ोच में सहायक सेना के 
आसरे में रुक गया | खानखानोँ भी इस काय पर नियुक्त हुए 
थे पर यह अपनी जागीर भिलसा में कुछ समय के लिए रुक 
गए और तब उज्लेन को चले | शाहजादा इस पर क्रद्ध दो गया 
ओर इन्हें कड़ा पत्र लिखा । इन्होंने उत्तर भेजा कि वह खानदेश 
के शासक राजा अली खाँ को शांत कर अपने साथ लिवा ला 
रहा है । शाहजादा और भी असंतुष्ट हो कर जो कुछ सेना उसके 
पास थी उसी को लेऋर दक्षिण चल दिया । खानखानोँ ने पड़ाव 
तथा तोपखाना का भार मिर्जा शाहरूख पर छोड़ कर राजा 
अली खी को साथ लेकर फुर्ता से आगे बढ़ा और चँंदौर में 
अहमदाबाद से तीस कोस पर शाहजादे से जा मिल्रा । यह कुछ 
समय के वाद शादजारे से मिल सक्रा और इस पर कुछ कृपा 
नदी दिखाई गई, मिससे खानखानो का चित्त उघ् कार्य से. 
उदासीन दी गया । सन्‌ १००४ द्वि० रबीउडू आखिर ( सद् 


( पैटश ) 


मेँ बावर का आत्मचरित्र, जिसे इन्होंने तुर्की से फारसा में 
अनूदित किया था, अकबर को भेंट किया, जिसकी बड़ी अशंसा 
हुई । उसी व५ सन्‌ ९५८ हि० ( सन्‌ १०९० ३२) में यह वकील 
“नियत हुआ और जौनपुर जागीर में मिला । ३६ वें बर्ष में इसे 
मुल्तान जागीर में मिला और ठट्टा तथा सिध प्रांत विजय करने का 
इसने निश्चय किया । शेख फेजी ने 'क़स्दे ठट्टा' में इसकी तारीख 
"निकाली । जब खानखानाँ अपनी फुर्ती तथा कौशल से ढुगे सेहचन 
के नीचे से, जिसे' सिविश्तान भी कहते हैं, आगे बढ़े और 
लक्खी पर अधिकार कर लिया, जो उस प्रांत का द्वार है, जैसे 
गद़ी बंगाल का और चारहमला काश्मीर का है, तब ठट्ठा का 
शासक मिर्जा जानी, जो युद्ध को आया था, घोर युद्ध के अनंत्तर 
परास्त हो गया । ३७ व चष में उसने संधि प्रस्ताव किया । 
शर्तें यह थीं कि वह दुगे सेहवन दे देगा, जो सिंघ नदी पर है 
ओर खानखानाँ के लड़के मिजो एरिज को अपना दामाद बनाकर 
वर्षा वाद दरबार जायगा। खानपान के सामान की कमी से 
शाही सेना कष्ट में थी, इससे खानखानाँ ने यह संधि स्वीकार 
कर लिया और दुर्ग सेहवन में हसन अली अरब को नियत 
कर उससे बीख कोस हट कर अपना पड़ाव डाला । बघषों बोतने 
पर मिज्ों जानी द्रवार जामे में बहाना करने लगा तव खानखानाँ 
को फिर ठट्ठा जाना पड़ा । मिजों ठट्टा से बाहर तीन कोस आगे जा 
कर सैन्य सल्वित करने लगा पर वादशाही सेना आक्रमण कर 
बिजयी हो गई । मिजा जानी ने कुल प्रांत वादशाही अफघरों को 
सॉप दिया और खानखानों के साथ सपरिवार द्रवार गया। 
इसका अच्छा स्वागत हुआ । इस ५पविजय पर मुद्दा शिकेबी ने 


( १८८ ) 


सन्‌ १५९७ ई० ) आष्टी के पास, जो पाथरी से बारह कोंस पर 
है, युद्ध हुआ । घोर लड़ाई के अनंतर खानदेश का शासक पाँच 
सदोर तथा ५०० सैनिकों सहित वीरतापूवंक मारा गया, जो 
आदिल शाहियों से सामना कर रहा था। शत्रु यह सममहझर 
कि म्रिजों शाहरुख या खानखानों मारे गए हैं, छूट पाट में छूग 
गया । खानखानोाँ ने भपने सामने के शत्रु का परास्त कर दिया 
पर अंधकार में दोनों विपक्षी सेनाएँ अछग हो गई और ठहर 
गई' । प्रत्येक यही सममते रहे कि वे विजयों हैं और घोड़े पर 
सवार रहकर रात्रि व्यतीत कर दिया | सुबह के समय बादशादी 
सेना, जो सात सहस्र थी और प्यासे ही रात विता दिया था, 
फुर्ती से नदी की ओर चली। राज्य २५००० सवार के साथ 
युद्ध को आगे बढ़ा । शत्रु की तीन सनाओं के बहुत से अफसर 
मारे गए थे । कहा जाता है कि दौलत खा लोदी ने, जो दरावत 
में था, सुद्देल खाँ के हाथियों तथा तोपखाने सहित आगे 
बढ़ने के समय खानखानाँ से कहा कि हम लोग कुछ छ सौ 
खबार हैं। सामने से ऐसी सेना पर धावा करना अपने को 
खोना है, इसलिए पोछे से घावा करूँगा ।! खानखानों ने कहा 
कि तब दिल्ली खो बैठागे।? उसने उ त्तर दिया कि “यदि शत्रु को 
परास्‍्त कर दिया तो सौ दिल्‍ली बना लेंगे और मारे गए तो खुदा 
जाने । जब उसने थोड़े को वड़ाना चाहा तब कासिम बारहा 
सैयदों सहित उसके साथ था। उसमे कहा कि दम तुम्र दिंदुस्तानी 
हैं और दमलोगों के लिए सिवा मरने के दूसरा कोई उपाय 
नदीं दे पर खाँ साहब से उनझी इच्छा पूछ लो ।? तब दौतत खा ने 
पूमकर खानखानों से पूछा कि हमारे सामने भारी सेना है और 


( पै८झ७ ) 


१०९५० ई० के दिसम्बर ) के अंत में अहमदनगर घेर लिया। 
गया और तोप लगाने तथा खान उड़ाने के प्रबंध हुए पर चांद 
बीवी सुलताना साहस से, जो बुहोन निजामशाह् की बहिन 
ओर अली आदिलशाह बीजापुर की स्ली थी तथा अभंग खां * 
हबशी के साथ ठुग की रक्षा कर रही थी और इधर अफसरों' 
के आपस के वैमनस्य तथा एक दूसरे के कार्य बिगाड़ने से उस 
दुग का लेना सुगम नहीं रह गया । 

अफसरों के आपस के मनोमालिन्य का पता पाकर ठुगे- 
वासियों ने संधि प्रस्ताव किया कि बुह्दोन निजामशाह का पौत्र' 
बहादुर कैद से निकाल कर निजामुझमुल्क बनाया जाय और वह 
साम्राज्य के आधीन होकर रहे । अहमद्‌ नगर का उपजाऊ आठ" 
उसे जागीर में दिया जाय और बरार प्रांत साम्राज्य में मिलाः 
लिया जाय | यद्यपि अनुभवी लोगों ने घिरे हुओं के अन्न-कष्ठ,. 
दुःख और चालाकी का हाल कहा पर आपस के वेमनस्य से 
किसी ने कुछ नहीं ध्यान दिया। इसी सम्रय यह भी ज्ञात होः 
चला था कि बीजापुर का खोजा मोतमिदुद्दीला सुद्दे खाँ निजास 
शाह की सेना की सहायता को आ रहा है पर अंत में समीर 
मुतंजा के मध्यस्थ दोने पर संधि हो गई और सेना वरार में 
बालापुर लौट गई। जब सुद्देल खाँ ने बीजापुर की सेना दाई ओर, 
कुतुबशाही सेता वाई ओर और सध्य में निजामशादी सेना' 
रखऊर युद्ध की तैयारी की तब शाहजादा युद्ध करने को तैयार 
हुआ पर उसके अफसरों ने इनकार कर दिया | खानखानोँ,. 
मिर्जा शाहरुख और राजा अली खाँ शाहपुर से शत्रु पर चछे । 
सन्‌ १००० हि० के जम्मादिब्ठ आखोर के अंत में ( फरवरीः 


( १९० ) 


लैडी बुज में घुसकर बहुतों को मार डाछा। इत्राहीम का लड़का 
बहादुर, जिसे सभों ने निजाम शाह बनाया था, केद कर 
लिया गया। चार महीने चार दिन के बेरे पर दुगगे विजय 
हुआ । खानखानों। निजाप्त शाह को छेकर वुहाँनपुर में 
अकबर की सेवा में उपत्यित हुआ। राजधानी छोटते समय 
बादशाह ने खानदेश का नाम दानदेश रखकर उसे सुल्तान 
दानियाल को दे दिया और उप्तकी शादी खानखानाँ की लड़की 
जाना वेगपम से कर दिया । उसने खानखानाँ को राजूमना को 
दंड देने भेजा, जो मुतजा निजाम शाद्द के चाचा शाह अडी के 
पुत्र को गद्दी पर विठाकर युद्ध की तेयारी कर रहा था। अकबर 
की मृत्यु के बाद दक्षिण में बहुत बड़ा विप्लत्र हुआ । जहाँगीर के 
तीसरे वर्प सन्‌ १०१७ हि० ( सन्‌ १६०९ ई० ) में खानखानाँ 
दरबार आया ओर यह वीड़ा उठाया कि जितनी सेना उसके पास 
इस समय है उसके सिवा बारह सहस्मध सवार सेना उसे ओर 
भिछे तो वह दक्षिण का कारये दो व में निपटा दे । इस पर उसे 
तुरंत दक्षिण जाने की आज्ञा मिली। आसफ खाँ जाफर की 
अभिभावकता में शादजादा पर्वेज, अमीदलू उम्रा शरीफ खों, 
राजा मानलिंद कथवाह्ा और खानेजहोँ लोदी एक के बाद दूसरे 
खानखानाँ की सहायता करने को नियत हुए। जब यह ज्ञात हुआ 
कि खानखानाँ वर्षा के मध्यमें शाहजाई को बुर्दानपुर से वाला 
घाट लिवा गया ओर सदारों के आपस के मनोमालिन्थ से कोई 
निश्चित कार्यक्रम से काम नहीं दो रहा डे तथा सेना अन्न कष्ट 
और पशुओं की मृत्यु से बड़ो कठिनाई में पड़ गई है तथा इन 
आरणों से खानखानों शत्रु से ऐशवी अयोग्य संबि कर, जो 


( १८९ ) 


विजय ईश्वर के द्वाथ में है। बतछाइये कि आपको पराजय के 
बाद कहाँ खोजेंगे ! खानखानाँ ने उत्तर दिया कि “शवों के 
नीचे ।' दौलत खाँ और सैयद सेना के मध्य में घुस पड़े और शत्रु 
को भगा दिया | कुछ ही देर में सुहेल खाँ भी भागा । कहते हैं कि 
उस समय खानखानोँ के पास पचहत्तर लाख रुपये थे। उसने 
सब छुटा दिया, केवल दो ऊँट बोक बच गया । इतनी भारी 
विजय पाने पर भी जब दक्षिण का काम नहीं ठीक हुआ तब 
खानखानें। दरबार घुला लिया गया। वह ४३ दें बषे में सेवा 
में उपस्थित हुआ। उसकी रत्री माहवानू बेगम इसी व में 
मर गई। 
जब अकबर ने खानखान से दक्षिण के विषय में राय पूछीः 
तब उसने शाहजादे को बुछा छेने और उसे कुल अधिकार देने 
को राय दी । बादशाह ने इसे स्वीकार नहीं किया और उससे 
रुष्ट हो गया | शाहजादा मुराद के मरने पर जब सुलतान दानि- 
याल ४४ वें बष में दक्षिण भेजा गया और अकबर, स्वयं वहेँ। 
जाने को तेयार हुआ तव खानखाना पर फिर कृपा हुई और 
ह शाहजादे के पास भेजा गया | ४५चें वर्ष में सन्‌ १००८हि० 
के शब्वाल महीने के अंत ( मई सन्‌ १६०० ई० ) में शाह« 
जादा ने खानखानें के साथ अहमद नगर दुर्ग को घेर लिया। 
दोनों ओर से खूब प्रयत्न होते रहे। चौदबीवी ने संधि का 
प्रध्ताव किया पर चीता खो हवशी ने उसके विरुद्ध बलवा कर 
अन्य बलवाइयों के साथ उक्त वीवी को मार डाला। दुर्ग से 
तेप छोड़ी जाने छगी और लड़ाई फिर शुरू हो गई। खान में 
आग छगाने से तीस गज दीवाल के उड़ जाने पर घेरने वालों ने 


( १९२ ) 


के ऊपर एक शैर लिखा कि 'शाहखुरंम के कहने पर तुम दुनियः 
में हमारे फजंद कहलाकर ग्रसिद्ध हुए । 

कुतुबुल्मुल्क ने भी उसी मूल्य के भेंट भेजे और उस पर 
भी कृपा हुई । मलिक अंबर ने भी अधीनता स्वीकार कर ली 
ओर अहमहनगर तथा अन्य दुर्गों की कुंजियाँ सोंप दीं तथा बाला 
घाट के उन पर्गनों को दे दिया, जिन पर उसने अधिकार कर 
लिया था । जब शाहजादा दक्षिण के पूर्वोक्त प्रबंध से संतुष्ट 
हो गया तब खानदेश, बरार और अहमदनगर के प्रबंध पर 
खानखाना सिपहसालार को तथा बाछाधाट के विजित आंत पर 
उन्हीं के बड़े पुत्र शाहनवाज खाँ को नियत किया | तीन सहस्त' 
सवार और सात सहस्र बंदूकची सेना वहाँ छोड़ी और सहायक 
सेनाओं के अफसरों को वहीं जागीरें दी। इसके अनंतर १२ दें 
वे में मांडू में पिता के पास पहुँचा । मिलने के समय जहँगीर 
ने आप से आप उठ कर दो तीन कदम आगे बढ़ कर स्वागत 
किया । उसे तीस हजारी २०००० सवार का मंसब, शाहजहँ। की 
पद्‌वी तथा तख्त के पास कुर्सी पर बैठने का स्वत्व प्रदान किया । 
यह अंतिम खास कृपा थी, जो तैमूर के समयस कभो किसी: 
को नहीं भ्राप्त हुई थी । जहँगीर ने मराखे से उत्रकर जवाहिरात, 
सोने आदि से भरी थालियाँ इस पर से निछावर कीं। जब १५ 
वें बष में मलिक अंबर ने संधि तोड़ी और मराठा बगियों के 
मारे शादी थानेदार अपने थाने छाड़ छोड़कर भागे, यहाँ तक- 
कि दाराव खा वाल घाट से बालापुर लौट आया और वहाँ भी. 
न टिक सकने पर बुद्दानपुर आकर अपने पिता के साथ वहीं 
बिर गया तव शाहजहें। को एक करोड़ रुपया सेनिक व्यय्य 


( १९१ ) 


साम्राष्य के लिए कलंक है, लौट आए तब दक्षिण का कार्य 
खानेजहाँ को सोंपा गया और सहावत खाँ उस बुद्ध सेनापति को 
लिवालाने भेजा गया । 
जब ५ थे वर्ष में वह दरबार आया और अपनी जागीर 
कासपी तथा कन्नौज जाने को छुट्टी पाई कि वहाँ की अशांति 
का दमन करे | ७ वें वर्ष में जब दक्षिण में अब्दुल्ला खा फीरोज- 
जंग को कड़ी पराजय मिली ओर खानेजहाँ की अधीनता में 
चहाँ का काये ठीक रूप से नहीं चला तब खानखानाँ को पुनः 
दक्षिण भेजना निश्चित हुआ और वह ख्वाजा अबुल्‌ हसन के 
साथ चहँ भेजा गया। पहिली ही चाछ पर इस बार भी 
शाहजादा पर्वेज तथा अन्य अमीरों के रहने से जब कार्य ठीक 
नहीं चछा तब जहँगीर ने ११ वें व्ष में सन्‌ १०२५ हि० 
( सन्‌ १६१६ ३० ) में सुलतान खुरंम ( शाहजहँ। ) को दक्षिण 
भेजा, जिसे शाह की पदवी दी गई । तेमूर के समय से अब तक 
किसी शाहजादे को ऐसी पदवी नहीं मिली थी । जहाँगीर स्वर्य 
सन्‌ १०२६ हि० के मुहर (जनवरी १६१७ ) में मालवा 
जाया और सांडू में ठहरा। शाहजहं ने बुद्दनपुर में स्थान 
जमाया और वहीं से योग्य मनुष्यों को दक्षिण के शासकों के 
पास भेजा । उसी समय शाहजह ने जहाँगीर की आज्ञा से 
खानजानें के पुत्र शाहनेवाज खँँ। की पुत्री से अपनी शादी कर 
ली । शाहजहँ। के राजदूत के पहुँचने पर आवदिलशाह ने ५० 
हाथी, १५ लाख रुपये मूल्य की वस्तु, जवाहिरात आदि भेजकर 
अचघीनता स्वोकार ऋर ली । इस पर शाहजादा की प्रार्थना पर 
जहँगीर ने उसे फजेंद की पदवी दी और अपने हाथ से फर्मान 


( १९४ ) 


सैकड़ों मनुष्य निगाह रखते हैं 
नहीं तो इस कष्ट से में भाग आता । 

शाहजहाँ ने खानखानाँ को बुलाकर वह पत्र दिखलाया। 
उसके पास कोई सुनने योग्य उप्त्र न था। इस्र पर चद और 
उसका पुत्र दाराब खाँ केद किए गए। जब शाहजादा आसीर 
दुर्ग से आगे बढ़ा तब इन दोनों को उसी दुग में सैयद्‌ मुजफ्फर 
खाँ बारहा के पास कैद करने को भेज दिया । पर निर्दोष दाराव 
खाँ को कैद करना अन्याय था और उसे छोड़कर पिता को कैद 
रखना उचित नहीं समझा गया, इसलिए दोनों को बुलाकर तथा 
वचन लेकर छोड़ दिया । जब महाबत खी सुछतान पर्बंज के साथ 
नमंदा के किनारे पहुँचा और देखा कि वैरामबेग कुल नावों को 
नदी के उस पार ले गया है और उतारों की तोप बंदूक से रक्षा 
कर रहा है, तब उसने दगाबाजी खेली और गुप्त रूप से खान- 
खानाँ को पत्र लिखकर उस अलुभवी वृद्ध पुरुष को अपनी ओोर 
मिला लिया | खानखानाँ ने शाहजादे को लिखा कि इस समय 
आसमान विरुद्ध है। यदि वह कुछ दिन के लिए अध्थायी संधि 
कर ले तो दोनों पश्ष के सेनिकों को जरा आराम मिले । 
शादजादा सवेंदा आपस में सुन कर लेना चाहता था, इसलिए 
इस घटना को अपना फायदा ही समझा और खानखानोँ को 
सलाह करने के लिए घुलाया | खानखानाँ से पविन्र पुस्तक पर 
दापथ छेकर और इससे संतुष्ट होकर इसे बिदा किया कि नमंदा 
के किनारे रहकर दोनों पक्त के लिए जो लाभदायक हो, वही 
करे | खानखानों के वहाँ आने तथा संधि की बातचीव की खबर 
से उतार की रक्षा म॑ं सतकता कम हो गई और मदहावत खाँ, जो 


( १९३ ) 


के लिए देकर और चौद॒द करोड़ दाम विजित देशों पर देकर 
द्वितोय बार दक्षिण भेजा । 

कहा जाता है. कि जब खानखानाँ के पत्र पर पत्र बादशाह 
के सामने पेश हुए कि उसकी स्थिति कठिन हो गई है ओर उसने 
जौहर करना निश्चय कर छिया है अथोत्‌ अपने को सपरिचार 
जछा देना ते किया है तब जहाँगीर ने शाहजहाँ से कहा कि जिस 
प्रकार अकबर ने फर्ती से कूचकर खाने आजम को गुजरातियों 
से रक्षा की थी उसी प्रकार तु खानखानोँ की रक्षा करो । जब 
वृक्षिणियों ने शाहजहाँ के आने की खबर सुनी तभी वे इधर 
उधर दो गए | शाहजादा बुहोनपुर पहुँचा और नए सिरे से वहाँ 
का प्रबंध करने लगा । 

१७ वें बे में शाह अब्बास सफबो कंघार घेरने आया 
तब शाहजादा को शीघ्रातिशीघ्र आने को लिखा गया। वह 
खानखानों को भी साथ लाया। इसी बीच कुछ ऐसी बातें हुई 
और मू्खों के पड़यंत्र से ऐसा घरेछ झगड़ा उठा कि उसम्रें 
बाहरी शजन्नुओं को ओर ध्यान नहीं दिया गया। शाहजादा 
खानछानों के साथ लौट कर मांडू सें ठहर गया। जहाँगीर ने 
नूरजहाँ बेगस के कहने से सुछतान पर्वन और महावत जा को 
सेनाध्यक्ष नियत किया । रुस्तम खाँ के धोखा देने के बाद, जिसे 
शाहजादे ने बादशादह्दी सेना का सामना करने भेजा था, शाहइजद्दोँ 
खानखानोाँ के साथ नमंदा पार कर बुद्दानपुर गया और बैरामबेग 
बख्शी को मार्ग रोकने के लिए वहीं तट पर छोड़ा। इसी समय खान- 
खानाँ का एक पतन्न, जो उसने महावबत खाँकों छिखा था और जिसके 
हाशिए पर नीचे लिखा शैर था, शाहजादे को मिला | शैर--- 

3२ 


(७६...) 


दिया | वृद्ध पुरुष ने सांसारिक प्रेम में फँस कर नाम और 
ख्याति का कुछ विचार न किया और यह शैर अपनी आगूठी 
पर खुदवाया-- 


मरा लुस्फे जहाँगीरों जे ताइदाते रच्चानी। 
दो बार: जिंदगी दादः दो बार: खानखानानी ॥ 


जब महाबत जाँ दरबार बुलाया गया तब उसने खानखानों 
से क्षमा माँगी और उनके लिए वाहनादि का प्रबंध कर यथाशक्ति 
उसके दिमाग से अपनी ओर से जो मालिन्य आ गया था, उसे 
मिटाने का प्रयत्न किया । ऐसा हुआ कि खानखानी ने अपनी 
जागीर पर जाने की छुट्टी ली थी और लाहौर में ठहरा हुआ था। 
जब महाबत खें ने विद्रोह किया और बादशाह से मिलने: 
लाहौर आया तब खानखानी ने उसकी मिजाज पुर्सी नहीं की, 
जिससे महाबत खेँ। को उससे इस कारण घृणा सी हो गई। 
जब वह भेलम के किनारे प्रधान बन बैठा तब उसने इन्हें लादोर 
से लौट जाने को वाध्य किया। खानखाने दिल्ली छौट आए। 
इसी समय आकाश ने दूसरा रंग बदला । काबुरछ से छौटते 
समय महावत्त खें। भगैल हो गया। नूरजहाँ वेगम ने खानखानें 
को बुलाया और सेना सद्त महाबत खो का पीछा करने पर 
नियत किया । उसने बारह लाख रुपये अपने खजाने से दिए 
और हाथी, घोड़े तथा ऊँट भो दिए। मद्यावत खा की जागीर 
भी इसे मिली पर सम्रय ने साथ नहीं दिया। यद्द लाहौर में 
वीमार दोकर दिल्ली आया और यहीं ७२ वर्ष को अवस्था में 
सन्‌ १०२७ दि? (सन्‌ १६२७ ३० ) में जहॉाँगीर के २१ वें 


( १९४ ) 


ऐसे ही अवसर की ताक में था, रात्रि में कुछ युवकों को नदी के 
उस पार भेज दिया । खानखानं सुलतान पर्वज और महावत खेँ[ 
के झूठे पत्नों के घोखे में आ गया और अपना शपथ तोड़कर 
टुनियादारी के विचार से मद्दावत खाँ के पास चला गया। 
शाहजादा अब बुहानपुर में रहना उचित न समभकर तेलिगाने 
की राह से बंगाछ गया। महावत्त खाँ चुद्दोनपुर आया और 
खानखानी से मिलकर ताप्ती उतर शाहजहाँ का कुछ दूर तक 
पीछा किया । खानखानाँ ने उदयपुर के राणा के पुत्र राजा भीम 
को लिखा, जो शाहजहाँ का एक अफसर था, कि यदि शाहजादा 
उसके लड़कों को छोड़ दें तो बह शाद्दी सेना को छौदा देने का 
प्रबंध करे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। उत्तर में राजा भीम ने 
लिखा कि उनके पास अभी पाँच छः हजार विश्वस्त सवार हैं 
ओर यदि वह उच्च पर आवेगा तो पहिले उनके लड़के ही मारे 
जावेंगे ओर फिर उस पर धावा किया जायगा। 


बंगाल का कार्य निपटाकर विद्वार जाते समय शाहजादे ने 
दाराव खाँ को छुट्टी देकर बंगाल का अध्यक्ष नियत किया | जब 
महावयत खाँ शाहजादे को रोकने के लिए इलाहाबाद गया चब 
वह खानखानोँ पर, उनको नीति-कोशल तथा अखत्यता के कारण, 
वराबर दृष्टि रखता । २० वें वर्ष में जदाँगीर ने उसे दरवार बुला 
लिया, जिससे महावत खाँ से उसे छुट्टी मिछ गई और उसे क्षमा 
कर दिया । उससे स्वयं यह कहते क्षमा साँगी कि यह सब भाग्य 
फा खेल है । यह न तुम्दारे और न हमारे वश में है और हम 
तुमसे अधिक लज्ञत हैं ।!” उसने इन्हें एक लाख रुपये दिए, 
पुरानी पद्वी दया संस ब॒द्याल -रखा और मत्कुसा जागीर में 


( १९८ ) 


अपने समय का अग्रणी था । पर यह ईष्याछ, सांसारिक ता 
अवसर देखकर काम करने वाला था। इसका सखुन तकिया था 
कि शत्रु के साथ शब्ुता भी मित्रता के रूप में निभाना चाहिए। 
यह शेर इसी के बारे में कहा गया है 
एक बित्ते का कद और दिछ में सौ गाँठ, 
एक मुट्ठी इड्डो और सौ शकछ। 

दक्षिण में यह सब मिलाकर तीस वर्ष तक रहे । जब कभी 
कोई शाहजादा या अफसर इसका सहायक हो कर आया तभी 
उसने दक्षिणी सुलतानों की इसके प्रति अधीनता और पिव्रवा 
देखी ! यह यहाँ तक स्पष्ट था कि अवुछुफज्ल ने कई बार इस पर 
विद्रोह का फतवा दे डाला । जहाँगीर के समय मलिक अंबंर से 
इसकी मित्रता की शंका हुई और यह वहाँ से हृठाएं गए। 
खानखानोाँ के एक विश्वस्त नौकर मुहम्मद माध्षम ने स्वामिद्रोद्‌ कर 
बादशाह्द को सूचित किया कि मलिक अंबर के पत्र छब्ब॒नऊ के 
शेल्व अव्दुस्सलाम के पास हें, जो खानखानोँ का नौकर दै 
महाबत खाँ इस कार्य पर नियत हुआ और उसने उस वेचारे की 
इतनी ठुदंशा की कि वह बिना मुख खोले मर गया | 

खानखानाँ साम्राज्य का एक उच्च पदस्थ अफसर थीं। 
इसका नाम उस समय की रचनाओं में सुरक्षित है । अकबर के 
समय इसने कई अच्छे कायय किए, जिनमें तीन विशेष प्रसिद्ध 

--ग़ुजरात की विजय, सिंध पर अधिकार तथा सुद्देल खाँ 

की पराजय। इन खब का वर्णन विस्तार से दिया जा चुका 
है। विद्वत्ता तथा योग्यता के द्वोते भी इसे कष्ट उठाना पड़ा । 
बाह्याइंबर का ग्रेम वरावर वना रहा । द्रवारी खबर की इसकों 


( १९७ ) 


चर्ष में मर गया । खाने सिपहसालार को' से मृत्यु की तारीख 
निकलती है । यह हुमायूँ के मकबरे के पास गाड़ा गया । 

खानखानाँ योग्यता में अपने समय में अद्वितीय था। यह 
अरबी, फारसी, तुर्की ओर हिंदी अच्छी तरह जानता था। यह 
काव्य मर्मज्ञ तथा कबि था । इसका उपनाम रहीम था। कहते 
हैं कि संसार की अधिकांश भाषाओं में यह वातचीत कर सकता 
था। इसको उदारता तथा दानशीछता भारत में दृशंत हो गई 
है। इसकी बहुत सी कद्दानिया! प्रचलित हैं । कहते हैं कि एक 
दिन बह परतों पर हस्ताक्षर कर रहा था। एक पियादे की परत 
पर भूछ से एक दजार दाम के स्थान पर एक हजार तनका 
( रुपया ) लिण दिया पर बाद्‌ को उसे बदला नहीं। इसने कई 
यार कब्रियों को सोना उनके वराबर तौछ कर दिया | एक दिन 
मुझ्धा नजोरी से कहा कि 'एक लाख रुपये का कितना बड़ा ढेर 
होता है, मेंने नहों देखा है।! खानखाना ने खजाने से उतना 
रुपया लाने को कह । जब वह लाकर ढेर कर दिया गया तब 
नजीरी ने कद्दा कि 'खुदा को शुक्र है कि अपने नवाब के कारण 
मैने इतना घन इकट्ठा देख लिया ।” नवाब ने वह सब रुपया मुल्ला 
को देने को कद्दा, जिसमें वद फिर से खुदा को घन्यवाद दे । 

यह वरावर प्रगठ या गुप्त रूप से दरवेशों तथा विद्वानों को 
घन दिया करता था ओर दूर दूर तक लोगों को वार्पिकवृत्ति 
देता था। सुलतान हुसेन खाँ ओर मोरअली शेर के समय के 
समान इसके यहाँ भी भनेक विषयों के विद्वानों का जम्ताव हुआ 
करता था । 


वास्तव में यह साहस, उदारता तथा 'राजनीति-कौशल में 


( २०० ) 


कहते हैं कि एक दिन इसने राजा विक्रमाजीत शाहजहानी 
को दाराब स्तनों के साथ उसी सोफा पर छेटे हुए देखा तब कहा 
कि तुम्हारा सा न्राह्मण वैराम खँ। के पौत्र के साथ बरावर बैठे । 
मिर्जा एरिज़ के बदले यही मर जाता तो अच्छा होता ।” दोनों 
ने क्षमा याचना की । जव खानखानीा उसकी ओर से खफा द्वो 
गया, तब विजयगढ़ सरकार की फौजदारों का हिखाच उस से 
मेगा गया । उसने नवाब से ठीक वबताव नहीं किया और उसके 
दीवान द्वाफिज नसरुछा को थप्पड़ जड़ कर शहर से चंपत हो 
गया । कहते हैं कि अद्धरात्रि कों जाकर खानखान उसे लिवा 
लाया | वह अपने साहस तथा वहादुरी के छिए मअपिद्ध था। 
जब महावत खो खानखानोा को केद करने का उपाय कर रहा 
था तब पहिले फहीम को उसने ऊँचा मंसव आदि दिलाने को 
आशा देकर मिलाना चाद्या पर उसने स्वीकार नहों किया । 
महावत खाँ ने कद्दा कि कब तक तुम सिपाही बने रहोगे ? फह्दीम 
ने खानखानी से कहा कि 'धोखाधड़ी चलछ रही है भोौर उसे अप्र- 
तिष्ठा तथा मान हानि से बचे रहने का श्रवंध रखना चाहिए । 
खानखानी को हथियार सद्दित बादशाह के सामने जाना चादहिए।* 
पर इसने यह स्वीकार नहीं किया। जब यह पकड़े गए तब 
मदह्रावत खाँ ने उसके पहिले हद्वी बादशाद्दी मनुष्य फह्दीम को 
केद करने भेज दिया था। फद्दोम ने अपने पुत्र फोरोज खाँ 
से कहा कि भादमियों को कुछ देर तह देखते रहो, जिसमें 
वजू कर दो निमाज पढ़ लूँ । इसे पूरा कर अपने पुत्र तथा 
चालीस नौकरों के साथ मान के लिए जान दे दिया । 


( १९९ ) 


ऐसी चाट पड़ गई थी कि प्रति दूसरे तीसरे दिन डाक से इसके 
पास खबर आती थी । इसके दूत अदालतों, आफिसों, चवूतरों, 
बाजारों तथा गलियों में रहते थे और समाचार संग्रह करते थे । 
संध्या के समय यह सब पढ़कर जला डालता था। कितली बातें 
इसके वंश में चालू थी जो और किसी में नहीं थीं, जैसे हुमा का 
पर, जिसे सिवा शाहजादों के कोई नहों छगा सकता था। 

इसका पिता यद्यवि इम्नामिया था पर यह अपने को सुन्नी 
कहता था | लोग कहते कि यह इस बात को छ़िपाते थे । इसके 
पुत्र वास्तव में कट्टर सुन्नी थे । शाहनवाज खेँ। और दाराब खा के 
सिवा भी अन्य पुत्र थे। एक रहमानदाद था, जिसकी माता अमर- 
कोद के सोढ़ा जाति की थी । युवावस्था द्वी में इसने बहुत से गुण 
प्राप्त कर लिए थे, जिससे इस पर इसके पिता का बहुत स्नेह 
था। इसकी मेहकर में प्रायः शाइनवाज खो के साथ साथ 
मृत्यु हुई । यह समाचार देने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती 
थी । वेगमों के कहने पर हजरत शाह इसा सिंधी ने खानखानी 
के पास जा कर उससे दाल कहा ओर संतोष दिछाया। दूसरा 
पुत्र मिजो अमरुहा दासी से था। इसने शिक्षा नहीं पई और 
युवा ही सर गया । 

खानखाना के नौकरों में सब से अच्छा मियँ। फद्दीम था। 
यह दास कद्दा जाता था पर राजपूत था। इसको लड़के के समान 
पाला था और इसमें योग्यता तथा रदृता खूब थी। यह तन्रिकाल 
की निमाज मरने तक वरावर करता रहा । इसे दर्वेशों से प्रेम 
था | सिपाहियों के खाथ भाई की तरह खाता पीता पर, दवीत्न 
स्वभाव का था। कोड़े की आवाज़ तेज होठी है । 


४६. अव्दुरहीम खाँ, ख्वाजा 


इसके पूर्वबज फर्गाना ( खोखंद ) के अंतर्गत अंदोजान के 
निवासी थे | इसका पिता अवुलकासिम वहाँ का एक प्रधान शेष 
था और शाहजहेँ। के समय भारत आया। अच्दुरहीम अपने 
यौबनकाल में दाराशिकोह का #पापात्र था। ओरंग्रजेब की 
राजगदी पर इसे भी नौकरों मिली । यह शरअ जानता था, 
इससे इसे योग्य मंसव और खाँ की पदवी मिली | २६ वे वर्ष 
में यह धीनापुर का नायब नियुक्त हुआ, जहाँ से लौटने पर इसे 
एक ह्वाथी मिला । ३२ वें वर्ष में यह मुहर्सिन खँ के स्थान पर 
बयूतात का निरीक्षक नियत हुआ । ३३ वें वर्ष में जब राहिरी 
का दुर्ग लिया गया ठतव यह उसके सामान पर अधिकार करन 
भेजा गया । इसके अनंतर मोतमिद्‌ खाँ की मृत्यु पर यह दाग 
ओऔर तसहीद का दारोगा नियत हुआ। ३६ वें बधे में सन्‌ 
११०३ हि? ( १६९२ ३० ) में यह मर गया। इसे कई लड़के 
थे। दूसरा पुत्र मीर नोमान खाँ था, जिसका पुत्र मीर अबुल 
मत्रान दक्षिण आकर कुछ दिन तक निजामुलमुत्क आसफजाद 
के यहूँ नौकर रहा । अंत में यह घर ही बैठ रहा | यह कविता 
करता था और उपनाम “इततरत” (सुगंध का गेंद ) रखा था ! 
इसके एक शैर का अथ यों है-- 

क्रिस्त प्रकार दम तुन्दारे 

जंगली दरिण थी आँखों को पालतू बना सकेंगे । 


४५. अब्दुरंहीम खाँ 

इस्लाम खाँ सशहदी का पाचवाँ पुत्र था। पिता की रूत्यु के 
आद इसे योग्य मंसब मिला और शाहजहँँ। के ३० वें बधे में 
दारोगा खबास नियत हुआ । औरंगजेब के दूसरे वर्ष में इसे खाँ 
की पद्वी मिली और हिम्मत खाँ बदुरुशी के स्थान पर गुसल- 
खाना का दारोगा हुआ | २२३ वें वर्ष में यह बहर्मंद खा के बदले 
घुड्साछ का दारोगा हुआ ओर २४ दें बषे में उस पद्‌ से हृदाया 
ज्ञा कर तीसरा वख्शी नियत हुआ तथा एक कलमदान पाया । 
२८ वें वर्ष में सन्‌ १०९२ हि० ( १६८१ ६० ) में मर गया । 


४७. अब्दुरहीम वेग उजबेग 


बलख के शासक नजर मुहम्मद खाँ के बड़े पुत्र अब्दुल 
अजीज खा के अमिभावक अब्दुरहमान वेग का यह भाइ था | 
११ वें बष में शाहजहाँ के समय बलख से आकर सेवामें 
उपस्थित हुआ । बादशाह ने इसे खिलअत, जड़ाऊ खंजर, सोने 
पर सीना किए सामान सहित तलवार, एक दजारी ६०० सवार 
का मंसब और पदच्चीस सहस्त नकद दिया। इसके अनंतर पँच सदो 
२०० सवार बढ़ाया गया और विहार में जागोर पाकर वहँँ। चला 
गया | यहाँ आने पर उस प्रांत के शासक अच्दुल्ला खाँ वहादुर 
की कड़ाई के कारण दोनों में मनोंमालिन्य हो गया और यह 
इससे अपनी मानहानि समझ कर कुछ दिन बीमारी का वह्दाना 
कर गूँगा हो जाना प्रदर्शित किया । एक व तक यह मौन रहा, 
यहाँ तक कि इसकी छियें भी न जान सकीं कि क्‍या रहस्य है । 
जब बादशाह को यह ज्ञात हुआ तब इसे दरबार में आने की 
थाज्ञा हुई | १३ वें व यह द्रवार में आया और वोडने लगा। 
जब इसने अपने गूँगेषन का कारण बतलाया, तब सुननेवाले 
चकित हो गए। बादशाह काश्मीर जा रहे थे, इसलिए इसे दो 
हजारी १००० सवार का मंसव देकर राजधानी में छोड़ा । २२ वें 
बप में यह औरंगजेब के साथ कंधार पर नियत हुआ । वहँ। से 
कुलीज खाँ के साथ बुस्त गया और इंरानियों के साथ के युद्ध 
में अच्छा कारय किया । इस पर २३ वें बप में ढाई इजारी १००० 


( रे०्डे ) 


७ कं, 


अपने हृदय को गोंठों से 
उसके लिए एक जाल बनावेंगे॥ 


अब्दुल मन्नान का बड़ा पुत्र मोतमिदुद्दौला बहादुर सदोर 
जंग था । यह सल्लावत जंग का दीवान था और सन्‌ ११८८ हि० 
( १७७४ ई०-१७७५ ई० ) में मरा । हितीय पुत्र मीर 
नोमान खा मराठों के साथ के युद्ध में सछाबत जंग के समय 
सारा गया। तीसरा मीर अब्दुलुकादिर यौवन ही में रोग से मर 
गया चौथा 'अहसनुद्दौत्ता बहादुर शरजा जंग और पचवा 
मफचजुद्दा खो बहादुर जंय एकताज अभी जीवित है और 
लेखक का मित्र है । 


9८. अब्दुरृहीम लखनवी, शेख 


यह लखनऊ का एक उच्च वंशीय शेक्नजादा था | यह 
अवध प्रांव में गोमती नदी के किनारे पर एक बड़ा नगर है । 
यह वैखवाड़ा भी कहलाता दे । सौभाग्य से यह शेख अकबर 
की सेवा में पहुँचा और अपनो अच्छी चाल से सात सदी 
का मंसब पाया; जो उच समय एक उच्च पद था। यह जमा 
बख्तियार का घनिष्ट मित्र था, जिसकी बदिन अकबर की प्रेम 
पात्री बेगम थी और इस मित्रता के कारण यह शराब अधिक पीने 
लगा | यह शराब में पागल दो चछा और नशा आत्मा तथा विवेक 
दोनों को कुचल डालती है, इससे इसका दिमाग खराब दो गया 
और मूखता का काम करने लगा । 

३० बें वर्ष में काबुछ से लौटते समय, जब पड़ाव स्यालकोट 
में पड़ा हुआ था, तव यह हकीम अबुलू फतह के खेमों में 
पागल हो गया और दृक्कीम के छुरे से अपने को घायल कर 
छिया । छोगों ने इसके हाथ से छुरा छीन लिया और इसके घाव 
में अकबर के सामने टाँका लगाया गया। कुछ लोग कहते ई 
कि बादशाह ने अपने द्वाथ से दाँका लगाया था | 

यद्यपि अनुभवी दहकीमों ने घाव को असाध्य बताया और 
बह इतना खराब भी दो गया कि दो मद्दीने वाद इसको बिल्कुल 
आशा नहीं रद्दी पर बादशाह इसे उन्मेद दिलाते रहे । सृत्यु के 


( २०४ ) 


सवार का मंघव मिला । २४ व वर्ष में यह उस प्रांत के अध्यक्त' 
जाफर खा के साथ बिहार गया। २६ वें वर्ध में यह दारा' 
शिकोद के साथ कंधार गया और वहँँ। से रुस्तम खाँ के साथ 
बुस्त छेने गया । 


४६, अब्दुस्समद खाँ बहादुर दिलेर जंग, सेफुद्दोला 


यह ख्वाजा अहरार का वंशज था। इसके चाचा ख्वाजा 
जिकरिया को दो पुत्रियी थीं, जिनमें से एक का विवाह इससे 
हुआ था और दूसरी का एतमाहुद्दौला मुहम्मद अमीन खाँ 
बद्ादुर से हुआ था। सैफुद्दोला औरंगजेब के समय में पढहिले 
पहिल भारत आया और चार सदी मंसच पाया । बहादुरशाद के 
समय सात सदी हो गया। बहादुर शाह के चारो लड़कों के 
बीच में जो युद्ध हुए, उनमें यह जुल्फिकार खाँ के साथ वरावर 
रहा और सुलतान जहाँ शाह के मारने में वीरता दिखलाई थी। 
पुरस्कार में इसे ऊँचा मंखव मिला। फरुंखसियर के समय इंसका 
मंसब पाँच हजारी ५००० सवार का था और दिलेर खाँ की 
पद्‌वी सहित लाहोर का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ था। सिख गुर 
के विरुद्ध युद्ध समाप्त करने के लिए यह भेजा गया था, जिसने 
बढ्ादुर शाह के समय से हर श्रकार का अत्याचार मुसत्मानों 
तथा दिंदुओं पर कर रखा था। खानखानाँ मुनइम खाँ तीस 
सहस्ल सवारों के साथ उसे सजा देने को नियुक्त हुआ था भौर 
उसे लो गढ़ में घेर लिया था तथा बादशाह स्वयं उस ओर 
गए थे पर गुरु ठुगे से निकल भागे । इसझे बाद मुहम्मद अमीत 
खाँ भारी सेना के खाथ उसका पीछा करने को भेजा गया पर सफल 
नहीं हुआ । 

सि्खों का इतिद्ास इस श्रकार दे) पहिले पहिल नानक 


( २०७ ) 


मुख में जाते जाते यह वच कर छुछ दिन में अच्छा दो गया। 
वाद को समय आने पर यह अपने देश में सरा | 

कहते हैं. कि ऋष्णा नाम को एक त्राह्मणी उसकी खस्त्रीथो। 
उस होशियार सत्री ने शेख की मृत्यु पर मकान, वाग, सराय 
और तालाब बनवाए । उसने खेत भी लिए और उस बाग की 
तैयारी में दत्तचिच रही, जिम्वमें शेख गाड़ा गया था । साधारण 
सैनिक से पॉच हजारी मंसबदार तक जो कोई उधर से जाता, 
उसका उसके योग्य सत्कार होता । वह बृद्धा और अंधी हो गई 
पर उसने यह पुण्य काय नहीं छोड़ा और साठ वर्ष तक अपने 
पति का नाम जीवित रखा । मिसरा--- 


प्रत्येक स्ली स्ली नहीं है और न हर एक पुरुष पुरुष है। 


हर ] ७] 


है] 


में घटी थी | फरंखसियर के ५ वें वर्ष में जब सेफुदीौछा पंजाब 
का प्रांताध्यक्ष था तब इंसा खाँ मुर्वी मारा गया, जिसने क्रमशः 
जमींदार से शाही नौकरी में उन्नति की और सदर हुआ पर 
घमंड अधिक बढ़ गया। उसका विवरण उसकी जीवनी में 
अलग दिया हुआ है । जब हुसेन खाँ खेशगी ने, जो लाहौर से 
बारह कोस दूर मुछ्तान के मार्ग पर ए्थित कछूर का तल्छुकेदार 
था, विद्रोह किया और रफीड्दौला के समय ख्तंत्र होना चाह 
तब सैफुद्दोला ने उसके विरुद्ध रणयात्रा की भौर बहुत युद्ध के 
बाद उसे दमन किया | मुहम्मद शाह के ३ रे वर्ष में यह दरवार 
आया और इसका अच्छा स्वागत हुआ । ७ चें वर्ष में जब 
लाहौर प्रांत इसके लड़के जिकरिया खाँ को दिया गया, जो एतमांहु- 
हौला कमरुद्दीन खाँ का साहू था, तव यह मुलतान का प्रांताध्यक्ष 
नियत हुआ । यह सन्‌ ११५० हि० ( १७३७-३८ ३० ) में 
मर गया । यह बहादुर सेनापति था और अपने देश के आद- 
मियों को आश्रय देता था । 


( २०९५ ) 


राम नामक फकीर उस प्रांत में सुप्रसिद्ध हुआ । उसने बहुतों को 
अपने मत में दीक्षित किया, जिनमें विशेष कर पैजाव के खन्नी थे । 
उसके अवलम्बी सिख कहलाए। उनमें से वहुतेरे इकट्ठें हो कर 
गांवों में छूट मार मचाने छगे | दिल्‍ली से लाहौर तक वे जिसे 
या जो पाते छट लेते थे । कितने फौजदार थाने छोड़ दरबार 
चले आए और जो वहीं ठहर गए उन सब ने अपना प्राय तया 
सम्मान दोनों खो दिया । यह लिखते समय लाहौर का पूरा तथा 
मुलतान का आंशिक ग्रांतव इस जाति के अधीन हो गया था। 
दुर्गती शाहों की सेनाएँ, जिसका काबुछ तक अधिकार है, दो 
एक बार इनसे परास्त हो चुकी थीं ओर अब इन पर आक्रमण 
करना छोड़ दिया था। 

दिलिेर जंग ने इस कार्य में साहस तथा योग्यता दिखलाई 
ओर भारी सेना के साथ गढ़ी (शुदोसपुर ) के पास डट गया, 
जो गुरु का निवास स्थान था । कई बार सिख बाहर लड़ने आए 
और दंद्व युद्ध हुआ। उक्त खाँ ने दृदुता से घेरा कटा कर रसद्‌ 
जाना वंद्‌ कर दिया । बहुत दिनों के बाद अन्न कष्ट होने से जब 
बहुत से अत्यंत दुखित हुए तब प्राण रक्षा के लिए संदेश भेजा 
ओर अपने सदोर ( बांदा ), उसके युवा पुत्र, दीवान तथा अन्य 
सभी को, जो युद्ध से बच गए थे, लिवा छाए। इसने बहुतों 
को मार डाला ओर गुरु तथा अन्य लोगों को द्रवार ले गया । 
इस सेवा के लिए इसे साव हजारी ७००० सवार का मंसव 
तथा सेफुद्दौला की पदवी मिली । राजघानो पहुँचने पर 
आज्ञानुसार यह कुछ कैदियों को तख्ता और ठोपी पढिरा कर 
शहर में लाया था । यह घटना सन्‌ ११२७ हि० ( १७१५ ३० ) 

१४ 


३१ वे वष के अंत में जब वह बीजापुर में था तब ३२ वें वर्ष के 
आरंभ में इसको पिता की पद्‌वी देकर बीजापुर का दीवान नियत 
कर दिया। ३१ वे बच के अंत में (जन सन्‌ ११६९ ३० ) 
जब बादशाह ने बद्री शहर छोड़ा, जो बोजापुर से १७ कोस उत्तर 
है, और तुरगल के अंतर्गत कुतवाबाद गलगढा आया, जो बीजा- 
पुर से १२ कोस उत्तर क्ृष्णानदी के तट पर है तब खाँ को 
बीजापुर की दीवानी के पद से तरक्की मिली और हाजी शफी 
खाँ के स्थान पर दफ्तरदार तन नियत हुआ। ३६ वें वर्ष में 

सामर खाँ के स्थान पर औरंगाबाद का दुर्गाध्यक्ष हुआ और 
डेढ़ हजारी ९१०० सवार का मंसव मिलठा। उसी वर्ष ख्वाजां 
अव्दुरहीम खाँ के स्थान पर द्रबार बुलाया जाकर बयूताते रिकात 
के पद पर नियत हुआ। इसी समय यह फिर औरंगाबाद का 
दुगांध्यक्ष बनाया गया। अंत में यह सूरत बंदर का मुत्सदी नियुक्त 
हुआ । इसने ऐसा प्रबंध किया कि बादशाह की आय बढ़ी और 
प्रजा को भी आराम मिला, जिससे इसको मंसब में उन्नति मिली । 
४३ वें वष सन्‌ ११११ हि? (१६९९-०१ ई० ) में यह मर 
गया । यह नगर के बाहर चद्दार दीवारों के पास माड़ा गया | 
इसके चार पुत्र के । श्रथम मौर देन को मुहम्मद मुराद खां 
उजवेग की पुत्री से शादी हुई थी। यह लेखक के माता का 
पिता था | यह यौवन में गलगला में महामारी से मर गया | 
इसका पुत्र कमालद्दीन अली खाँ था, जो अपने समसामयिक्रों में 
प्रशंसनीय चरित्र तथा सचाई के लिए अत्यंत प्रिय था। लिखते 
समय आसफजाह की जागीर औरंगाबाद का ग्रत॑ंध करता था । 
द्वितीय मीर सेयद मुहम्मद इरादत मंद खाँ अपने चाचा दिया- 


५०, अमानत खाँ द्वितीय 


इसका नाम समीर हुसेन था और अमानत खा खबाफ़ो का 
सृतीय पुत्र था। अपनी सत्य-निष्ठा तथा योग्यता के कारण 
अपने पिता का मित्र था । पिता को मृत्यु पर यहू अपने अन्य 
भाइयों के साथ औरंगजेब का ऋृ्पपात्र हो गया और छोटे 
छोटे पदों पर नियुक्त होकर भी उसका विध्वास-पात्र रहा । यह 
वरमकस की बरकत के सम्चान पिता के सम्प्रान का सी 
उत्तराधिकारी हो गया । उस वंश के छोटे बड़ों के साथ खान:- 
जादों के समान बतोव द्वोता था। कहते हैं कि एक दिन गुण- 
आहक बादशाह दरबार आम में थे कि अमानत खवॉ हितीय 
अपने पुत्र के साथ सरापदों में जाने छगा। एक चोबदार ने, 
मनुष्यों का एक दल जो अपनो शरारत तथा दुष्टता के लिए 
डंडे का पात्र और सूली देने योग्य होवा है, लड़के का 
हाथ पकड़ लिया तथा उसे रोक रखा। खा ने आधेश में दर- 
बार के उपयुक्त सम्माव का ध्यानन कर घृप्त के उस ठुष्ट को 
पकड़ लिया और सामने लाकर बादशाह से कहा कि 'यदि घर के 
लड़के ऐसे दुष्टों से विरत्तत हंगि वो वे बादशाह की सेवा में 
प्रसिद्धि तथा सस्सान पाने को क्‍या आशा रखेंगे ९! बादशाह ने 
उसका सम्मान करने को उस दिन के कुल्न चोबदारो' को 
सिकाछ दिया । 


बादशाह पर खो को योग्यता प्रकट हो चुकी थी इसलिए 


५१. अमानत खाँ मीरक सुइनृद्दीन अहमद 


क्षमा किया हुआ खाँ का नाम मीरक मुइनुद्दीन अहमद 
अमानत खाँ खबाफी था। यह सच्चा तथा सचरित्र पुरुष था, 
सचाई को खूब सममता था, स्वभाव का नम्र था और स्तंत्र 
प्रकृति का था। स्वर्गीय प्रकृति तथा पवित्र विचार का था। 
अच्छे चाठचलन तथा श्रशंसनीय गुर्णों से युक्त था। विनय- 
शील होते भी अपने पदानुकूल उच्चता भी रखता था। सुख्ध भी 
सुंदर था और गप्रतिभावान भी था । स्वच्छ हृदय वथा बड़प्पनयुक्त 
था। विश्वास तथा भरोसा का. स्तंभ और उदारता तथा दान का' 
ठोस नींव था । इसका विचार पुष्ठ तथा ठोक सोचा हुआ द्षेता 
था और यह घृणा कम ओर स्नेह अधिक करता था। 
इसके सम्मानित पूर्वजों का निवासध्थान खुरासान की 
राजघानी हेरात था । इसका दादा मीर हसन किसी कारणवर' 
दुःखित हो अपने पिता मीर हुसेन से अलग हो गया, जो उस 
नगर के प्रधान पुरुषों में से एक था, और खबाफ चला 
आया, जो उस राष्य का एक छोटा स्थान है और जहाँ के 
निवासी प्राचीन समय से विद्या बुद्धि के लिए प्रसिद्ध दें । ख्वाजा 
अलाउद्दीन मुहम्मद ने, जो खवाफ का एक मुखिया था, इसके 
पृजों के पुराने परिचय के नाते इस पर बड़ी दया कर प्रसन्नता 
इसे अपने वर में रख लिया । इसके चरित्र रूपी कपाल पर 
बड़प्पन तथा उच्चता का प्रक्राश था, इसछिए उसने अपनी पत्री 


( २१३ ) 


नत खाँ मोर अब्दुल कादिर का दामाद था | ओरंगजेव के समय 
यह औरंगाबाद की बयूताती पर और बहादुरशाह के समय 
बुहानपुर की दीवानी पर नियुक्त हुआ । तृतीय समीर सयद अहमद 
नियाजमंद खो था । यह बहुत दिनों तक बरार का दीवान रहा 
ओर वत्तमाद वादशाहत ( मुहम्मदशाह ) के आरंभ में वंगाल 
गया । वहाँ के नाजिम जाफरखोँ ( मुशिद कुल्ी ) ने इसके पिता 
के प्रेम के कारण इसका स्वागत किया और नौ-चेड़ा का इसे 
अध्यक्ष वना दिया, जो उस प्रांत में उच्चतम पद था तथा इसके 
लिए द्रवार से अप्तानत ,खाँ की पदवी ओर, संसव में तरक्की 
दिलवाया । जाफर खो को झत्यु पर उस प्रांत के महालो' का 
यह फोजदार नियत हुआ और सन्‌ ११०५७ हि० (१७४४ ई०) में 
सर गया। चतुर्थ मीर सुहम्सद तकी फिद्वियत खाँ था, जो 
लेखक की सगी बूआ को व्याहा था। वहादुरशाहू के समय वह 

बुद्दोनपुर का बख्शी नियुक्त हुआ | मराठों की लड़ाई में जब वहाँ 
का अध्यक्त समीर अहमद खो सारा गया तब बहुत से मुस्सदी 
केद हुए । सभी घूत्तता और चालाकी से निकल भागना चाहते 
थे | इसने अपनी सिधाई से अपनो अच्छी हालत बतला दी और 

इससे इसे घड़ी रकम देना पड़ा। अपनी स्थिति को कमकर 
अतलाना इसने ठोक नहीं सप्रका। इसके सब वंशज जीवित हैं । 


( २१६ ) 


खिलअत और घोड़ा मिला तथा यह वबलख के शासक नज्न 
मुहम्मद खाँ के यहाँ उक्त खाँ के दूत पायंदावरे के साथ सवा 
लाख का भेंट छेकर भेजा गया । शाही पन्न में इसका उल्लेख 
जोरदार भाषा में इस प्रकार किया गया था कि यह सच्चे वंश का 
सैयद है तथा इसकी योग्यता ज्ञात हो चुकी है। तूरान से लौदने 
पर कुछ कारण से इसकी भत्सना की गई थी। जब यह मरा 
तब इसके उत्तराधिकारी शाही रुपए के लिए उत्तरदायी थे। 
खानदौरोँ नसरत जंग ने प्राचीन मिन्नता का विचार कर उनको 
छुट्टी दिलाई । मत का योग्य पुत्र मीरक सुईनुद्दीन अ 

पूर्ण युवा था । चलती विद्या का अर्जेच कर यद्द शाद्दी सेना में 
भर्ती हो गया और सन्‌ १०५० हि० ( सन्‌ १६४० ई० ) में 
यह अजमेर का बख्शी ओर घटना-लेखक नियत हुआ | इसके 
बाद स्थात्‌ यह सवा काय से दक्षिण गया। इसी पर शेख 
मारूफ भकरी अपने जखीरतुलखवानीन में, जो सन्‌ १०६० 
हि? ( सन्‌ १६५० ३० ) में तैयार हुआ था, लिखता है कि 
मीरक हुसेन खबाफ़ी का पुत्र मीरक मुईनुद्दीन, जिसके पिता 
और पितामह बड़प्पन तथा दंश में सूर्य से बढ़कर थे, वंश के 
विचार से, बुद्धि, विद्या, योग्यता तथा लिपि छेखन में बढ़कर दै 
ओर दक्षिण में श्रतिष्ठा के साथ कार्य्य कर रहा है ।” शाहजहाँ - 
के २८ व बष में यह कंघार की चढ़ाई में शाहइजादा दारा शिकोह 
के साथ गया था और वाँ से लौटने पर उसी वर्ष सन्‌ १०६४ 
हि० ( १६५४ ३० ) में यद्द मुलतान प्रांव का दीवान, बख्शी 
और बदना-लेखक नियत किया गया। उस ओर यह बहुत 
दिनों तक रहा । बढ़े-छोटे, ऊँचे-नीचे सभी ने इसको सत्यभ्रियता, 


( २१४ ) 


का व्याह इससे कर दिया । इस पर सीर हसन ने वहां अपना 
निवास-स्थान बनाया और एक परिवार का पिता बन गया। इसके 
बाद जब प्रसिद्ध ख्वाजा शस्सुद्दोन मुहम्मद खवाफी, जो उक्त ख्वाजा 
का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था, अकवर की सेवा में भर्ती हुआ 
ओऔर ऊँचा पद तथा सम्मान पाया तब समीर हसन का पुत्र सीरक 
कमाल भी अपने साम्ता के पास अपने पुत्र सीरक हुसेन के साथ 
भारत चला आया और अपना दिन आराम तथा वैसब में 
व्यतीत करने लगा । यहाँ इसने सी अपने देश के एक सैयद की 
लड़की से शादी की, जिससे मीरक अताउल्ला पेदा हुआ । बलख 
की चढ़ाई पर यह शाहजादा औरं॑गजेव का वर्शी होकर गया और 
सम्मान त्तथा पुरस्कार पाया । किसी कारणबश यह ओरंगजेब 
से अछग होकर बादशाही सेवक हो गया और खाव सदी मंसब 
पाया । यह पहिले काबुझ के अहृदियों का बख्शी हुआ ओर बाद 
को पठना का दीवान नियत हुआ । यहां शाहजहों के राज्य के 
अंत समय इसकी मरुत्यु हुइ। मीरक हुसेन ( पहिछे विवाह का 
पुत्र ) जहाँगीर के समय ही अपने कौशल तथा ज्ञान के लिए 
ख्याति पा चुका था और ऊँचे पद पर था। ८ वें वर्ष सुडतान 
खुरम के साथ राणा की चढ़ाई पर गया और उदयपुर छिए 
जाने पर जब राणा के राज्य में थाने विठाए गए तव सीरक 
हुसेन कुंभलमेर का बसर्शी और वाकेआनवीस बनाया 
गया। इसके वाद वह दक्षिण का बख्शी नियत हुआ और 
शाहजहाँ के गद्दी पर बैठने पर यह दक्षिण का दीवान हुआ। 
उस दिन से अब तक अथात्‌ एक शताब्दी से अधिक यह पद्‌ 
इस वंश में वरावर रदा। ८ वें वप इसे दस सहस्र रुपये, 


२१८ ) 


प्रतिष्ठित पुरुषों का विचार, जिनमें धोखाधड़ी या स्वाथ नहीं 
होता, इंश्बर की ओर तथा रवामी को भलाई में रहता है और 
वे आलोचकों के छिद्रान्वेषण की परवाह नहीं करते | इसी समय 
महल की वेगमों तथा विश्वासी खोजों ने, जो बादशाह के 
पाश्ववर्ती होने से घमंडी हो रहे थे, नीच छोभ के कारण भलुचित 
काय करते थे और बराबर अनुचित अस्ताव भी करते थे। अब 
उन लोगों को ऐसा करने का स्थान नहीं था और जो कुछ 
सम्राज्य या खुदा की प्रजा के छाम का था वही बिना किसी की 
राय के होता था, इस लिए उनके शान की तलवार नहीं चलती थी | 
अतः वे इसे दिक करने को तेयार हुए और जब उनका पद़्यंत्र 
नहीं चला तब अव्दुछ हकीम को इसका सहकारी नियत कराया । 
अमानत खाँ बराबर की सिफारिश से घबड़ा उठा था और त्यागः 
पन्न देने के लिए बहाना खोज रहा था इस लिए इसने इस वात 
का उपयोग कर १८ वें वर्ष में हसन अब्दाल में त्यागपन्र दे 
दिया । यद्यपि बादशाह ने कहा भी कि सहकारी की नियुक्ति तो 
त्याग का कारण नहीं है पर अमानत ने नहीं स्वीकार किया | 
इसकी सचाइ और योग्यता की बादशाह के हृदय पर छाप थी 
इस लिए इसे तुरंत लाहोर नगर और दुग की अध्यक्षता पर नियव 
कर दिया | यह उम्र प्रांत का दीवान भी नियत हुआ | यद्यपि 
इसने कोप का कार्य अपने ऊपर नहीं लिया पर बादशाह 
वह इसके बड़े पुत्र अच्दुलूकादिर को सोंपा । चौक के पास 
ख्वाफ़ी पुरा की इमारतां के पाप इसने बड़ा ग्रृद तथा हम्माम 
बनवाया, जो संसारशञअसिद्ध है । २२ में वर्ष में जब वोदशाह 
अजमेर में थे, अमतानत खाँ ने दक्षिण के श्रांतों का दीवान नियुक्त दो 


( २१७ ) 


इमानदारी, दृढ़ता और सम्म्ति देने में इसकी कुशलता देखी 
तथा इसके भक्त होकर शिष्य के समान इससे बतोव किया। 
आज तक मीरकजी का नाम वहाँ सबके मुख पर है । नगर से 
दो कोस पर इसने बाग और गृह बनवाया, जो मीरक जी का 
कोठिला के नाम से प्रसिद्ध है। भालमगीर के समय यह काबुल 
का सुवेदार नियव हुआ और अमानत खाँ की पद्‌वी पाई । 


यद्यपि शाही सेवा का पदवी-वितरण पात्र की योग्यता पर 
निर्भर है, और पात्र को उस पदवी के अनुकूल रहना चाहिए 
पर इसके बारे में ऐसा नही कहा जा सकता क्योंकि इसका नाम 
व्यक्तित्व के अनुकूल द्वी था। या यों कहिए कि व्यक्ति नाम से 
सहस्त गुणा उच्च तथा मूल्यवान दै। इस सृष्टि सें गुण 
सत्यता तथा ईमानदारी से बढ़कर नहीं है। ये मूल्यवान तथा 
फष्ठ प्राप्य हैं। जहाँ ये खिलते हैं वहाँ सदा बसंत है। ये उच्च 
पदवियों के स्लोव और सौभाग्य तथा सुख को सुधा हैं । संसार 
के हाट में उत्यता की दलाली से माल बिकता है और जीवन के 
बाग में सफलता का फल विश्वास के वृक्ष से मिलता है । 


आलमगीर के १४ वें बे में इसका एक दजारी २०० सवार 
का संसबव हो गया और इनायत खाँ के स्थान पर इसे खालसा 
की दीवानी मिली तथा स्फटिक की दावात पाई । १६ थे बे में 
जब असद खाँ, जो जाफर की झत्यु पर वज़ीर का काये प्रति- 
निधि रूप में कर रहा था, उससे हटा तव अमानत खाँ और 
दीवानेतल दोनों आज्ञानुसार अपने आफिस के कागजों पर अपने 
'हस्तान्षर तथा मुहर करते थे । 


( कर.) 


आत्मायुक्त मनुष्य न मरे और न मरेंगे। 
मृत्यु ऐसे लोगों के लिए केवछ एक नाम है॥ 

सत्य ज्ञानी मियाँ शाहनूर हमामी दवश, जो पूर्णता का 
मालिक था, वहुधा कहता जो मनुष्य हमसे चाहते हैं वह इस 
युवा पीर में हैं” और यद्द कहकर इस ह्ृदय-ज्ञानी अमानत की 
ओर इंगित करता । 

लुब्बेलबाब इतिहास का लेखक खफीखाँ, जो सत्यवक्ता और 
न्यायान्वेषक था, लिखता है छि वास्तव में इमानदार मनुष्य, जो 
अपनी उन्नति न चाहे और प्रज्ञा की भलाई को खरकारी लाभ से 
विशेष महत्त्व दे तथा जिसके शासन में किसखो एक भी मलुष्य के 
जान और जायदाद को दह्वानि न पहुँचा हो, अमानत खाँ को छोड़ 
कर बविरछे ही देखने और सुनने में आते हैं । गबन किए हुए 
करोड़ी तथा द्रिद्र जमींदारों का प्रायः केद में जान देने का 
मिसाल मिलता रहता है, जिससे अत्याचार बढ़ता है भौर जो 
राज्य शासन को बदनाम करता है। यह उनसे जितना माँगा 
जाता था उससे कम लेता और हर एक के लिए किस्त कर छोड़ 
देता था। इसी तरह लाहोर में एक बार वाकियानवीसों ने 
रिपोट की छि इस कारण दो लाख रुपयों की हानि हुई । बादशाद 
पहिले क्रुद्ध हुए पर जब ठीक विवरण से ज्ञात हुए तब अमानत 
की प्रशंखा को । दक्षिण में लगभग दस बारह छाप्ल रुपये पुराने 
हिसाव के अज्ञात रेयत के नाम पड़े हुए थे। प्रति वर्ष अदृदी 
ओर मंसबदार नियत होते थे पर एक दाम भी न उगाइते थे, 
केबल वहुव सा वकाया दिसाच दिखला देते थे। इसने उसी तरद्द 
टेखनी के एक परिचालन से एक बड़ी रकम्र, जो इच्छुऋ 


( २१९ ) 


कर खिलअत पाया ) उस समय से अब तक यह पद अधिकत्तर 
इसी वंश में रहा । 

जब २५ वें व में औरंगाबाद में वादशाह आए तब निजाम 
शाह के सब्ज वँगला सें, जो अब सूचेदार का निवासस्थान है, 
ठहरे । यह शाहजादा मुहम्मद आजम का था । अमानत खाँ 
हरसल की गढ़ी, जो नगर से दो कोस पर है, खरीद कर मुलतान' 
की चाल पर अपना वासस्थान बनाना चाहता था। बादशाह ने 
मलिक अंबर का स्थान पसंद किया, जो शाहगंज के पास है परः 
अमानत खाँ उसे किराये पर लेकर संतुष्ट नहीं था इस लिए उसे- 
सरकार से खरीद लिया । यह भी अमानत के कोटिला के नाम से 
पअसिद्ध हुआ । 

२७ वें वर्ष के आरंभ में जब बादशाह अदहमदनगर गए, 
क्योंकि बीजापुर और दैद्राबाद विजय करने का उसका विचार 
था, तब अमानत खाँ ने मुसलमानों के विरुद्ध युद्धन करना उचितः 
समझ कर त्यागपन्र दे दिया, जो वह बराबर तैयार रखता था । 
तीत्र बुद्धि वादशाद ने इसके विचार समझ कर इसे साथ नहीं 
लिया ओर ओरंगाबाद का अध्यक्ष बनाकर छोड़ गया। इसके 
कुछ महीने दीतने पर सन्‌ १०९० हि० (( सन्‌ १६८४ ३० ) में 
यह मर गया । शाह नूर हमामी के सकबरे के पास नगर के 
दक्षिण में गाड़ा गया । 'सैयद्‌ बिहिश्वी शुदः (सैयद स्वर्गीय हुआ, 
१०९५ हि ) से तारीख निकछती है। वास्तव में मृत्यु शब्द 
ऐसे सदा जागृत आत्माओं के लिए, जो बाह्य गुणों को इकट्ठ? 
करते, आध्यात्मिक पुरस्कार संचित करते और सदा जीवित रहूते 
हैं, केवल व्यावहारिक मात्र है। 


5535 ) 


ही 


बढ़कर था, आज्ञा मिलो कि वह किसी को अमरानत खाँ पर सजावलछ 
“नियत कर दे, जो उक्त इमारत को शाहजादे के मनुष्यों को दिलवा 
दे। अमानत न्याय के पुजारी ने इस पर भी ध्यान नहों दिया | अंत 
में एक दिन जल्यूस में जब दोनों उपस्थित थे तव मुहम्मद अली 
खाँ ने कहा कि यद्यपि मकान दिलवा देने के लिए एक सजावल 
नियुक्त हुआ था पर कुछ हुआ नहीं | वादशाह ने अमानत खाँ 
की ओर दृष्टि फेरी तव उसने स्पष्ट ही कहा कि इस वर्षा तथा 
विजली के दिनों में संजर वेग के आदमी कहाँ शरण ओर छाया 
पावेंगे जब शाहजादे को नहीं मिल रहा है । में तो अपने ही 
लिए डर रहा हूँ क्योंकि हमें भी पुत्र कल्नत्र हैं, कल यही हालत 
उन सबकी होंगी ।” उसी समय इसने अपना त्यागपन्न दिया कि 
ऐशा काय किसी दूसरे को सौंपा जाय । वादशाह ने सिर नीचा 
कर लिया और चुप हो रहे 

अपनी जीवन चर्या में यह धनात्यों की किसी वात से 
सप्तानता नहीं रखता था और सांसारिक कार्यों में लिप्त भी नहीं 
रहता था। वह विद्या प्रेमी था तथा प्रचलित गुणों का ज्ञाता था । 
इस्लाम धर्म पर एक पुप्तक लिखी थो, जिसमें सब नियम 
संगृहीत थे । शिकस्त तथा नसस्‍तालीक लिपियों के लेखन में द्ठ 
था। इसे खांत पुत्र और आठ पुत्रियाँ थों तथा उन सबको भी 
बहुत परिवार था। द्वितीय पुत्र वजारत खाँ, जिसका उपनाम 
गिरामी था, योग्यता में सबसे बढ़कर था। वह कवि था और 
उसने एक दीवान लिखा है । उसका यह शेर प्रसिद्ध है । 

( गुलाम अली की भूमिका भाग १ प्र० २२ पर शैर का 
अर्थ दिया है ) 


( ररत ) 


जमींदारों से भेंट के रूप में मिलने को थी, बट्टे खाते लिख दिया । 

एक दिन बादशाह संयोग से इसकी सत्यता की प्रशंसा कर 
रहे थे कि अमानत ने कहा कि हमारे ऐसा वेईमान कोई नहों 
है क्‍योंति प्रति वष हम कुछ न कुछ अपने मालिक के धन को 

ड़ देते हैं।!' बादशाह ने कहा कि हाँ हम जानते हैं कि तुम 

अनंत कोष में हमारे लिए घन जमा कर रहे हो ।* 

संक्तेप में इस महान पुरुष की राज्य सेवा, जो इसने छोटे 
पद पर रह कर किया था क्योंकि यह केवल दो हजारी था, विचित्र 
थी । बहुत से ऐसे कार्य, जो मनुष्यत्व से दूर थे पर सब शाद्दी' 
आज्ञाएँ थी, इसने अपने हृदय की पविन्नता तथा कोमलता से 
नहीं किया । स्वामी की इच्छा के विरुद्ध काम करने से इसने कई 
बार त्यागपत्र दिए पर सहृदय बादशाह ने इसकी निस्वा्थता' 
तथा सत्यता को समझ कर इन पर ध्यान नहीं दिया । 

कहते हैं. कि मुखलिस खाँ बख्शी बयान करता था कि 
अमानत खाँ के संबंध में बादशाह के दिमाग में विचिन्न भाव 
था। जब वाद्शाह औरंगाबाद में थे तब शाहजादा मुइज्जुद्दीन ने 
प्राथंना की कि स्थान की कमी के कारण हमारा कारखाना नगर 
के बाहर पड़ा है और इस वो में सब सड़ रहा है | मत संजर 
वेग के महल, जिसका हम्माम नगर सें असिद्ध है और जो अभी 
जब्त हुआ है, पर जिसे उसके उत्तराधिकारी ने खाली नहीं किया 
है, उसे दिया जाय । बादशाह ने मत के संबंधियों को आज्ञापत्र- 
भेज दिया पर उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया । शाइजादे का 
प्राथनापन्र फिर वादशाह के सामने रखा गया तब मुहस्मद अछीः 
खानसामाँ को, जो अपने प्रभाव तथा मुँह छगा होने में सबझेः 


५२. अमानुल्लाह खाँ 


यह अलीवर्दी खाँ आलमगीरी का पौन्र था। इसका पिता 
स्यात अलीवर्दी का पुत्र अमानुद्ठाद खाँ था, जो पिता की सृत्यु 
पर आगरा का फोजदार हुआ तथा खाँ की पद्वी पाई । २२ वें 
वर्ष वह ग्वालियर का फौजदार हुआ और वोजापुर की खाइयों 
की लड़ाई में वोरता से छड़ कर मारा गया। इस जीवनी के 
नायक ने अपने पिता की पदवी पाई और एक हज़ारी ५०० 
सवार का मंसब पाकर खानजादों में प्रसिद्ध हुआ। औरंगजेब 
के राज्य के अंत में यह साहस तथा स्वामी भक्ति के लिए अखिद्ध 
हो गया ओर अमीर बन गया। ४८वें वीके आरंभ में 
बादशाह गाजी ने डॉकुओं के दुगे छेने का प्रयत्न आरंभ किया! 
ओर राज गढ़ ढुग लेने के वाद तोरण दुर्ग को ओर गया, जो 
वहाँ से चार कोंस पर है | 

यह असिद्ध है कि औरंगजेब के राज्य के अंत में बहुत से' 
दुर्गं, जो शिवाजी के थे, उसके अध्यक्षों से छिए गए थे । शाही 
अफसरों द्वारा दुगांध्यक्षों को उपये भेज कर ही वे लिए गए! 
थे, जिससे वे उस काय से मुक्त हो जायँ। अध्यक्षों ने इस 
कारण उन्हें दे दिया था। बादशाह यह जानते थे और ऐसा 
बार बार हुआ कि जो धन ढुग॑ दे देने के लिए दिया गया था 
उतना दी उसे ले लेने के बाद विजेता को पुरस्कार में दे दिया 
गया । पर इस दुर्ग पर शाही नौकरों का अधिकार उनके साहस 
तथा तलवार के जार से हुआ था। इसका संक्षिप्त बृत्तांत यों दे 
कि तरवियत खा ने फाटक की ओर से मोर्चा खोदबाया और 


६ २२३ ) 


इसका एक पुत्र मीरक मुईन खाँ था, जो पिता के सामने 
ही निस्संतान मर गया । दूसरे पुत्रों काबचांत जैसे मीर अब्हुल्‌ 
कादिर दियानत खाँ, भीर हुसेन अमानत खाँ द्वितीय और काजिम 
खाँ का, जो इन पत्रों के लेखक का सग्रा पितामह था, अलग 
दिया गया है । इस बड़े आदमी के अच्छे गुणों के कारण इस 
प्रिवर्तनशील संसार में, जद्ों एक क्षण में बड़े २ वंश निर्बेल 
ओऔर उपेक्षणीय हो जाते हैं, इसके वंशधर चार पीढ़ी तक लिखते 
समय सन्‌ ११५९ हि० (सन्‌ १७४६ ३०) तक दक्षिण के दीवान 
रहे तथा अन्य पद्‌ योग्यता तथा प्रतिष्ठा के साथ शोभित करते रहे । 
अन्य परिवारों में दुभोग्यों का ऐसा अभाव कम देखा जाता है । 


५३. अमानुल्लाह खानजमाँ वहादुर 


महावत खाँ जमाना वेग का यह पुत्र तथा उत्तराधिकारी था । 
इसकी माता मेवात की खानजादा वंश की थी । अपने पिता के 
विरुद्ध यह प्रशंसनीय गुणों से युक्त था और अपने समकालीन 
व्यक्तियों से गुणों में बढ़कर था । क्ोग आगख्वर्य ऋरते थे छि ऐसे 
पिता को ऐसा पुत्र हुआ। जब जहाँगीर के १७ वें बर्ष में शाह- 
जहाँ के भाग्य को उलटने का पासा महावत खाँ के नाम पढ़ा. तब 
वह कांचुल से चुला लिया गया और वहाँ का प्रबंध मिर्जा अमा- 
नुह्ाह को अपने पिता के प्रतिनिधि रूप में मिला । इसे तीन 
हजारी मंसव और खानजाद खाँ की पद्‌वी मिली ! जती नाम 
का उजबेग, जो अलमान खेछ का था और बलख के शासक 
नज मुहम्मद खाँ का एक सेवक था, साधारणतया यलंगतोश 
कहलाया क्योंकि युद्ध में वह अपनी छाती नंगी रखता था। तुर्की 
में यलंग का अर्थ नम्म और तोश का अर्थ छाती है। वह खुरा- 
सान की सीमा तथा कंघार और गजनी के बीच प्रभावशाली हो 
रहा था तथा डाकू श्रसिद्ध हो गया था। उसने कई वार 
खुरासान पर आक्रमण किया, जिससे फारस के शाह डर गए 
थे। उसने हजारा जात में एक दुगे बनवाया, जिससे हजारा 
जाति को रोक सके, जिनका निवास गजनी की सीमा पर था 
और जो कायुल के शासक को पहिले से कर देते आते थे । 
उसने उन्हें धमकाने को अपने भांजे के अधीन सेना भेजा। इस 


( २२४ ) 


मुहम्मद अमीन खाँ बहादुर ने दुग्वालों के आने जाने का दूसरी 
ओर का मांगे रोका | सुलुतान हुसेन, प्रसिद्ध नाम मीर मलंग, ने 
एक ओर भर मीर अमानुछाह ने दूसरी ओर श्रयत्न की 
तैयारी की । अंत में १५ जुलकदा सन्‌ १९१५ हि० ( ११ माचे 
सन्‌ १७०४ ३० ) को रात्रि के समय अमानुल्ाह ने कुछ सावली 
पैदलों को दुगे पर चढ़ने के लिए बाध्य किया, जिनमें से जो 
पहिले ऊपर गया वद्द मानों अपनी जान से गया पर उसने 
ऊपर दुग पर पहुँच कर रस्सा एक पत्थर से बाँध दिया। इसके 
बाद पश्चीस आदमी पहाड़ी पर रस्से से चढ़ गए और दढुग में पहुँच 
कर उन्होंने विजय का शोर मचाया। खाँ और उसझा भाई 
अताउललछाह खाँ तथा अन्य लोग उनके पोछे पीछे पहुँचे । 
हमीदुद्दीन खाँ, जो अवसर देख रहा था, यह खमाचार सुन कर 
रस्सा अपने कमर में बाँध कर उन्हीं छोगों के समान ऊपर चढ़ 
गया। जिन काफिरों ने सामना किया वे मारे गए। दूसरे ऊपरी 
किले में चले गए और अमान भाँगने लगे । दुर्गे को फतूहुलूगेब 
नाम दिया और अमानुललाह खॉ का मंसव पॉच सदी बढ़ा, 
जिसके २०० घोड़े दो अस्पा थे.। 

इसके अनंतर इस पर शाही कृपा हुई और इसने बहुत से 
अच्छे कार्य किए । इसको बराबर तरक्की मिली और वादिनकेरा 
के विजय के बाद इसको काय्य के पुरस्कार में डंछा मिला | औरंग- 
जेब की मृत्यु के वाद यह दक्षिण से उत्तरी भारव मुहम्मद आजम 
शाह के खाथ चला आया और बहादुर शाह के साथ युद्ध 
में बड़ी वीरता से लड़ कर ऐसा घायल हुआ कि मर गया । 





कि 5 


दरबार आया। अपने सुव्यवहार से इसने अपना सम्मान 
स्थापित रखा और आसफ खाँ की अधीनता मानने में तनिक भी 
कमी नहीं की । जहॉँगीर की मृत्यु पर जो काय हुआ था उससें 
यह बराबर आसफ खाँ के साथ था । शाहजहाँ के राज्यारंभ में 
इसने लाहौर से आकर सेवा की और इसको पाँच हजारी ५००० 
सवार का मंसव, खानजमाँ की पदवबी तथा मुजफ्फर खाँ मामूरी' 
के स्थान पर मालवा की प्रांताध्यक्षता मिली । उस्री वषे जब 
इसका पिता दक्षिण का सूचेदार नियत हुआ तब यह अपने पिता 
का प्रतिनिधि द्वोकर वहाँ गया । इसके बाद जब्र २ रे बप दक्षिण 
का शासन इरादत खाँ को दिया गया, जिसका नाम आजम खाँ 
था, तब खानजमाँ ने चौखट चूमी और अपनी जागीर संभल 
गया । जब खानजहाँ लोदो को दमन करने के लिए शाहजहाँ 
दक्षिण चला तब खानजमाँ ने उप्का अनुगम्न किया और 
आसफ खाँ यमीनुद्दोला से जा मिला, जो बोजापुर के सुलतान 
मुहम्मद 'आदिलशाह को दुंढ देने पर नियत हुआ था | ५ दे 
वप जब बादशाह चुग्हानपुर से उत्तरी भारत को लौटे तब दक्षिण 
तथा खानदेश का शासन आजम खाँ से छे लिया गया और 
महावत खाँ का दया गया, जो उस समय दिल्ली का अध्यक्ष था। 
यप्तीतु दौला को आज्ञा मिली कि खानजमाँ और उसकी अधीनस्थ 
सेना को बुरहानपुर में छोड़कर वह आजम खाँ तथा अन्य 
अफसरों के खाब दरवार लौट आवे | इसी समय खानजमाँ का 
गालना दुर्ग पर अधिकार हो गया। उस दुगे का अध्यक्ष 
महमूद खाँ मलिक अंबर के पुत्र फतद् खाँ से विदुद्ध दो गया 
क्योंकि उसने निमाम् शाई का मार डाछा था ओर बह दुर्ग को; 
“६ 


( २२७ ) 


पर हजारा जाति के मुखिया ने खानजाद खाँ से सहायता को 
प्राथेना की । यह सुसज्नित सेना के साथ उजवेगों पर चढ़ दौड़ा 
और युद्ध में उनका सदोर घहुत से सैनिकों के साथ मोरा गया। 
खानजाद खाँ ने दुग तुड़वा दिया। यढ॑गतोश ने हठ करके नजर 
मुहम्मद खाँ से छुट्टी ले ली, जो शाही भूमि पर आक्रमण नहीं 
करना चाहता था । १९ वें बप में यल्ंगतोश ने गजनी से दो 
कोस पर युद्ध की तैयारी को, जिम्नके साथ बहुत से उजबेग तथा 
अलमानची थे ) खानजाद खाँ ने प्रांत की सहायक सेना के साथ 
इस युद्ध में प्रसिद्धि प्राप्त की तथा बहुत से शत्रुओं को मार कर और 
कैद कर राजभक्ति दिखछाई | कहते हैं कि इस युद्ध में हाथियों ने 
बहुत कार्य किया । जब्र-जब उजबेग सदर घावे करते थे हाथी 
उन पर रेल दिये जाते थे, जिससे घोड़े डर ,जाते थे। संक्षेप में 
उजबेग वढ़ न सके ओर यलंगतोश भागा। कहते हैं कि इस 
युद्ध में एक सवार पकड़ा गया, जिसे लोग मारना चाहते थे कि 
उसी ने कह्य कि वह ओरत है । उसने कहा कि लगभग एक 
सदस्त स्षियाँ उसी के समान सेना में था तथा मर्दों के समान 
तलवार चलाती थीं। खानजाद खाँ ने छ कोस पीछा किया और 
तब विजयी होकर छौदा | 

जब बंगाल का शासन महावत खाँ को मिला तब उसके 
ऋहने पर खानजाद खाँ काबुल से बुछा लिया गया। २७ वें 
वर्ष में जब महावत खाँ की भत्खेना को गई और दरवार बुलाया 
गया तब बंगाल का प्रबंध खानज्ञाद को दिया गया। जब बाद 
फो मदह्ावत खाँ अपने कार्य के बदले में मेलम के किनारे से 
भागा तब खानजाद खाँ बंगाढ के शासन से हटाया गया और 


( २३० ) 


हो कर भागे । टुगंविज्ञय के डउपरांत यह शुजाअ के कहने पर 
परेंदा के दृढ़ दुगे के घेरे में भी नियुक्त हुआ। खानजमाँ आगे 
गया और खान खुदवाने तथा तोपखाने लगवाने में कम प्रयत्न 
नहीं किया पर अफसरों की दुरंगी चाल तथा वर्षा के कारण 
टुर्गविजय रुक गया । शाहजादा, महाबत खाँ आदि काय न पूरा 
कर सकने पर लौट गए । 

यद्यपि महावत खाँ का अन्य पुत्रों से इस पर अधिक प्रेम था 
ओर जब कभी वह सुनता कि अमाञुल्लाह ने ऐसा किया है, 
तो लाखों रुपये का मामला होने पर भी वह कुछ नहीं बोलता था 
पर उजडुता तथा कठोरता के कारण आम दीवान में उसे गाली 
देता था। यद्यपि खानजमाँ ने खुले शब्दों में और इशारे से 
उस्रके पास संदेश भेजा कि उसे उसकी उम्र का अब ध्यान रखना 
चाहिए तथा उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहिए पर महावत 
इस पर इसकी ओर भो अग्रतिष्ठा करता । खानजमाँ ने कई बार 
कहा कि मृत्यु इमारी शक्ति के बाहर है और चले जाने में क्या 
कठिनता है पर तब दम दोनों प्रकार धार्मिक तथा नेतिक दृष्टि से 
गिर जाँयगे | जब इसकी आत्मा को विशेष कष्ट पहुँचा तब यह 
बिना आज्ञा लिए द्रवार जाने की इच्छा स्रे रोहिनखेरा घाट से 
चल दिया । पहिले दिन यह वुह्यंनपुर पहुँच गया ओर रात्रि 
बीतने पर द्वांडिया उतार से नदी उत्तरा। मह्यावत खाँ तब दुखी 
होकर कदने छगा कि यदि हमारे विरोधी दरवारीगण बादशाह से 
हमारी बुराई करते तो वह शत्रुता वथा द्वेंप सममा जाता पर 
जब ऐसा पुत्र, जो संसार में भल्प्पन के लिए प्रसिद्ध है, इ 
प्रकार चला जाय तब अवश्य दी हम पर छांछन लगेगा। उससे 

है 


( २२९ ) 


साहू भोंसला को दे देना चाहवा था। जब ६ ठे वर्ष खानजमाँ 
का पिता दौलताबाद के उच्छ दुग को लेने का प्रयत्न करने लगा 
तथ खानजमाँ ने पाँच सहख्र खबारों के साथ युद्ध को तैयारी की 
ओऔर जिस मोचे को सद्दायता की जरूरत होती वद्दों पहुँचता। 
उस समय बीस हजार पशु, अनाज तथा कुछ सहायक सेना 
जफर नगर में थी पर डॉकुओं के कारण सम्मिलित नहीं दो 
सकी थी । खानजमोँ वहद्दाँ गया और साहू जी भोंसला तथा 
बहलोल खॉ ने उसे खिरकी से तीन कोस पर चकलथाना में 
घेर लिया | खानजमाँ अपनी जगह पर डद गया और आतिश- 
चाजी, गजनाल तथा बंदुक छोड़ने छगा। जिस किसी ओर से 
शत्रु जागे चढ़ते, वे हृदा दिए जाते थे। रात्रि होने पर दोनों 
सेनाएँ युद्ध से हूट गई' | खानजमों अपने स्थान ही पर रहा और 
बुद्धिमानी से सुबह तक सत्तके रहा । शत्रु, यह देखकर कि वे 
सफल न होंगे, निराश द्वो लौट गए। यह सामान अपने पिता 
के पास ले गया और बरावर मोचाबंदी तथा सामान लाने में बहा- 
डुरी दिखलाता रहा। दूसरी बार यह अन्न, घन और वारूद लाने 
गया, जो रोहनखेरा आ पहुँचा था पर आगे नहीं बढ़ सका था। 
रनदौला, साहू और याकूत हृव्शी ने इसका पीछा किया कि 
स्थात्‌ साथ का सामान छटने का अवसर मिल जाय | खानखानों 
ने यह सुनकर नासिरी खाँ खानदौरों को सहायता के लिए भेजा । 
खानजमाँ अपने उत्साह तथा साहस के कारण सब सामान 
डेकर लोद रहा था और जब हरावछ तथा चंदावल्न मध्य से 
एक एक कोस आगे और पीछे थे तथा खिरकी में पहुँचे थे कि 
शत्रु ने एकाएक आक्रमण किया । खूब युद्ध हुआ और शत्रु परास्त 


( - ३० 0) 


को कई बार दराया और चमारगोंडा तथा अद्मदनगर के अन्य 
स्थानों में थाने बैठाए । जब आदिल शाह्द ने अधीनता स्वीकार 
कर ली तब यद्द लौटा और वह्दादुर की पदवी पाई। इसके वाद 
यह जूनेर लेने भेजा गया, जो निजामशाही के बड़े दुर्गा में से 
एक है। खानजमाँ ने साहू को दंड देना और पीछा करना 
अधिक महत्व का काये समझ कर कोंकण तक पीछा किया। 
जहाँ वह जाता यह चउस्रका पीछा करना नहीं छोड़ता था। 
साहू ने अपना घर और सामान छुट जाने रिया तथा 
माहुली दुर्ग में शरण ली । आरिल शाह की भोर 
से रनदौला खाँ को आज्ञा मिली थी कि खानजमाँ बहादुर का 
सहयोग करे और जिन दुगों पर साहु अधिकृत है, उसे विजय 
कर शाही साम्राज्य में मिलाएं, इसलिए उसने माहुली को एक 
ओर से और खानजमाँ ने दूसरी ओर से घेर लिया। साहू ने 
ऊबकर १० वें वर्ष सन्‌ १०४६ हि० ( सन्‌ १६३६-३७ ई० ) 
में जुनेर, त्रिंगलवाड़ी, उयंवक, दरीख, जोधन और हरखल 
दुगे तथा निजाम शाह के संबंधी को, जो उसके साथ था, खान- 
जमाँ को सौंप जिया । जब दक्षिण के चारों श्रांतों की सूवेदारी 
शाहजादा ओरंगजेब को मिली तव खानजमाँ दौलताबाद्‌ छोट 
आया ओर शाहजादे की सेवा में उपस्थित हुआ । यह बहुत दिनों 
से कई रोगों से पीड़ित था, कभी अच्छा हो जाता था और कभो 
रोग दुद्रा जाता था । अंत में वष॑ बीतते-बीतते यद्द मर गया। 
तारीख निकली कि ुस्तमें जमाँ मुदं! ( अपने समय का रुत्तम 
मर गया, १०४७ द्वि० )। कहते हैं कवि मृत्यु के खमय जब इसे 
चेतना हुई तब उसने यह प्रस्चिद्ध और पढा-- 


( २३१ 9 


मेरी बुढापे में अप्रतिष्ठा की । तब वह ठंदी साँस लेकर ओर हाथ 
घुटनेपर रखकर कहता कि “आद अमानुल्लाह तुम जवान दी 
मरोगे ।! कद्दते हैं कि खानजमाँ के पहुँचने पर बादशाह ने 
यह शैर पढ़ा था-- । 
जब प्रिय के साथ ऐसा व्यवहार है तब दूसरों के लिए शोक ही है। 
देवात्‌ जिस दिन खानजमाँ सेवा में उपध्यित होने को था, 
उसी दिन महाबत खाँ की मत्यु का समाचार आया । शाहजहाँ ने 
यमीनुद्दौला तथा अन्य अफसरों को शोक मनाने के लिए भेजा 
और खानजमाँ को बुलाकर उप्त पर कई प्रकार से कऋपा की। 
अब तक खानदेश तथा बरार का एक आंताध्यक्ष रहता था पर 
उसके वाद उसी के दो विभाग कर ,दिए गए। बाछाघाट के 
अंतर्गत दौलताबाद, अहमदनगर, संगमनेर, जुनेर, पत्तन, 
जालनापुर, वीड, धारवार और , बरार, का कुछ भाग तथा पूरा 
तेलिंगाना जिसकी तहघील इक्कीस करोड़ दाम थी इस पर 
खानजमाँ नियत किया जांकर वहाँ भेजा गया। जुमारसिंह 
बुँदेला को दंड देने में माछवा का शासन खानदौराँ को सौंपा 
गया था इसलिए खानदेश पर अछीवर्दी नियत हुआ और वरार 
को बालाघाट में मिलाकर वह्द प्रांत खानजमाँ को सोंपा गया। 

९ वें वषे जब बादशाह दौछ्ताबाद दुग देखने दक्षिण चले 
तब राव शत्रुसाल तथा अन्य राजपूतों को हरावल और बहादुर 
खाँ रुहेला तथा अफगानों को चंदावल नियत कर उनके साथ 
खानजमाँ को चमारगोंडा प्रांत, जो साहू का निवासस्थान है, 
और कोंकण, जो उसके अधिकार में है, विजय करने तथा बीजा- 
पुर राज्य छटने के लिए, जो उस ओर था, भेजा । इसने साहू 


५०. अभीन खाँ दविखनी 


खानजमाँ शेख नीजाम का यह पुत्र था। मुहम्मद आजमशाह 
के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें यह और इसका सोौतेला भाई 
फरीद्‌ अग्गल में और इसके सगे भाई खानआलम और मुनौअर 
हरावल में थे। इसने उसमें वड़ी बीरता दिखलाई, जो इसके 
नाम तथा जाति के उपयुक्त थी । इसका अभी जीवन कुछ बाकी 
था, इसलिए यह घावरहित वच गया । कहते हैं कि जब खान- 
आलम और मुनौअर खाँ ने अजीमुश्शान पर आक्रमण क्ियः 
तब वे उक्त शाहजादे के बाएँ भाग पर जा टूटे, अपने सामने की 
सेना को भगा दिया और चंदावल तक जा पहुँचे । जब उक्त 
लोगों ने अपने वाएँ देखा तब शाहजादे का दहौदा दिखलाई पड़ा | 
वे धूमकर केवल तीस सवारों के साथ फर्तिंगों के समान उस 
ओर जा टूटे । बद्ादुरशाह् ने विजयोपरांत अमीन खाँ पर कृपा 
की ओर यद्यपि यह शत्रु पक्ष में था पर एक वीर वंश का बचा 
हुआ बहादुर समभकर इस पर दया दिखलाई । इसके वाद इसे 
सरा का फौजदार बनाया, जो बीजापुरी कर्णाटक का पयोय था । 
यह्‌ विस्तृत तथा उपजाऊ प्रांव था। इसके आसपास बहुत से: 
जमीदारों की जमीन थी, जो अपने अधिकार के अनुसार कर 
दिया करते थे। इन्हों में सेरिंगापत्तन का जमींदार मेसूरिया था, 
जो चार करोइड रुपये कर देता था। दक्षिण में इसके समान 
कोइ दूसरा जमीदार ऐस्वय, राज्य-विस्तार और कोप में नहीं था या: 

घ 


( २१३ ) 
शैर 


अमानी, जीवन आऑँठ पर, सुबह के दीपक के समान, आ लगा है। 
हैं वह इशारा चाहता हूँ कि जिससे सब समाप्त हो जाय ॥ 


साहस तथा युद्धीय योग्यता में यह अपने समय में अद्वितीय 
था। यह क्राधी तथा इष्योछु था पर इसपर भी नम्र तथा 
शीलवान था, जिससे इसके पिता के घोर शब्रुओं ने भी इससे 
प्रेम पूर्वक व्यवहार किया। यद्यपि महावत खाँ कहता था कि 
“उनका भ्रेस मुझसे शत्रुता मात्र है और यदि हमारे मरने पर भी 
यही मेड तथा मिन्नता रहे तब तुम लोग हमें गाज्नी दे सकते हो । 
यह बुद्धि तथा अलुभव में भी एक ही था। संसार के सभी 
राजाओं का इसने एक इतिहास लिखा था। 'गंजेबादावर्द' संग्रह 
भी इसी का बनाया है। “अमानी' उपनाम से इसने एक दीवान 
तैयार किया था। ये शैर उसके हैं--- 


प्याछे के किनारे पर हमारा नाम लिखो। 

जिसमें दौर के समय वहु भी साथ रहे।॥ 

जैसा हम चाहते हैं यदि गोला न फिरे तो कद्दों 'न फिरें ! 
यदि हमारे इच्छान्ुखार प्याला फिरे तो काफी है ॥ 


इसे एक लड़का था। उसका नाम शुक्रह्या था। बह योग्य 
लथा बादशाह का परिचित था। जब उसका पिता जुनेर की 


सद्दायता को गया तब वह्‌ उसका प्रतिनिधि होकर वुहोनपुर की 
रक्षा को गया । 


( २३६ ) 


सानदेर के अंत्गंत बोधन परगना के जमीदारों के बहकाने पर 
मांधाता नाम के जागीरदार से, जिसका पिता कान्हों जी सरकिया 
पाँच हजारी मराठा था और औरंगजेब के समय वहुत कार्य कर 
चुका था, अन्यायपृण युद्ध छिड़ गया। अमीन खाँ ने उसको 
प्रतिज्ञा तथा प्रण'॒ करके अपने अधिकार में लाया और उप्ते 
नष्ट कर डाला । इसके बाद पुराने झगड़े के कारण उसने जगपत 
यलमा को भी नष्ट करना चाहा, जिसने निर्मठ पर अधिकार कर 
पिया था । इसने राजा साहू के दत्तक पुत्र फतह सिंह से सहायता 
माँगो, जो उस जिले का मकासदार था। दैवात्‌ एक अन्य घटना ने 
उस दुष्ट के औद्धत्य को और भी बढ़ाया । इसका विवरण यों दे 
कि इस समय मराठों से संधि दो चुकी थी, जिससे अमीरुढ्‌ 
उमरा के नाम पर ऐसा धब्वा पड़ा जो प्रल्य तक न मिटेंगा। 
शर्त यह थी कि जिन जिन राज्यों में उनकी स्थिति के प्रावल्य 
तथा जमीदारों के युद्ध को सन्नद्ध रहने से चौथ नहीं मिलती 
वहाँ अमीरुलू उमरा मराठों की सद्दायता करेगा। उक्त खाँ के शासन 
के अंत्गत ताल्लुक़ों में मराठों के उन्नततम काल में कद्दों कहीं 
एक दम भी चौथ नहीं वसूल हुआ था और अमीरुल्‌ उमरा के 
पत्रों के मिलने पर भी खाँ ने ऐसी अप्रतिष्ठा में मदद करना 
उचित न समझा और चौथ एकत्र नहीं की | वह प्रांत इससे 
ले छिया गया और मिजा अली यूसुफ खाँ को दिया गया, जो 
अपने समय का एक वीर पुरुष था। यह खाँ, जिसका प्रभाव 
इस सूचना से कि वह उतार दिया गया घट गया था, अपनी पुत्री 
की शादी पर बाल#दा चला गया । एकाएक फतद घिंह और 
जगपत ने इस पर थावा किया। इसने अपने वंश वथा कीर्ति का 


( २३४ ) 


यों कहिए कि कोई उसके शर्तांश को नहीं पहुँचता था। इसका 
कर निश्चित था। सरा का फौजदार अपनी शक्ति के अनुसार 
कम या अधिक कर उगाहता था ओर अधिक माँगने में युद्ध 
छिड़ जाता । इसी प्रकार अमीन खाँ के समय दलवा अर्थात्‌ 
प्रधान सेनापति के अधीन बड़ी सेना नियत हुईं, जिससे खूब युद्ध 
करने के बाद शत्रु की सेन्य-शक्ति के अधिक होने से खो की 
सेना भागी । यह स्वयं ३०० सेनिकों के खाथ डटा रहा और 
मरने ही को था कि इसके हाथ को गोली से दूसरे पक्त का सदोर 
मारा गया तथा पराजय विजय में परिणत हो गई । इसका शासन 
प्रवल हो गया । हर ओर के आदमी आतंक में आ गए ओर 
दूर तक के लोगों ने इसकी शक्ति तथा प्रभाव को मान लिया । 
इसके बाद कर्नोड की फौजदारों इसे मिली और फरुखसियर के 
समय दक्षिण के मुख्य दीवान हैदर कुली खाँ ने इसको वरार की 
सूवेदारी दिला दी | इसके नायब ने अधिकार ले लिया था और 
वह वालकंदा ही मे था, जो उसकी पुरानी जागीर थी, कि 
अमीरुलू उमरा हुसेन अली खा के आने का समाचार मिला । 
अदूरदर्शिता तथा घमंड के कारण खा ने जाकर उसका 
स्वागत करने में देर की। दाऊद खाँ पर बिजय प्राप्त करने 
के बाद अमीरुल उपमरा ने अपने एक साथी असद अली खाँ 
जौलाक को, जिसका दादा अलीमदान के तुर्को में से था, बरार 
पर अधिकार फरने सेजा पर जब अमीन खाँ ने अधीनता 
मान ली तत्र उसी को फेर दिया। जब एवज खाँ बहादुर 
द्रवार से वहाँ के शासन पर भेजा गया तब खाँ नानदेर का प्रव॑- 
घक्क दो वहाँ गया । छठालच तथा अन्याय के कारण और 


( २३८ ) 


वार्षिक की जागीर इसके व्यय के लिए दो गई और यह्द बहुत 

दिनों तक पुत्र की रक्षा में रहा। उसके अधिकार से दुःखित 
द्ोकर यह मुहम्मदशाह के ६ ठे बप में औरंगाबाद चला आया भर 
एवजखाँ बहादुर की सहायता से अपनी जागीर आदि लौठाने की 
आशा में रहा। इसी समय आसफजाद उत्तरी भारत से आया 
ओर मुबारिज खाँ से युद्ध हुआ। समय की आवश्यकता के 
कारण इसे नया प्रोत्साहन मित्रा ओर प्रयत्न करने के लिए 
कमर बाँध कर औरंगाबाद द्वी में कुछ दिन ठदरकर तेयारी कर 
यह बाहर निकछा । कुछ पराजयों तथा दोषों से जब इसकी 
बुद्धि फिर गई और नीचता पर उतारू हो गया तब यह नए 
सिरे से काम करने के लिए पम्र॒वारिज खाँ से रात्रि में जा 
मिला, जिससे गुप्तरूप से अतिज्ञा को जा चुकी थी। युद्ध 
के दिन बिना कुछ किए ही यद्द शत्रु की तलवार से मारा गया। 
शेसा सन्‌ ११३७ हि० (१७२४ ३० ) में हुआ । 


€ २३७ ) 


चार कर और शत्रु की संख्या का ध्यान न कर थोड़े आदमियों 
: साथ उनसे युद्ध करने गया। इस परिवरतेनशील संसार में 

ब्रजय-पराजय होता रहा है और सौभाग्य तथा टुभोग्य साथी हैं । 

गरइन अयोग्य मनुष्यों के विरुद्ध लड़ कर अपनी अमीरी तथा 

पा की अजित कीर्ति खोते हुए प्राण बचा कर बालव दा आग 
प्या | इसके वाद्‌ जब सैयद्‌ आलम अली खाँ बहादुर दक्षिण 

का शासक था तब उसने इसे नानदेर प्रांत में फिर नियत किया' 
तथा उस युद्ध में, जो नवाव फत्तहजंग आसफजाह से हुआ था, 

बाएँ भाग का अध्यक्ष बनाया । इस अयोग्य पुरुष ने कादर था कार्य 
किया और युद्ध में योग न देकर दर्शक की तरह खड़ा रह कर 

अपने पृत्रेजों के कार्यों पर हरताल फेर दी । विजयोपरांत फतह-- 
जंग ने इसको ताल्‍छुकों पर भेज दिया पर इसका प्रभाव तथा 
प्रसिद्धि नष्ट दो चुकी थो । इसी समय एवंज खाँ बहादुर ने लोभ से 

इसका वरार लोटना ठीक न सममकर इसके स्थान पर मुहन्बर खाँ 
खेशगी को नियुक्त करा दिया । यह सुनते द्वी नवाव फत्तद जंग के 
पा, जो अदोनी को ओर गया था, गया पर उसे कोई ग्रोत्साहन 
नहीं मिला । यह लौट कर परबनी आम में जा वसा, जो उसकी' 
जागीर में था और पाथरी से वारह कोस' पर था। नानदेर के 
मिले हुए महालों में इसने करोड़ी का साप्तना किया । यय्पि उच्त- 
खाँ ने इसे उचित मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया पर इसने' 
अपनी मूखता नहीं छोड़ी । अंत में यह पकड़ा गया और बहुत 
दिन तक्र कारागार में रहा । जब इसके पुन्न मुकरब खाँ ने, 
जिसकी जीवनी में इस सबका उल्लेख है, सेवा में तरकी पाई, 
यह उसकी प्राथना पर मुक्त हुआ । वालकंदा में पचास सहस्न, 


( २४० ) 


जब शादजादा औरंगजेब ने म्ुुअज्मम खाँ को केद कर 
लिया, जो आक्षानुसार अपनी सेना के साथ दरवार जा रहा था 
और किसी तरह वहीं रुक रद्दा था, और दक्षिण में अपनी नजर 
कैद में रो रखा तव दाराशिकोह ने यह सुन कर निम्वय॒तः 
समझ लिया कि यह काय खाँ तथा औरंगजेव की राय से हुआ 
है और यही शाहजहाँ को समम्का दिया। मुहम्मद अमीन पर 
अकारण शंका को गई और दारा ने केद करने की आज्ञा 
बादशाह से लेकर उसे घर से बुला केद कर दिया । तीन चार 
दिन वाद उसकी निर्दोधता साबित होने पर बादशाह ने दारा की 
कैद से उसको छुट्टी दिछा दी | दारा के पराजय के बाद विजय 
का झंडा फहराने के दूसरे दिन मुहम्मद्‌ अमीन अभिवादन करने 
पहुँचा, जब औरंगजेब की उपस्थिति से सामूगढ़ का शिक्ारगाह 
चमक उठा था । इसका अच्छा स्वागत हुआ और इसे चार 
इजारी ३१००० सवार का मंसव मिला। उसी महदीने में यह 
मीरबख्शी नियत हुआ । शुजाअ के साथ के युद्ध में जब राजा' 
जसवंत सिंह ने कपटाचरण किया और औरंगजेब की सेना से 
हट कर दारा से मिलने के लिए जल्दी से स्वदेश चढा गया तब 
बुद्ध के अनंतर वहाँ स लौटने पर मुहम्मद अमीन उसे दंड देने 
कु लिए सुसज्जित सेना के साथ भेजा गया। पर दारा, जो 
अहमदावाद से अजमेर आ रहा था, पास आ पहुँचा तब मुहम्मद 
अमीन पुष्कर स लोट कर बादशाही सेना से आ मिला । २ रे 
वे इसका संसव पाँच हजारी ४७००० सवार का हो गया और 
५ वेंब५ १००० सवार ओर बढ़े। 

जब ६ ठे बष के आरभ में मोर जुमला वंगाढ में मर गया! 


१५. असीन खाँ मीर मुहम्मद अमीन 


यह सुअब्जम खाँ मीर जुमछा अर्दिस्तानी का पुत्र था। 
तैलंग के शासक कुतुबशाह का इसके पिता पर अत्याचार जब 
शाहजादा औरंगजेब के अयास से रुक गया तव यह कारागार से 
छूट कर सुलतान मुहम्मद के यहाँ उपस्थित हुआ, जो उस आंत 
पर आगे भेजा गया था। यह, सुढतान मुहम्मद से हैदराबाद से 
चारह कोस पर मिला और इसका भय छूट गया । शाहजदों के 
३० थें वर्ष में यह अपने पिता के साथ शाही सेवा में भर्ती हो 
गया । जब यह बुहोनपुर आया तब वषों और बीमारी से यह 
पीछे रह गया | इसके अनंतर यह दरबार आया और खिलअत 
तथा खाँ की पद्‌वी पाईं। उसी चष मुअज्ञम खाँ मीर ज्ुमछा 
को शाहजादा औरंगजेब के पास जाकर आदिलशाही राज्य 
सष्ट करने की आज्ञा मिली ओर मुहम्मद अमीन को एक 
हजार जात उन्नत्ति मिल्ली तथा इसका पद तीन हजारी 
१००० सवार का हो गया। इसे इसके पिता के लौटने चक 
नाएवं वजीर का काये करने की आज्ञा,मिली। ३१ दें ब्ष में 
कुछ ऐसे कार्यों से, जो पसंद नहीं किए गए, सुअज्ञम खाँ दीवानी 
से उतार दिया गया तो मुहम्मद अमीन खा भी अपने पद से 
हटाया गया । पर इसकी सत्यतता तथा योग्यता शाहजहोँ समझ 
गया था इस लिए ५०० सवार की तरक्की और जड़ाऊ कछम- 
दान देकर उसे दानिशर्ंद खॉ के स्थान पर, जिसने त्यागपत्न 
दे दिया था, मीरबख्शी नियत कर दिया | 


( र४२ ) 


डालती है और भहम्मन्यता से शत्रु प्रसन्न होता है तथा उसका 
फल पराजय होता है एवं ओद्धत्य ध्णोत्पादक होकर अंत बुरा 
कर देता है | खाँ ने हृठ पूर्वक ऐश्वय तथा बैमव का कुल सामान 
लेकर पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुझ जाने और 
उपद्रवी अफगानों को दमन करने का निश्चय किया । 

१५ वे वर्ष ३ मुदरंम सन्‌ १०८३ हि० (२१ अग्रेल 
१६७२ इ० ) को खेवर पार करने के पहिले समाचार मिला कि 
अफगानों ने इसक्रा विचार जान कर रास्ते वंद्‌ कर दिए हैं और 
चींटी तथा टिडडी से खंख्या में बढ़ गए हैं । खाँ ने अपने 
धमंड में उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया ओर आगे बढ़ा | 
कच में सतकता की कमी तथा कपट के कारण वद्दी घटना घटी, 
जो अकबर के समय जैन खाँ कोका, हकीम अयुलू फतद् और 
राजा वीरवछ पर घटी थी । अफगानों ने चारों ओर से आक्रमण 
छिया और तीर कथा पत्थर की वौछार करने लगे। सेनाएँ 
गड़बड़ा गई और मलुष्य, घोड़े तथा हाथी एक दूसरे पर दोई 
पड़े । कई सहस्र ऊँचे से गढ्ढों में गिर कर मर गए । मुहम्मद 
अमीन अहंकार से मरना चाहता था पर इसके सेवक इसकी 
लगाम पकड़कर उसे छौटा लाए | अपने सम्मान का कुछ विचार 
न कर यह्‌ उस्ती बुरी हालत में पेशावर फ़ुर्ती से चला गया । 
इसका योग्य पुत्र अच्दुल्छा खाँ उसी गड़बड़ में मारा गया। 
इसका सामान छुट गया और बहुत से आदमियों की स्त्रियाँ कैद 
हो गई। सुददृम्मद अमीन की युवा लड़की ओर इसकी कई स्त्रियाँ 
भारी रक्त देने पर छूटी । 

कहते हें कवि इस घटना के वाद खाँ ने बादशाह को लिखा 


( २४१ ) 


तब शाहजादा मुहम्मद मुअज्जम शोक सनाने तथा सांखना 
देने मुहम्मद अमीन के घर गया और इसे बादशाह के पास 
लिवा छाया | इसे खिलअत दी गई। १० वें वर्ष में यूसुफजई खेल 
की सेना ओहिंद मे जमा हुई, जो उस पावत्य देश का मुख है, 
और गड़बड़ मचाई तब मुहम्मद अमीन योग्य सेना के साथ उन्हें 
दंड देने भेजा गया । खाँ के पहुँचने के पहिले यद्यपि शमशेर खाँ 
तरीं उस जाति को परास्त कर दंड दे चुका था पर तब भी खाँ 
उस प्रांत में गया और उसे लूट पाठ कर वादशाही आज्ञानुसार 
लौट आया | इस पर यह्‌ इत्राहीम खाँ के स्थान पर छाद्दौर का 
सूबेदार नियत हुआ । १३ वें बर्ष में यह महाबत खाँ द्वितीय के 
स्थान पर नियुक्त हुआ । इसी वर्ष प्रधान मंत्री जाफर छा मरा 
और असद खाँ उसका नाएब होकर काम करता रहा। बादू- 
शाह ने यह समझ कर कि केवल प्रथम कोदि का अफसर ही 
यह काम कर सकता है, मुहम्मद अपमीन को द्रबार बुलाया । 
१४ वें बप यह आया और इसका शाहजादों के समान स्वागत 

हुआ । यद्यपि यह अपनी का्य-च्षमता तथा अनुभव के लिए 
प्रसिद्ध था पर इसमें कुछ दोष भी थे और इसने मंत्रित्व कुछ 

शर्तों पर स्वीकार किया जो बादशाह के स्वभाव के विरुद्ध थीं तथा 

इसके विरोध और कथन से उसको कष्ट पहुँचता था। 

भाग्य के छेखानुसार कि इस पर बुरे दिन आवें इसने कावुल 

जाने तथा वहाँ शांति स्थापित करने की छुट्टी ले ली । इसे शाही 

उपहार मिले, जिसमें चाँदी के साज सहित आडस गुमान नामक 

हाथी भी था। घमंड का रंग कुछ न कर केबल मुख को पीला 

कर देता है, अहंता के मोछ की हवा भाग्य पर पराजय की घूल 

१६ 


( २४४ ) 


पर सचाई और इमानदारी में अपने समय का एक ही था। 
इसने बराबर न्याय करने का प्रयाख फिया। इसको स्मरण- 
शक्ति तीत्र थो । जीवन के अंतिम अंश में, जब यह गुजरात का 
शासक था, यह बहुत ही थोड़े समय में पवित्र ग्रंथ का हाफिज 
हो गया । यह कट्टर इमामिया था। यह हिंदुओं को अपने 
अंतःपुर में नहीं आने देता था। यदि कोई बड़ा राजा इसे 
देखने आता, जिसे भीतर आने से नहीं रोक सकता था, तो यह 
घर घुलवाता, शतरंजी हटवा देता और अपने कपड़े बदलता | 


न्‍ ( २४३ ) 


पक्रिजो भाग्य में लिखा था वह हुआ पर यदि वह काय इसे 
फिर सौंपा जाय तो यह उस काय को ठीक कर लेगा। बादशाह ने 
राय को तब अमीर खाँ ने कहा कि 'चौटेल सूअर की तरह 
मुहम्मद अमीन शत्रु पर जा टहूटेगा, चाहे अवसर उपयुक्त हो 
यान द्वों। इस पर इसका संखब, जो छः हजारी ५००० 
सवार का था, एक हजार जात से घटाया गया और यह गुज- 
रात का शासक नियत हुआ | इसे आज्ञा हुई कि वह दरबार में 
न उपस्थित द्ोकर सीधा वहाँ चछा जाय | वहाँ यह बहुत दिनों 
तक रहा और २३ वें वष में जब भौरंगजेब अजमेर में था तब 
यह घुलाया गया और सेवा की | यह राणा के साथ उदयपुर 
गया और शाही कृपाएँ पाकर चित्तौड़ से छुट्टी पाई। यह 
२७ वें वर्ष ८ जमादिउलू आखिर सन्‌ १०९३ हि० (४ जून 
१६८२ ६० ) को अहमदाबाद में मर गया। सत्तर लाख रुपये, 
एक लाख पेतीस हजार अशर्फो और इलत्राहीमी तथा ७६ हाथी 
और दूसरे सामान जब्त हुए । इसके आगे कोई छड़का नहीं था। 
सैयद्‌ मुहस्मद इसका भाँजा था और इसका दामाद सैयद 
सुलतान कराई उस पविन्न स्थान का एक प्रमुख सेयद्‌ था। 
वह पहिले हेदरावाद आया | वहाँ के शासक अब्दुल्ला कुतुब 
शाह ने उसे अपना दामाद चुना। जिस दिन निकाह होने को 
था उस दिन वड़ा दामाद सीर अहमद अरब, जिसके हाथ से 
कुछ प्रबंध था और जो इस काये का मध्यस्थ था, सेयद्‌ 
से कहा सुनी करने लगा और यह बात यहाँ तक बढ़ी कि उस 
बेचारें सेयद्‌ ने कुल सामान में आग लगा दो और चला आया। 


यद्यपि मुहस्मद अम्ीन घमंडी और आत्मश्छाघापूर्ण था 


भ 


५७. अमीर खाँ खबाफी। 


इसका नाम सैयद भीर था और यह शेख मीर का छोटे 
भाई था । जब औरंगजेब दारा के प्रथम युद्ध के बाद आगरे से 
दिल्ली जा रहा था और सार्ग में मुरादबख्श को केद कर, जिसने 
घमंड दिखलाया था, दिल्‍ली ढुगे में भेज दिया, तब उसने 
अमीर खाँ को दुगोध्यक्ष नियत कर खिलअत, घोड़ा, अमीर खाँ 
की पद्‌वी, सात सहस्न रुपये और दो हजारी ५०० सवार का 
मंसब दिया । १ म ब्ष में यह मुरादवर्श को ग्वालियर ढुगे में 
पहुँचा कर शाद्दी सेना में लौट आया । अजमेर के पास के 
युद्ध में जब शेख मीर शाही सेवा में मारा गया तब अमीर खाँ 
को चार हजारी ३००० सबार का संसब मिला । ३ रे व यह 
योग्य सेना के साथ वीकानेर के भूम्याधिकारी राव करणको 
दंड देने पर नियत हुआ, जो शाइजहाँ के समय दृक्षिण की 
सेना में नियत था पर औरंगजेब तथा दारा शिकोह के युद्ध 
में वहाँ से बिना आज्ञा के अपने देश चला गया था। जब 
यह बीकानेर की सीमा पर पहुँचा तब राव कर को, जो 
सम्मानपूर्वक आकर उपस्थित हो गया था, दरबार लिवा' 
लाया। ४ थे वर्ष यह मद्दावत खाँ के स्थान पर काबुल का 
शासक नियत हुआ और इसे खिडआअत, खास तलवार और 
मोती जड़ी कटार, एक फारसी घोड़ा, खास हाथी और पाँच 
दजारी ५००० सवार का मंसखव, जिसमें एक सहस्र दो अस्पः सेह्द 


५६. अमीनुद्दोला अमीनुद्दीन खाँ 
बहादुर संभली 


यह संभल का एक शेखजादा था, जो शाजधानी के उत्तर- 
पूचे है | इसका वंश तमीम अनसारी तक पहुँचता था। इसने 
जहाँदार शाह की सेवा आरंभ की और फरुंखसियर के समय 
यह एक यस्रावल्न नियत हुआ । मुहम्मद शाह के समय में यह 
मोर-तुजुक के पद्‌ तक पहुँच गया । क्रमशः यह चार हजारी और 
वाद को छः हजारी ६००० सवार के मंसव तक पहुँच गया तथा 
इसको अमीनुद्देला की पद्वी और संभल की जागीर मिली, जिसकी 
आय तीन लाख थी। उस्ची राज्य-काल में नादिर शाह के 
भारत से चले जाने पर यह मर गया । इसने कई मकान, वास 
ओर सराय अपने देश में वनवाए। इसके पुत्रों में ममीनुद्दीन खाँ 
और अशंद्‌ खाँ प्रसिद्ध हुए । 


3८. अमीर खाँ मीर इसहाक, उमद्तुल मुल्क 


यह अमीर ज्ाँमीरमीरान का छड़का था। आरंभ में 
इसकी पद्वी अजीजुद्य खाँ थी। महम्मद्‌ फरुखसियर के 
साथ जहाँदार शाह के युद्ध में अच्छी सेवा को, जिससे विजय 
के बाद शब्ाध्यक्ष और शिकारी चिड़िया घर का दारोगा नियत 
डुआ। महसम्मद शाह के दूसरे वर्ष जब हुसेन अली खाँ 
बादशाह के साथ दक्षिण को रवाना हुआ तव यह कुतुबुलमुल्क 
के साथ बिल्ली चला आया। इसके अनंतर जब कुतुचचु लूमुस्क 
सुलतान इत्नाहीम को साथ लेकर वादशाह का सामना करने पहुँचा 
तब उक्त खाँ हरावल में नियत था। कुतुबु छमुल्क के पकड़े जाने 
पर यह एक वाग में जा छिपा । इसी समय यह सुन कर # 
सुलतान इत्राह्यीम बड़ी दुर्देशा में उसी घादी में घूम रहा है व 
इसने उसको वाग में लाकर बादशाह को श्रार्थना पत्र लिखा और 
उक्त सुछतान को अपने साथ ले जाऋर क्ृपापात्र वन गया। ' उक्त 
राज्य में वहुत दिनों तक तीखरा वरुशों रह्या। बादशाह विषय 
वासना में मस्त था इसलिए इसकी रंगीन बातें बादशाह को बहुव 
पसंद आईं और इस कारण बादशाही मजलिस का एक सभ्य 
दो गया। क्रमशः इसको अच्छा मंसव और उम्रदतुल्‌ मुल्क की 
पद्‌वी मिल गई । बादशाह स्वयं कुछ काम नहीं देखते थे इसलिए 
दूसरे सरदारों ने इससे ईर्ष्या करके बादशाइ से बहुत सो चुगली 
गई, जिससे यह सन्‌ ११५२ हि में इलाहाबाद का शासक 


( र४७ ) 


अस्प: थे, मिला । 5 ठे बष में बादशाही छवाजिसे के काश्मीर से 
लाहौर आने पर यह द्रबार बुछठाया गया और कुछ दिन बाद 
इसे उक्त प्रांत पर जाने की छुट्टो मिछी । ८ वें वर्ष यह दुखरी बार 
दरबार आज्ञानुसार आया, इस पर कृपा हुई और काबुछ लौट 
गया । ११ वें वर्ष यह वहाँ से हटाया गया तथा द्रबार आया | 
इससे त्यागपन्र दे दिया था, इसलिए राजघानी में रहने लगा । 
१३ वें वर्ष सन्‌ १०८० हि० ( १६६९-७० ई० ) में यह मर 
गया । इसे कोई लड़का न था इसलिए शोक के खिछअत इसके 
भाई शेख मीर खबाफी के लड़कों को दी गई। 


१६, अमीर खाँ मीर मीरान 


यह खलीलुल्ला खाँ यज्दी का लड़का था। इसकी मांता दमीदा 
बानू वेगम सेफ खाँ की पुत्री और यमीनुद्दोला आसफ खाँ की 
दौद्दित्री थी। शाहजहाँ के १९ वें वर्ष में पाँच सदी १०० खबार 
की तरक्की होकर इसका मंसब डेढ़ हजारी ५०० सवार का हो गया 
ओर यह मीर-तुजुक नियत हुआ । ३१ वें वर्ष में खलीछुछ्ा खाँ 
जब दिल्ली का अध्यक्ष नियत हुआ तब इसे मीर खाँ को पदवी 
ओर पिता के साथ जाने की आज्ञा मिछी। औरंगजेब के 
राज्यकाछ में यह अपने पिता की मृत्यु पर संसव में तरक्की पाकर 
जम्मू के पार्वत्य आंत का फौजदार नियत हुआ । १० वें वध में यह 
मुहम्मद अमोन खाँ मीर बख्शी के साथ नियत हुआ, जो यूसु्फ 
जई की चढ़ाई पर जा रहा था । सेनापति ने इसने एक टुकड़ी के 
साथ ढंगर कोट के पास शहबाज गढ़ के प्रांत में भेजा और 
इसने यूसुफजइओं के गाँबों को छड डिया और तब कड़ामार 
पहाड़ के मैदान में आकर अन्य कई प्रामों में आग लगा दी | 
यह्‌ बहुत से पशुओं के साथ पड़ाव पर लौटा । १२ वें बे में यद 
हसन अछी खोॉँ के स्थान पर मंसवदारों का दारोगा नियत हुआ | 
इसी वर्ष अलीवर्दी खाँ आलमगीरी की मृत्यु पर यह इलाहाबाद 
का अध्यक्ष नियत हुआ और इसको चार हजारी ३००० सवार 
का मंसव मिला, जिसमें सवार दो अम्पा थे । १७ वें वर्ष में 
यह अपने पद से हटाया जाने पर दरबार आया और उसी कारण- 


( २४९ ) 


नियत दो गया । सन्‌ ११५६ हि० (१७४३ ३०) में चुलाए जाने 
पर वहाँ से लौटा और इस पर शाही कृपा अधिक हुईं। इसकी 
प्राथना पर अवध का सूवेदार सफदर जंग, जिन दोनों में बड़ी 
मित्रता थी, दरचार बुलाया जाकर तोपखाने का दारोगा नियत 
हुआ । ये दोनों एक मत होकर मुहम्मद शाह को अली मुहम्मद 
खाँ रुद्देला पर चढ़ा छे गए, जिसका वृत्तांत अलग दिया गया है, 
परंतु एतमाठुद्दोला कमरुद्दोन खाँ के वैमनस्य के कारण कुछ न कर 
सके । उस समय सबके मुख पर यही था कि यह वजीर हो | 
२३ जीहिज्या सन्‌ ११५९ हि० को यह बुलाएं जाने पर द्रबार 
गया । जब दीवान खास के द्रवाजे पर पहुँचा तब इसके एक 
नए नौकर ने इसको जमधर से मार डाला । यह्‌ हाजिर जवाबी और 
विनोद में एक था। बादशाह की मुसाहिबत किसी को भी काम 
नहीं आती । बहुत से गुणों में यह कुशल था। शैर भी कहता था 
और अपना उपनाम अंजाम! रखा था । उसका एक शैर यों है-- 
सुखी लोगों के समूह के विपय में में खाक जानता हूँ । 
कि आराप्त से सोने के लिए इंट के सिवा दूसरा तकिया नहीं है |॥ 


( रध२ ) 


उपद्रवियों ने, जो अपनी भूमि में रहते थे और जिन्होंने कभी 
कर देना स्वीकार नहीं किया था, अधोनता स्वीकार कर ढी। 
संक्षेप में यह हुआ कि उस प्रांत का कार्य शांत रूप से चलने 
लगा और प्रकट रूप में वहाँ शांति रहने लगी। इसके वाद 
ओऔरंगजेब के समय में जव प्रांताध्यक्तमणण आलसी तथा आराम- 
पसंद होने छगे तब अफगानों ने फिर सिर उठाया और वर के 
खोते बन बैठे । वे चींटियों तथा टिड्डियों से संख्या में बढ़ कर 
थे और कौवों तथा चीलों के समान उस ग्रांत पर टूट पढ़े 
क्योंकि शाही सेनाओं ने इन बलवाइयों से छुट जाना स्वीकार 
कर लिया और उच्च अफसरगण इनसे सामना द्वोने पर अपने 
को छुट जाने या मरने देते थे पर सामना नहीं करते थे । अंत में 
शाही सेना का झंडा हसन अबव्दाल पहुँचा और बहुत से उपाय 
सोचे गए पर वैमनस्य का सूत्र नहीं निकल सका | छाहौर लौटने 
पर शाहजादा मुहम्मद मुअज्जम शाह आलम वहांदुर इस कार्य के 
जिए चुने गए । शाहजादे ने अपनो दूरदर्शिता से या गुप्त ज्ञान से, 
जैसा कि भाग्यवानों को बहुधा होता है, यह निम्यय कर कि उस 
प्रांत की शांति-स्थापन अमीर खाँ की नियुक्ति से संबद्ध दै, इस 
वात को दरबार को लिखा। २० वें वर्ष में ४ मुदरम सन्‌ १०८८ 
हि० (२१ फरवरी सन्‌ १६७७ ई० ) को आजम खाँ कोश 
के स्थान पर उक्त खाँ प्रांताव्यक्ष नियत हुआ । अगर खाँ हरावढ 
में था और पेशावर के पास ही से अफगानों को दंड देना आरंभ 
क्रिया गया । इसके वाद सेना लमगानात पहुँची । अगर खाँ ने उस 
स्थान के आसपास अफगानों को मारने के बड़ी क्षमता दिखलाई 
और एमल खाँ से दंद्व युद्ध किया, जिसने शाह की पदवी 


( २४५१ ) 


वश यह कुछ दिन के लिए मंसब से भी हटाया गया। उसो 
वर्ष यह फिर वहाल हुआ और इस पर किर कृपा हुईं। १७ वें 
वर्ष में इसे एरिज के फ्ौजदारी की नियुक्ति मिली पर इसने 
अस्वीकार कर दिया, जिससे इसका मंसव छिच गया और यह 
एकांतवास करने छगा । १८ वें वर्ष में यह फिर कृपा में लिया 
गया, अमीर खा की पदवी पाई और मंसब बढ़ा । इसे बिहार का 
शासन मिला । वहाँ इसने शाहजहाँपुर और कांतगोछा के 
आलम, इस्माइल और अन्य अफगानों को दंड देने में प्रयत्न 
किया और जब वे एक दुर्ग मे छिपे हुए थे तब उनको पऋड़ 
लिया । १९ वें बे यह दरबार आया और शाह आलम बहादुर 
की काबुल पर चढ़ाई में साथ गया । 
बहुत दिलों से यह श्रांत अफगानों के बस जाने के कारण 

उपद्रवों का स्थल बन गया था | अकबर के समय यह ऐसा विशेष 
रूप से हो गया था। प्रत्येक अवसर पर यहाँ विद्रोह हो जाता ।' 
इन विद्रोहात्मक जीवों को नष्ट करने के छिए कई बार शाही 
सेनाश्रों ने अपने धोड़ों के खुरों से इसे कुचछा । जब बदला और 
रक्तपात से यह भर उठता तब यद्यपि इनमें से बहुत से दूर चले 
जाते पर चिनगारी नहीं बुझती थी और पुरानी बातें फिर उठ जाती 
थीं। सईद खॉ बहादुर जफर जंग ने वहुतसे कांटे जड़ से निकाल 
दिये मौर वाद को शाहजदाँ की सेना राजघानी काबुल आई तथा 

वलख बदुख्शों को विजय करने को वरावर सेनाएं यही से होकर 

जाती आती रदीं | यहीं से कंघार की चढ़ाई पर की सेनाएँ गई। 

इन अवसरों पर बहुत से अफगानों ने उपद्रव करना छोड़ कर 

अधीनता के अंचल के नीचे सम्मान का पैर रखा । वहुत से 


( २४४ ) 


भी सुम्राप्ति है । अपने विचारों के वाग में उसने जो कलम लगाए 
सभी फल देने वाले पेड़ हो गए। उसकी कार्य-पढ्टी पर ऐसा 
कुछ न छिखा, जो सफल न हुआ द्वो । उसकी आशाओं के 7७ 
पर ऐसा कुछ नहीं दिखलाया, जो पूरा न हुआ हो । इसने कृपा 
की डोरी से अफगान मुखियों को, जो अपने गन तथा शिर 
आकाश से भी झँचा रखते थे, ऐसा खींचा कि वे आज्ञाकारी 
हो गए और सचाई तथा मिन्नता से उन जंगलियों को ऐसा 
-बश किया कि वे उसके शासन के शिकारवंद के स्वतः अनुगामी 
हो गए । अपने सत्य विचार के जादू से उप जाति के मुघियों 
में आपसकी लड़ाई की शतरंज विछ गई और वे एक दूसरे पर 
द्ृद पड़े । आशय तो यह था कि ये सभी अपना कार्य ठीक करने 
में अमीर खाँ से राय लेते थे । 

कहते हैं कि एक बार कुछ अफगान जाति एमल खाँ के 
झंडे के नीचे नहीं आई । उस पावत्य प्रांत के हर एक आदमी 
कई दिन का खाना लेकर उपस्थित हो गए । बड़ा शोरगुल 
मचा और बहुत लोग जमा हो गए। काबुछ के सूबेदार की 
सेना को इसका सामना करना असंभव था । अमीर खाँ कष्ट में 
पड़ गया और अब्दुल्ठा खाँ खेशगी से, जो मंसबदारों तथा 
-सहायकों का एक मुखिया था और चालाकी तथा घूतता में 
प्रसिद्ध था, प्रत्येक जाति के मुखियों को भूठे पत्र इस आशय के 
लिखवाए कि 'हमछोंग वहुत दिनों से छिसी गुप्त भलाई के लिए 
प्रतीक्षा कर रहें थे कि साम्राज्य अफगानों को प्रिज्ष जाय | 
ईश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए कि वह आशा पूरी द्वो रही दे । 
'प्रतु जिस मनुष्य को गद्दी पर वैठाना चाहते हो उसके स्वभाव 


( रए३ ) 


धारण कर पहाड़ों में अपने नाम का सिक्का ढाला था। इसने अपना 
साहस हृढ़ता से डेंटे रहने में दिखलाया, जब कि उसके साथी 
भाग गए थे | करीब था कि वह मारा जाता पर उसके कुछ 
हितैपियों ने उसका द्विंत साधन कर उसकी बाग पकड़ छी और 
उस भयानक स्थान से उसे निकाल ले गए । अमीर खाँ ने अपनी 
सेना की शक्ति दिखला कर क्रमशः उन्त सभ्यता के राध्य के 
अजनबियों के प्रति ऐसी शांति-पू्ण तथा सदय कार्यवाही की कि 
उन जातियों के मुखियों ने अपना वहशीपन तथा जंगलीपन छोड़ 
दिया और बिना भय के इससे आकर मिलने लगे । उन सबका 
द्विसाव ठीक कर लिया और अपने बाईस वप के शासन में वह 
कभी किसी घटना में नहीं पड़ा और न कभी नीचा देखा । ४२ दें 
वर्ष के १७ शब्वाल सन्‌ ११०९ हि० ( २७ अप्रैल सन्‌ १६९८ 
३० ) को यह मर गया । यह इमामिया धर्म का था और ईरान 
के बिद्वानों तथा साधुओं के लिए बहुत घन भेजता था। यह्‌ 
राजघानी में अपने पिता के मकबरे में गाड़ा गया। यह चुद्धि 
तथा दूरदर्शिता से पूर्ण अफसर था| अच्छा द्वोता यदि इसके 
समय के मुंशी और विचारवान लोग इसके हृदय के हाशिए से 
उपायों के चित्र, पूरे या अधूरे ले सकते । उसकी विचार-शक्ति 
राज्य के हृदय से उपद्रव का ओछापन हटा देती और उसकी 
अनुक्रम-उंगली समय की नाड़ी पहचान लेती तथा नस को पकड़ 
लेती, जिससे विद्रोह सो जाता । उसके योग्य हाथों ने अत्या> 
चारियों के हाथों को अधीनतवा स्वीछार करायी ओऔर उसके कम 
रूपी पैरों ने डांछेजनी के पेरों को दवा दिया | उसने शक्ति की नीवें 
गिरा दी | उसने भत्याचार के डेनों को काट डाला। ऊँचा भाग्य 


( २५६ ) 


बहुत दिन काबुल में दीवान रह चुका था और अब खालसा का 
दीवान था, और कहा कि बड़ी दुःखप्रद घटना अथोत अमीर खाँ 
की मृत्यु हो गई है । वह प्रांत जो किसी भी सीमा तक विद्रोह तथा 
उपद्रव के लिए तेयार रहता है, अरक्षित पड़ा है और यह भय 
है कि दूसरे शासक के पहुँचने तक वहाँ वलवा हो जाय । अशेद्‌ 
खाँ ने हठ छिया कि अमीर खाँ जीवित है, तब बादशाह ने शाही 
रिपोर्ट उसके हाथ में दे दिया तब उसने कह्दा कि 'में यह स्वीकार 
करता हूँ पर उस श्रांत का शासन साहिब जी ही का है । जब तक 
यह जीवित है तब तक उपद्रव की आशंका नहीं |” औरंगजेब ने 
तुरंत उस योग्य प्रबंधकर्ता को लिखा कि शाहजादा शाह आलम 
के पहुँचने तक वह अबंधकाय देखे । 

कहते हैं कि उस अशांत प्रांत में शासकों का आना जाना 
खतरे से खाली नहीं था, तब एक मत प्रांताध्यक्ष के पड़ाव को 
सुरक्षित निकल जाना असंभव था । इस कारण साहिब जो ने 
अमीर खाँ की मृत्यु इस प्रकार छिपा ली कि उसकी कुछ भी 
खबर न उड़ी । उसने अमीर खाँ से मिलते जुलते एक आदमी 
को ऐनादार पालकी में बैठा दिया और मंजिल मंजिल कूँच 
आरंभ कर दिया । प्रतिदिन सैनिकगण उस्रे सलाम करते और 
छुट्टी लेते । जब वाव॑त्य श्रांत से बाहर आ गए तब शोक कार्य 
पूरा किया गया। 

कहते हैँ. कि बहादुर शाह के पहुँचने तक, और 8समें 
बहुत समय लग भी गया था, साहिव जी ने उस प्रांव के 
शासन का बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा था। अमीर खो का 
शोक मनाने के लिए बहुत से मुखिये आए थे। उसने उन 


( २४५ ) 


से हम लोग परिचित नहीं है | यदि वह साम्राज्य के योग्य हो तो 
हमें लिखिए, हम भी उसके पास चले क्‍योंकि मुगछों की सेवा 
लाभ-रद्दित है ।” उत्तर में उन सब ने एमल खा की प्रशंसा लिख 
कर इसे आने को बहुत तरह से लिखा । अच्दुल्ला खाँ ने प्रत्युत्तर 
में फिर लिखा कि ये गुण उत्तम हैं पर राज्य-कार्य में सर्वोत्तम 
गुण हर जाति की प्रजा के छिए समान न्याय तथा विचार दे । 
इसकी जाँच के लिए कृपा कर पूछिए कि यह्‌ श्रांत विजय करने 
पर वह उसे किस प्रकार सब जातियों में वितरित करेगा। यदि 
ऐसा करने में वह द्िचके या पक्षपात करे तो वह वात श्रत्यक्ष हो 
जायगी ।' जातियों के मुखियों ने इस राय पर कार्य करना 
आरंभ किया और एमल खाँ को समाचार भेजा। वहू एक 
छोटे से प्रांत को इतने आदमियों में किस श्रकार बाँटे, इसी 
विचार में पड़ गया, जिससे उससे मूगढड़ा हो गया | बहुत सी 
मूर्ख तथा साधारण प्रजा चल दी। अंत में उसे वाध्य होकर 
बंटवारा आरंभ करना पड़ा । इसमें भी प्रकृत्या अपने दल्वालों 
का उसने पक्ठ लिया तथा संवंधियों पर ऋपा की, जिससे झगड़ा 
बढ़ गया । दर एक सुखिया अपने देश को चला गया और 
अब्दुल्ला साँ.को न मिलने के लिए लिखता गया । 
अमीर खाँ को स्त्री का नाम साहिब जी था, जो अलीमदांन 

खाँ अमीरुठू उमरा की पुत्री थी। वह अपनी बुद्धिमतचा तथा 
कार्यतान के छिए अजीव स्त्री थी। राजनीति तथा कोप-कार्य में 

भाग लेती और काम फरने में अच्छो योग्यता दिखलाती। 

कहते हैं कि जिस रात्रि को अमीर खाँ को मृत्यु का समाचार 

औरंगजेब को मिछा, उसने तत्काल अशेद खाँ को घुलाया, जो 


उसकी इसपर पूरी हुकूमत थी इसलिए यद्द बहुत छिपा कर रखे 
रखे था, जिनसे बहुत संतान थी। अंत में साहिबजी को र 
मालूम हुआ और उसने उनपर दया कर उनका पालन किया 
अमीर खाँ की मृत्यु के दो वर्ष बाद काथुल का कार संपादित व 
वह बुहोनपुर आई । उस्ने मक्का जाने की आज्ञा मिल चुकी : 
इस लिए वह अमीर खाँ के पुत्रों को दरवार भेज कर सूरत बंद 
की ओर चछ दी । इसके वाद जब अप्रीर खाँ को संपत्ति जॉाँ* 
गई तब साहिब जी को द्रवार आने की आज्ञा भेजी गई प 
आज्ञा पहुँचने के पहिले उसका जहाज छूट चुका था । उस 
मक्का में बहुत घन बाँगा था इसलिए वहाँ के शासक तथा अर 
लोग इसकी बड़ी प्रतिष्ठा करते | अमीर खाँ के बड़े पुत्र को मी 
खाँ की पदवी और एक दजारी ६०० सवार का मंसब- मिला तः 
उस्रका विवाह बहरमंद खाँ मीर बख्शी की पुत्री के साथ हुआ 
बहादुर शाह के समय में यह आसफुदौला का नायब दो 
लाहौर का शासक नियत हुआ । उसका एक दूसरा पुत्र मिरन्‍ 
जाफर अकीदत खाँ था, जो वहादुर शाह के सम्रय में पटना 4 
शासक और बाद को शाहजादा अजीमुश्शान का बख्शी निय 
हुआ था। मिरज़ा इतन्नाहीम, मरहमत खाँ और मिरजा इसद्वाक अमी 
खाँ की जीवनी, जो अपने अन्य भाइयों से विशेष प्रसिद्ध हूं 
ओर ये दोनों तथा रुहुल्ला खाँ द्वितीय की स्त्री खदीजा बेगम एः 
माता से थे, अलग दी गई है। अन्य पुत्रों ने इतनी भी प्रसिः 
दीं प्राप्त की। जैसे हादी खाँ मरहमत खाँ की नायवी में पटने गय। 
सैफ खाँ पुर्निया का फौजदार हुआ और असदुड्ला खाँ निजामुलमुर्द 
आसफनाह की प्रार्थना पर दक्षिण का बख्शी बनाया गया | 


( आ४७छ ) 


सबको बड़े सम्मान से अपने पास ठहरा रखा था और अफगानों 
के पास समाचार भेजा कि वे अपनी प्रथा के अनुसार काये करें 
और उपद्रव तथा डॉकपन से दूर रहें और अपने स्थानसे न बढ़े । 
नहीं तो गेंद तथा मेदान प्रस्तुत है। यदि में जीती तो मेरा नाम प्रछय 
तक बना रहेगा।? उन सवने इसका औचित्य समझ छिया और अपनी 
प्रतिज्ञा वथा शपथ दुह्रराया और अधघीनता से अलग नहीं हुए । 
विश्वासपान्न आदमियों की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि यह 
यवित्र ख्री अपने योवन में एक तंग गली में पालकी पर जा रही 
थी कि एक शाही हाथी, जो सबमें मुखिया था, अपने पूर्ण 
घमंड में उप्तके सामने था पहुँचा। शांति रक्षकों ने उसे छौटाना 
चाहा पर महावत ने नहीं रोका, क्‍योंकि उसकी जाति घंमड 
से खाली नहीं और उसपर हाथी के बादशाही होने से उसका 
बंसड और भी बदू गया था । उसने द्वाथी को आगे बढ़ाया 
और यय्पि इधर के भनुष्यों ने अपने हाथ तूणीरों पर रकखे पर 
हाथी ने अपनी सूंड पालकी पर रख दिया ओर उस्ते मरोड़ कर 
कुचछ डालना चाहा । वाहकगण पालकी भूमि पर रख कर भाग 
गए। वह बहादुर स्ली पास के एक सरोफ की दूकान पर चढ़ गई 
और उसे वंद्‌ कर लिया । अमीर खो कई दिनों तक भारतीय लज्ना 
के कारण कऋ्द्ध रहा ओर उससे अलग होना चाहा पर शाहजहाँ 
ने उसको भत्सना की ओर कहा कि उसने मदोना काम किया 
और अपनी तथा तुम्हारी प्रतिष्ठा बचाई । यदि हाथी उसको 
अपने सूंड से लेपेट कर तमाप्त संसार को दिखाता तो कैसे 
उसकी प्रतिष्ठा बच रहती ।* 


अप्तीर खाँ को साहिब जी से कोइ संतान नहीं थी और 
हि 


( २६० ) 


खाने का दारोगा नियुक्त कर दिया। २८वें वर्ष के अंत में 
इसका दोष पाया गया और यह निमाज स्थान की दारोगा-गिरो 
से हटाया गया | २९ वें बप में जब शाहजादा शाहआलम बहादुर 
ओर खानजहाँ ने तैलंग के सुछतान अवुलहसन की सेना को 
परास्त कर हेदराबाद्‌ नगर पर अधिकार कर डढिया तब अमीर 
खाँ शाहजादे तथा सदारों के लिए खिछआत और रत्न आदि लेकर 
भेजा गया | कुछ और खास लोए भी मार्ग में साथ हो गए । जब 
वे हैदराबाद से चार कोस पर पहुँचे तव शेख्व निजाम हैद्रावादी 
उन पर ससैन्य टूट पड़ा । नजाबत खाँ और असालत खाँ, जिन्हें 
जफ़राबाद के अध्यक्ष कुछीज खाँ ने मार्ग प्रदर्शक के रूप में 
दिया था, शत्रु से पहिचान रदने के कारण उनसे जा मिले । रत्त, 
खिलअत और दूसरी वच्तु तथा व्यापार का सामान और साथ के 
आदमियों का कुल असवाब कारवाँ के सामान सद्दित छुट गया | 
मीर अब्दुलकरीम घायल होकर मैदान में गिरा और कैद 
होकर अबुल्‌हसन के सामने लाया गया। चार दिन बाद इसे 
गोलकुंडा से शाहजादे के पड़ाव तक, जो हैदराबाद के पाध था, 
पहुँचा कर लानेवाले लौट गए। मुहम्मद मुराद खाँ द्वाजिव 
यह सुन कर इसे अपने घर लाया और उससे भच्छा बतोव किया | 
जब इसके घाव अच्छे हुए तब यह शाहजादे के पास उपत्तयित 
हुआ और जो जबानो समाचार इससे कहे गए थे उसे कह्ढा | 
यहाँ से छुट्टी लेने पर यह खानजदाँ बद्मादुर के साथ गया, जो 
द्रबार घुलाया गया था और साम्राज्य की चौखट पर सिर 
रगड़ा | गोलकुंडा के घेरे में कंप-कोष का करोड़ी शरीफ खाँ 
दक्षिण के चारो प्रांतों का कर उग़ाइने पर नियत हुआ तब 


६०. अमीर खाँ सिंधी 


इसका नाम अब्दुलू करीम था और यह अमीर अवुलूकासिम 
नमकीन के पुत्र अमीर खो का लड़का था । जब इसका पितामह 
भक्तर में शासन करते समय वहीं रह गया तब अपना समाधि स्थल 
वहीँ बनवाया । इसका पिता भी ठट्ठा आंत में मरा और अपने 
पिता के पास गाड़ा गया। इस कारण इस घंश के बहुत से 
आदमियों का वह प्रांत जन्मस्थान तथा शिक्षाल्य रहा। इसी 
छिए इसने नाम में सिंधी अछ लगाया । ये वास्तव में हिरात 
के सैयद थे, जेसा कि इसके पूर्वजों के बृत्तांत में लिखा 
जा चुका है। अमीर खाँ की जीवनी में भी यद्द लिखा जा 
चुका है कि उसे भी अपने पिता के समान वहुत सी संतान थी । 
सी वर्ष की अवस्था में भी वह लड़के पेदा करते में न चूका । 
मीर अच्दुलू करीम भाइयों में सबसे छोटा था। केवल अमीरों 
के लड़के या खान:जाद ही बादशाहों की खास सेवा में रह सकते 
थे और इसी छिए खबास कहलाते थे । अमीर खाँ पहिले एक 
खबास हुआ और वाद को खबासों का दारोगा हुआ । इसकी 
जन्म पन्नी में उन्नति तथा सम्मान लिखा था, इससे यह २६ वें 
वष में जब बादशाह के आने से औरंगाबाद खुजिस्ता-बुनियाद 
कहलाया, तब यह निमाज के स्थान का दारोगा नियत हुआ। 
इसके बाद इस काये के साथ सात चौकी का रक्षक नियत हुभा | 
बादशाह ने इसको और तरक्की देने के विचार से इसे नवकाश- 


( २६० ) 


खाने का दारोगा नियुक्त कर दिया। २८वें बे के अंत में 
इसका दोष पाया गया और यह निमाज स्थान की दारोगा-गिरी 
से हटाया गया । २९ वें व में जब शाहजादा शाहआलम वहादुर 
और खानजहाँ ने तैलंग के सुल्तान अवुल्हृछन की सेना को 
परास्त कर हैदराबाद नगर पर अधिकार कर डिया तब अमीर 
खाँ शाहजादे तथा सदोरों के लिए खिछअत और रत्न आदि लेकर 
भेजा गया | कुछ और खाख लोग भी मार्ग में साथ द्वो गए । जब 
वे हैदराबाद से चार कोस पर पहुँचे तव शेत्व निजाम हैदरावादी 
उन पर ससैन्‍्य टूट पड़ा । नजाबत खाँ और असालत खाँ, जिन्हें 
जफ़राबाद के अध्यक्ष कुलीज खाँ ने मार्ग प्रदर्शक् के रूप में 
दिया था, शत्रु से पहिचान रहने के कारण उनसे जा मिले | रत्न, 
खिलअत और दूसरी वच्तु तथा व्यापार का सामान और साथ के 
आदमियों का कुल असबाब कारवोँ के सामान सदित छुद गया! 
मीर अब्दुलकरीम घायल होकर मैदान में गिरा और कद 
होकर अबुल्‌हुसन के सामने लाया गया। चार दिन वाद इसे 
गोलकुंडा से शाहजादे के पड़ाव तक, जो द्ैदराबाद के पाप था, 
पहुँचा कर लानेवाले लौट गगए। मुहम्मद मुराद खाँ हा्जिव 
यद्द सुन कर इसे अपने घर लाया और उससे भच्छा बर्ताव किया | 
जब इसके घाव अच्छे हुए तव यह शाहजादे के पास उपत्यित 
हुआ ओर जो जबानो समाचार इससे कहे गए थे उसे कहा! 
यहाँ से छुट्टी लेने पर यह खानजदाँ बढ्ादुर के साथ गया, जो 
द्रवार चुलाया गया था ओर साम्राज्य की चौखट पर सिर 
रगड़ा । गोलकुंडा के घेरे में कंप-कोष का करोड़ी शरीफ खाँ 
दृक्तिण के चारो प्रांतों का कर उगाहने पर नियत हुआ वब 


( २६१ ) 


अमीर प्वाँ उसका नायब नियुक्त हुआ | उसी समय यह दंड का 
अध्यक्ष भी नियत हुआ । ३३ वें वर्ष में दरबार आने पर कोष करोड़ी 
के काय के पुरस्कार में, जिसमे इसने कमी तथा मँहगी के स्थान पर' 
आधिक्य और सस्ती दिखलाई थी, इसे मुल्तफत खाँ की पदवी 
मिली । इसके बाद ख्वाज़ा हयात खाँ के स्थान पर यह आबदार- 
खाना का अध्यक्ष हुआ। ३६ वें वर्ष में यह वजीर खाँ शाहजहानी 
के पुत्र अनवर खाँ के स्थान पर खबासों का दारोगा नियत हुआ 
ओर एक हजारी मंसब पाया | यह औरंगजेब के मुँह लगापन 
तथा उसकी प्रकृति समझने के कारण अपने समय के लोगों को 
इष्यों का पान्न हो गया । ४५ वें वष में इज्े खानजाद खॉ की 
पद्‌वी मिली और बाद की उसमें मीर भी जोड़ा गया। इसके 
अनंतर सीर खाँ को पदवी हुई । ४८ वें व में तोरण दुर्ग विजय 
पर इसे अपने पिता की पदवी अमीर खाँ मिली । उस समय 
बादशाह ने कहा कि (तुम्दारे पिता मीर खाँ ने अमीर जाँ होने 
पर एक अक्तर “अलिफ” जोड़ने के कारण एक लाख रुपया 
शाहजहाँ फो नजर दिया था, तुम क्या देते हो १! उसने 
उत्तर दिया कि पवित्र व्यक्तित्व के लिए हजारों हजारों जीवन 
बलिदान हों । मेरा जीवन तथा संपत्ति बादशाह के छिए ही है । 
दूसरे दिन उसने याक्ृत लिपि में लिखा कुरान उपहार 
दिया, जिस पर वादशाह ने कहा कि “ठुमने ऐसी बल्तु मेंठ दी 
है कि यद प्रृथ्वी और इसमें का कुल सामान मिल कर उसकी 
बराबरी नहीं कर सकता।' वाकिनकेरा लेने पर इसका संसव 
पॉच सौ वढ़ कर तीन हजारी दो गया। औरंगजेब के राज्य के 
अंत काल में यद्द उसका साथी था और मुसाहिबी तथा विश्वास 


है. पक 


में, जो इस पर था, इससे कोई बढ़ कर नहीं था । दिन रात यह 
साथ रहता । मआसिरे-आलमगीरी में लिखा है कि वाकिनकेरा 
से तीन क्रोस पर देवापुर में बादशाह वीमार हुआ और रोग 
इतना तीत्र था कि कभी-कभी वहू प्रछाप करने छगता | 
उसकी अवस्था नव्बे तक पहुँच गई थी, इस लिए सब निराश 
होने छगे और देश भर इस विचार से कि क्या होगा धबड़ा उठा। 
अमीर खाँ कहता है कि “किस प्रकार उसने एक दिन 
बादशाह को, जब वह बहुत निबल था, यह शेर बहुत धोरे धीरे 
कहते छुना-- 
जब तुम अस्सी या नब्बे वर्ष को पहुँच गए । 
तब इस समय में तुम बहुत कष्ट पा चुके ॥ 
जब तुम सौ व की अवस्था को पहुँचो। 
तब जीवन के रूप में यह मस्त्यु है॥ 
जब यह मेरे कान में पड़ा तब मेंने कद कहा कि बादशाह 
जीवित रहें, शेख गंजवी निजामी ने ये शैर कहे थे पर वे 
इस शेर की भूमिका थे--- 
तब यह बेहतर है कि तुम प्रसन्नता रखो | 
ओर उस प्रसन्नता में ईश्वर का ध्यान करो ॥ 
बादशाह ने कह्या कि 'शैर को दुह्दराओ /” मैंने ऐसा कई 
बार किया तब उन्होंने छिख कर देने फा इशारा किया। मेवे 
लिख कर दिया और उन्होंने देर तक पढ़ा। शक्तिदाता ने उन्हें शक्ति 
दी और सुबद वह अदालत में आए। बादशाद ने कहा कि तुम्दारे 
शर ने हमे पूण स्वध्थता दी और निबलता के बदुछे ताकत दी। 
 तीत्र मेघाशक्ति तथा अच्छो विचार शक्ति का पुरुष 
"३ 


( २६१ ) 


अमीर खाँ उसका नायब नियुक्त हुआ | उसी समय यह दंड का 
अध्यक्ष भी नियत हुआ | ३३ वें वर्ष में दरबार आने पर कोष करोड़ी 
के काय के पुरस्कार मे, जिसमे इसने कमी तथा मँहगी के स्थान पर 
आधिक्य और सस्ती दिखलाई थी, इसे मुलतफत खाँ की पदवी 
मिली । इसके बाद ख्वाजा हयात खो के स्थान पर यह आबदार- 
खाना का अध्यक्ष हुआ। ३६ दें वर्ष में यह वजीर खॉ शाहजहानी 
के पुत्र अनवर खाँ के स्थान पर खबासों का दारोगा नियत हुआ 
ओर एक हजारी मंसच्र पाया । यह ओरंगजेब के मुँह लगापन 
तथा उसकी प्रकृति समझने के कारण अपने समय के लोगों की 
ईष्यों का पात्र हो गया । ४५ वें वर्ष मे इसे खानजाद खो की 
पदवी मिली और वाद को उसमें मीर भी जोड़ा गया। इसके 
ध्यनंतर मीर णाँ की पदवी हुईं । ४८ वें वष में तोरण दुर्ग बिजय 
पर इसे अपने पिता की पदवी अमीर खाँ मिली । उस समय 
बादशाह ने कहा कि तुम्हारे पिता मीर खाँ ने भमीर खाँ होने 
पर एक अक्षर “अलिफ” जोड़ने के कारण एक लाख रुपया 
शाहजहाँ को नजर दिया था, तुम क्‍या देते हो ? उसने 
उत्तर दिया कि पवित्र व्यक्तित्व के लिए हजारों हजारों जीवन 
बलिदान हों | मेरा जीवन तथा संपत्ति बादशाह के लिए ही है ।” 
दूसरे दिन उसने याक्रूत लिपि में लिखा कुरान उपहार 
दिया, जिस पर वादशाह ने कहा कि “तुमने ऐसी वस्तु भेंट दी 
है कि यह पृथ्वी और इसमें का कुल सामान मिल कर उसकी 
बरावरी नहीं कर सकता।” वाहिनक्रेरा लेने पर इसका मंसव 
पाँच सौ वढ़ कर तीन हजारी हो गया । औरंगजेव के राध्य के 
अंत काल में यह उसका साथी था और मुखसादिवी तथा विश्वास 


( २६४ ) 


भी आज्ञा मिल गई । इससे ज्ञात हो जाता हैं कि इसका 
कितना प्रभाव था और वादशाह के हृदय में इसका कैसा स्थान 
था। इसका विश्वास भी वहुत था। इसकी- आज्ञा पर व्यापारी लोग' 
हर एक प्रांत का माल आधे और तिहाई दाम पर भेज देते थे। 
यह इसे समझ जाता और गुप्त रूप से जाँच कर ठीक दाम 
मालूम कर लेता था। औरंगजेब की मृत्यु पर इसने मुहम्मद 
आआजमशाह का साथ दिया पर इसके पास सेना तो थी ही नहीं 
इसलिए यह सामान के साथ ग्वालियर में रह गया। जब 
बद्दादुर शाह बादशाह हुआ और पहिले के अफसरों' को चाहे वे 
अनुगामी या विरोधी थे, तरक्की मिली तव अमीर खाँ को भी' 
तीन हजारी ५०० सवार का मंसव मिला पर इसका वह प्रभाव 
तथा ऐश्वर्य नहीं रह गया । यह निराश्रय सा हों गया और 
आगरा दुग की अध्यक्षता स्वीकार कर एकांतवासी हो गया और 
न देखने योग्य को नहीं देखा । मुनइम खाँ खानखानोाँ ने, जो! 
गुण तथा सदयता में अपने समय का अद्वितीय था, इसके पुराने 
समय का विचार कर इसे आगरा की भध्यक्षता दो | बाद को' 
उस पद्‌ से हटाया जाकर यह केवल दुर्गे-का अध्यक्ष रह गया । 
मुहम्मद्‌ फरुखसियर के राज्य-के मध्य- में वारहा के सेयदों! 
के कारण जब राज्य प्रवंध: में ढिलाई पड़ने लगी और ओरंग* 
जब के अफसरों से राय लेने की आवश्यकता पड़ी तब इनाय- 
तुला खाँ, हमीदुद्दोत खाँ बहादुर और मुहम्मद नियाज खाँ सभी' 
पर फिर पा हुईं तथा अमीर खाँ भी आगरे से- बुलाया गया और 
खबासों का दारोगा नियुक्त हुआ। बादशाह के गद्दो से उतारें 
जाने पर जब वारहा के सेयदों के हाथ: में राज्य: की वागडोर 


र६३ ) 


था । बीजापुर के घेरे के लिए एक दिन बादशाह तख्ते रचों पर 
एक द्मदमा देखने जा रहे थे, जो दीवाल के बराबर ऊँचा किया 
गया था और किले से गोले उस नाज्की पर से निकल जा रहे 
थे। उस समय अमीर खो ने, जो केवछ जाय निमाज खाने का 
दारोगा मात्र था और प्रसिद्ध नहीं हुआ था, यह तारीख तुरंत 
क्ताया और कागज के एक टुकड़े पर पेन्सिछ से लिख कर भेंट 
किया । 'फह्हे बीजापुर जूदे मीशबदः अथोत्‌ बीजापुर शीघ्र 
बिजय होगा । ( सन्‌ १०९९ हि० सन्‌ १६८८ ३० ) । बादशाह 
ने इसको शुभ सगुन माना और कहा । ख़ुदा करे ऐसा हो” उसी 
सप्ताह में दुर्ग वालों ने अधिकार दे दिया। गोलऊुंडा दुर्ग लेने पर 
अमीर खॉ ने यह तारीख कहा, फर्हे किछा गोलकुंडा मुबारक वाद! 
अथात्‌ गोलकुण्डा दुर्ग की विजय मुबारक हो (सन्‌ १०९९ हि०)। 
इसकी भी वादशाह ने अ्रशंखा की। इसमें घमंड तथा एंठ के 
दुगुण थे इसलिए इसने अहंकार की टोपी को चोदी अपने 
अविनय के शिर पर टेढ़ी रखा । यद्यपि यह छोटे मंखव का था 
पर मुख्य अफसरों से भी अपने को ऊँचा समझता था। उसका 
ऐसा प्रभाव बढ़ गया था कि उच्चतम अफसर भो इसकी प्रार्थना 
करता था । जब यह आज्ञा दी गई कि उनके सिवा, जिन्हें शाही 
सरकार से पाछकी दी गई थी, कोई शाहजादा या अफसर, 
भिन्‍्हें पालकी में सवार होने का स्वत्व प्राप्त है, गुलालवार में 
भीतर न आधे, तव इसको जिसे उध्ध समय मुल्तफत खॉ की पदची 
मिली थी और जुम्लतुल मुल्क असद खाँ दोनों को थोड़े द्वी दिनों 
वाद पाठकों पर भीतर आने की आज्ञा मिढ गई। इसके 
याद वहरसंद खाँ, मसुखलिस खाँ और रुहुहा खाँ को 


हर 
६२९. अरब खा 

इसका नाम नूरमहम्मद था। शाहजहाँ के राज्य-काल में 
इसे मंसव मिला और तीसरे व में जब बुहानपुर में बादशाह थे 
ओऔर तीन सेनाएँ तीन सेनापतियों के अधीन खानजहाँ लोदी को 
दंड देने के छिए और निजामुलूमुल्क दक्षिणी के राज्य को 
छटने के लिए भेजी गई', जिसने खानजहाँ को शरण दी थी, 
तब यह आजम खाँ के साथ भेजा गया था । इसके वाद यह 
दक्षिण की सेना में नियुक्त हुआ और ७ वें वर्ष में जब शाहनादा 
झुज्ञाअ परेंदा छेने के लिए दक्षिण आया और खानजमाँ आगे 
भेजा गया तब यह जफर नगर में ०० खबाएरों के साथ मांगे 
की रक्षा के लिए नियत हुआ । उस वर्ष के अंत में इसे अरब 
खाँ की पदवी और डेढ़ हजारी ८०० सवार का मंसव मिला | 
९ दें वर्ष जब फिर बादशाह दक्षिण गए और साहू भोंसला को 
दंड देने और आदिलशाह का राज्य छूटने को सेना भेजी गई 
तब यह खानदोरोँ के साथ गया और आदिल खाँ के मनुष्यों को 
दूंड देने में अच्छा कार्य किया । १० वें बष दो हजारी १५०० 
सवार दो अस्पा सेह अस्पा का मंसव हो गया और फतहावबाद 
धारवर का दुगांध्यक्ष नियत हुआ । इसके वाद ५०० सवार की 
तरक्की हुद। २७ वें वप में डंका मिला । इसके अनंतर जब 
धारवर दुगे की रज्ञा करते हुए इसको सन्नह वर्ष हो गए तब 
यह २७ वें वर्ष सन्‌ १०६३ हि० (१६५३ ३० ) में मर 
गया। इसका पुत्र किलेदार खाँ था, जिसका बृत्तांत अछग 
दिया हुआ है । 


( २६५ ) 


चली गई तब अमीर खाँ अफजरछ खाँ के. स्थान पर सद्रुस्सुद्र 
नियत हुआ । कद्ते हैं कि कुतुचुछू मुल्क इसके पहिले प्रभावः 
का विचार कर इसकी प्रतिष्ठा करता .'रद्या और अपने मसनद के 
कोने पर बैठाता था। इसी समय इसकी मृत्यु हुई। इसके' 
एक भी पुत्र ने खुयाति नहीं पाई । वे अपने पिता की कमाई ही से 
संतुष्ट थे । केवल अबुलू खेर जाँ ने खानदौराँ ख्वाजा आसिम के 
संबंध के कारण मत बादशाह के समय खाँ की पदवी पाई और 
अपना ऐश्वय बनाए रखा। यह उक्त खानदौराँ के साथ हीः 
रहता था । अमीर खाँ के बड़े भाई जियाउद्दीन खाँ का पौन्र भीर 
अबुलूवफा इसके लड़कों से अधिक प्रसिद्ध हुआ । ओरंगजेब के 
राब्य के अंत में यह जायनिमाज खाना का दारोगा नियत होकर 
सम्मानित हुआ। बादशाह इसकी योग्यता वथा बुद्धि की तीघ्ता को' 
समझता था। इसीसे एक दिन शाहजादा बहादुर शाह का 
प्राथना पत्र, जो संकेताक्षरों में लिखा था, बादशाह के पास आया, 
पर चद्द संकेत ज्ञात नहों था, इससे बादशाह ने जपनी खास 
डायरी समीर को देकर कद्दा कि इसमें दो तीन संकेतों का विवरण 
दमने छिखा है, जिनसे मिलान कर इसका अर्थ लिख छाओ, 
मीर ने अपनी बुद्धि तथा शोत्रवा से संकेताक्षर का पता लगा 


उसे लिख डाला और बादशाह को दे दिया, जिसने उसकीः 
प्रशसा की । 


( रद८ ) 


मारा गया । भरव बहादुर ने नीचता से उसका कुछ खून पिया और 
कुछ अपने सिर में लगाया । इसके बाद यह मासूम खाँ फरखुंदी 
से जा मिला और शहबाज खाँ के साथ के दो युद्धों में योग दिया | 
उसके परास्त होने पर अलग हो संभल में उपद्रव मचाने लगा। 
वहाँ के जागीरदारों ने मिलकर इससे युद्ध किया, जिससे यह 
परास्त हो गया। तव यह विहार गया और खानआजम 
कोका की भेजी हुई सेना से हार कर भागा। इसके वाद 
यह जौनपुर गया। जब राजा टोडरमल का पुत्र गोवद्धन 
अकबर की आज्ञा से इसे दंड देने गया तब यह पहाड़ों में चला 
गया । इसके अनंतर वहराइच के पार्वत्य भाग में दुर्ग बनाकर 
यह रहने लगा । छट॒मार कर छौटने पर यहीं माल जमा करता | 
एक दिन यह घावे में गया हुआ था। भूम्याधिकारों खड़गराय ने 
अपने पुत्र दूलहराय को दुर्ग पर भेजा | भरब बहादुर के द्रबानों 
ने इसे अरब दही समझा और नहीं रोका । जमींदार के सनिका 
ने सब माल लूट लिया । वे लौट रहे थे कि अरब, जो घांत में 
बैठा हुआ था, उनके पहुँचते ही उन्हें छ्ितिर बितिर कर दिया। 
दूलहराय, जो पीछे रह गया था, आ पहुँचा और इसे परास्त 
कर दिया । अरब और दो आदमी एक स्थान पर गिरे तथा जर्मी- 
दार ने वहाँ पहुँच कर अरब को समाप्त कर दिया। यह घटना 
३१ वें वष सन्‌ ९९४ हि० ( १५८६ ३० ) में हुई थी | शेख 
अचुलू फजल अकबरनामे में लिखता है कि इसके तीन दिन पहिले 
अरब नामक मीर शिकार मेलम में गिर गया था, तब वाद्शादई 
दोआब में चिनहट में थे और वद्दीं कहा कि में सम्रभता हूँ कि 
अरब के दिन समाप्त हुए । 


६२. अरब बहादुर 


अकबर के समय में यह पूर्वाय जिलों में एक अफसर था 
और अपनी बहादुरी तथा लाभदायक सेवा के लिए इसने नाम 
कमाया | विहार में परगना सहस्रावँ इसे जागीर में मिला था। 
उस ओर के अफसरों ने जब वलवा किया तब इसने भी राज- 
द्रोह की धूल अपने माथे पर डाली और विद्रोह कर दिया। 
२५ वें व में जब बंगाल के प्रांताध्यक्ष मुजफ्फर खाँ ने खान- 
जहाँ हुसेन कुल्ली का सामान द्रबार भेजा और बहुत से सेनिक 
तथा व्यापारी साथ थे, तत्र मुहिव्य अलीखाँ ने कारवों के बिहार 
पहुँचने पर हृब्श खाँ को कुछ सेनिकों के साथ उसकी रक्ा 
को भेजा | अरब ने कारवाँ का पीछा किया ओर चौसाघाट से 
उसके पार होने पर उन हाथियों को जो पीछे पड़ गए थे, इससे 
लूट लिया । इसके वाद इसने उक्त प्रांव के दीवान राय पुरुषोत्तम 
पर उस समय आक्रमण किया, जो वक्‍सर में सिपाही भर्ती कर 
रहा था और जब वह गंगा के किनारे पूजा कर रहा था। उसने 
अपनी रक्षा को, पर घायल होकर मेंदान में गिर पड़ा और 
दूसरे दिन मर गया । मुहिब्बाश्बले ने जब यह सुना तब वह 
आकर अरब से लड़ा ओर उसे भगा दिया। इसके अनंतर 
द्रवार से शहवाज खाँ वहाँ भेजा गया और उसने दल्लपत 
उज्जैनिया के राज्य में पहुँच इसे परास्त कर सआदत अली खो 
को कंतित के दुगे में नियत किया, जो रोहतास के अंतर्गत है। 
अरब ने दुलपत से मिलकर दढुर्गे पर आक्रमण किया। घोर 
युद्ध हुआ, जिसमें सभ्ादत अली खाँ अपना कार्य करते हुए 


६४०. असंलाँ खाँ 


यह अलावदोी खाँ प्रथम का पुत्र था और इसका नाम भर्सलाँ 
कुली था। औरंगजेब के ५ वें वर्ष में यह ख्वाजा सादिक 
बख्शी के स्थान पर बनारस का फौजदार हुआ । ७ वे वर्ष 
ठट्टा प्रांत में यह सिविस्तान के फौजदार जियाउद्दीन खां के 
स्थान पर नियत हुआ और एक हजारी ९०० सवार का मंसत्र 
बढ़ा कर मिला, जिसमें ७०० दो अप्पा सेदद अछा थे, 
तथा असलाँ खाँ की पदवी मिली | १० वें बे में यह सुलतान* 
पुर बिलहरी का फोजदार हुआ और दो हजारी ८०० सवीर 
दो अस्पा खेह अस्पा का संसवदार हुआ । ४० वें वध में ५०९ 
सवार बढ़े । इससे अधिक वृत्तांत नहीं मिला । 


६३. अशुद खाँ सीर अबुल अला 


यह अमानत खो खबाफी का भॉजा और संबंधी था और 
बहुत दिनों तक काबुल प्रांत में नियत था । ओरंगजेब के ४२ वें 
बे में दुरवार आकर क्रिफायत खाँ के स्थान पर खालसा का 
दीवान हुआ । अपनी सचाई, दियानतदारी और कार्य-कुशछता 
से बादशाह का विश्वासपात्र हों गया, जिससे और लोग इससे 
इंष्यो करने लगे । ठेषी आकाश किसो की सफलता को असन्न 
आँखों से नहीं देख सकता और सदा मनुष्य की इच्छारूपी 
शीशे के घर पर पत्थर फेंकता रहता है। इसने कुछ दिन भी 
आराम से व्यतीत नहीं किये थे कि ४५ वें वर्ष सन्‌ १११२ 
हिजरी ( सन्‌ १७०१ द० ) में मर गया । इसके बड़े पुत्र मीर 
गुलाम हुसेन को किफायत खाँ को पदवी मिली थी। इसके दो 
लड़के थे, जिनमें से एक मोर हैदर था, जिसको अंत में पिता 


की पदवी मिछी और दूसरे मीर सैयद मुहम्मद को उसके दादा 
की पद्‌वी मिली । 


( रछर ) 


छगा । १६ वें वर्ष यह दीवान तन नियत हुआ। १९ वें वर्ष दारोगा 
अज नियत हुआ । इसके अनंतर खानसामाँ नियत हुआ और 
बराबर तरकी होती रही | बछख और वद्रुशी पर अधिकार होने 
के पहिले उस प्रांत के बिजय होने का नजूम से पता लगाकर 
शाहजद्ाँ से कह चुका था | उक्त प्रांत के विजय होने पर इसका 
मंसब बढ़कर दो हजारी ४०० सवार का हो गया। २३३१ 
वर्ष फाजिल खाँ पदवी मिल्ली । २८ वें व तीन हजारी मसत्र 
दार हो गया ! 

७ रमजान सन्‌ १०६८ हि? (१६५८ ३० ) को ३२ व वप 
'में जब दाराशिकोह आलमगीर से युद्ध कर लौटा और विजयी 
शाहजादा युद्ध-स्थल से दो कूच पर नूरमंजिल बाग में, जो आगरे 
के पास है, आकर ठहरा तब शाहजहाँ ने फाजिल खाँ को अत्यंत 
विश्वासपात्र ओर उस समय इसे अपना खास आदमी समभाकर 
लिखित फरमान के साथ जवानी संदेश देकर औरंगजेब के पाये 
भेजा | इसका विवरण संक्तेप में यह है कि “जो कुछ भाग्य में 
लिखा था वही हुआ । उन सब निश्चय रूप से होने वाले कार्यो 
को ध्यान में न रखना अपने को पहचानना और खुदा को 
जानना है । कठिन रोग से मुक्ति मित्री है और वास्तव में दूसरा 
जीवन मिला है, इसलिए मिलने की बड़ी इच्छा है, जरदी भेंट 
करने आओ । फाजिल खाँ ने अच्छे विचार और दोनों पत्ष को 
भलाई की इच्छा से बादशाह्वी फरमान और संदेश देकर इस 
प्रकार मीठी बात की कि शादजादा पिता की खेवा में जाने के 
लिए तैयार दो गया और प्रणाम करने तथा सेवा में पहुँचने के 
बारे में श्राथना-पत्न लिख भेजा । फाजिल खाँ के जाने के थाद 


६५. मुल्ला अलाउलमुल्क तूनी उ्फ फ़ाजिल खाँ 


यह प्रकृति संबंधी तथा मस्तिष्क के विषयों मे अपने समय 
के अद्वितीय पुरुषों में से था। भूगोल तथा ज्योतिष के ज्ञान में 
सबसे बढ़ा-चढ़ा था । अपने गुणों के आधिक्य और अपने 
सुव्यचह्वार के कारण यह विद्वानों में मान्य समझा जाता था |. 
शाहजहाँ के ७वें वर्ष में फारस से हिन्दुस्तान आकर नवाब' 
आसफजाह के पास पहुँचा, जो स्वयं अनेक गुणों का कोप था 
ओर उसकी मुखाहिवी में रहने लगा । उस सदार की मृत्यु पर 
१५ वें बे बादशादी सेवा में भर्ती हो पाँच सदी ५० सवार का 
संसचदार हुआ | 
लाहोर की साढ़े अड़ताल्ीस कोस रची नहर अलीमर्‌दान खॉँ 
के एक अनुयायी द्वारा, जो इस कास को अच्छी तरह जानता था, 
रावी नदी के उद्गम के पास से उक्त ल्राँ की तत्त्वावधानता में 
एक छाख रुपये व्यय करके छाई गई थी पर उस शहर के 
आस पास तक पाचनी नहीं पहुँचता था इसलिए एक लाख रुपया 
ओर इस काम के लिए दिया गया। इसमें से भी काम के न 
जानने के कारण पचास सहस्त रुपये मरम्मत में खचे हो गए 
ओर लाभ कुछ भी न हुआ। मुसला अल्ाउलमुल्क ने, जो 
अन्य विद्याओं के साथ इस काम को भी जानता था, पुराने 
नहर के पांच कोस को उसी प्रकार रहने देकर तीस कोस नया 
खुदवाया और तब लाहौर में विना रुकावट के काफी पानी आने 


( २७४ ) 


इसमें बीमारी के सहन करने के लिए शक्ति नहीं रह गई थी, 
इसलिए कोई दवा छाभदायक न हुईं। उसी मह्दीने की २७ को 
केवल सन्नह दिन मंत्री रहकर यह मर गया । इसकी वसीयत के 
अनुसार शव लाहौर भेजकर इसके बनवाए हुए मकर में 
बाग के बीच गाड़ा गया। कहते हैं कि मंत्री होने के कुछ दिन 
पहिले इसने कहा था कि में बजीर हूँगा परंतु अवस्था साथ न 
देगी । दीवान होने के बाद प्रायः यह शैर कहता-- | 


हे 

शेर 
बॉधकर उम्मीद्‌ निकला पर नहीं कुछ फायदा । 
है नहीं उम्मीद फिर लौटेगी बीती उम्र अब | 


कहते हैं कि फाजिल खाँ ने नजूम से शाहजहों और औरंग- 

जेब के विषय में जो कुछ लिखा था वह प्रायः: ठीक उतरा। 
कहते हैं कि उस घटना की भी, जो ४० वें वर्ष के अंत में 
खबासपुर में आलमगीर को पहुँची थी, सूचना दे दी थी ओर 
उसको दमन करने में किसी ने कुछ नहीं छोड़ा था । यह दर 
एक को अपनी शक्ति और योग्यता स्रे कुछ न सममता था। 
कहते हैं कि एक दिन शाहजहाँ 'बेहविहिश्त” नामक नहर की 
सैर को निकछा, जो नई खुदकर दिल्ली पहुँची थी। साहुड्डा घाँ 
भी साथ था । बातचीत में जैस्ता साधारणतः कहा जाता है 
उसने नहर कहा । फाजिल खाँ ने कहा कि नह कद्दना चाहिए | 
सादुल्ला खाँ ने जवाव में कलमा “अनलछादो सुबतलैकुमविन्नदर' 

पढ़ा | फाजिल खाँ ने अन्याय-पूवेक हृठकर कहा कि अरबी का 

एक शेर इसका गवाद है । वादशाह ने कह्दा कि क्या कुरान की 


( २७३ ) 


कुछ सदौरों ने उसके विचार बद्छवां दिए। जब दूखरी बार 
उक्त खाँ आनंददायक संदेश शाहजद्ाँ की ओर से लाया तब 
यहाँ का दुसरा रंग देखा और उसके बहुत कुछ समभाने पर भी 
कोई आशा नहीं पाई गई । अंत में जो होनेवाला था वही हुआ । 
ओऔरंगजेव को फाजिछ खॉ की वुद्धिमानी और राजमक्ति पर 
पूरा विश्वास था इ्सलिए शाहजहों के जीवन ही में खवभाव 
पहचानने और भाषा ज्ञान के कारण बादशाह की पेशकारी और 
बयूतात का काम उसे सौंपा । ह्वितीय जुछूस के दूसरे वर्ष 
इसका मंसव चार हजारी २००० सवार का हो गया और 
दीवान-कुल तथा प्रधान मंत्री के संबंध के बड़े बड़े कागज तथा 
फरमान इसके प्रबंध में रहने लगे । इसके अनंतर कुछ संदेशों के 
साथ शाहजहाँ के पास भेजा गया । चौथे व शाहजहाँ के भेजे 
हुए रत्नों और जड़ाऊ बतनों को औरंगजेब के पास ले गया। 
पाँचवें वर्ष पाँच हजारी संसबदार हो गया। ६ ठे वर्ष जब 
बादशाह काश्मीर में थे तब दीवानी कार्यों के मुतसद्दी रघुनाथ 
के समय में मर गया । 

उक्त खाँ अपने गुणों, बुद्धिमत्ता तथा गांभीय के कारण मंत्रों 
के उच्च पद के योग्य था। १५ जीकद्‌: सन्‌ १०७३ हि० को उस 
उच्च पद्‌ पर नियत हुआ । यह ईष्योछ आकाश, जो पुराना शत्रु 
ओर संसार को कष्टकर है तथा सदा योग्य पुरुषों से वैमनत्य 
रखता है, उक्त खाँ कों चेन नहीं छेने दिया, जिसे मंत्रित्व का 
घछिलञत अच्छी तरह शोभा देता था। इस्र सेवा के स्वीकार 
कर लेने के बाद इसके पेट में शूछ उठा और थोड़े सप्तय में 
बहुत तीन हो गया | इसकी अवस्था बहुत हो चुकी थी ओर 

१८ 


६६. अलिफ खाँ अमान वेग 


यह वंश परंपरा से चगत्ताई वर्लास था । इसके पूर्वजों 
मे तैमूरी वंश की सेवा की थी । तैमूर का एक विश्वास्ी अफसर 
अली शेर खाँ इस का पूवज था। इसका पिता मिजा जान वेग, 
जिसका स्वभाव ऐसा विगड़ा कि उप्का चरित्र खराव हो गया, 
खानखानाँ मिर्ला भब्दुरदीम की सेवा में था और अच्छा पद 
पा चुका था । जब वह सरा तब अम्तान वेग ने अपने पूर्वर्जी 
की भ्रथा को पुनर्जॉबित किया ओर शाहजहाँ का सेवक द्वो गया । 
इसे डेढ़ हजारी १५०० सवार का मंसब' मिला और यह कंधार 
का दुगाध्यक्ष नियत हुआ | यद्द इस पद्‌ पर बहुत दिनर 
ओर २६ वें वष में इसे अलिफ खाँ की पदवी मिली | उसी वर्ष 
सन्‌ १०६३ हिं० ( १६५३ ३० ) के अंत में यह मर गया। इस 
युवा योग्य छड़के थे । इनमें एक कलंदर वेग था, जिसे पहिले 
शाहजहाँ के समय छः सदी मंसव मिला था। दाराशिकोद क 
साथ के पहिले युद्ध के बाद, जो आगरा जिले में इम्ादपुर के 
पास सामूगढ़ में हुआ था, इसे औरंगजेब से खाँ को पदवी 
पम्िल्ी और बीदर प्रांत के कल्याण दुगे का अध्यक्ष नियत हो 
र यह दक्षिण चला गया। यह मानों वेसा था कि यह वंश दर- 
बार में दुर्गाध्यता के लिए नियत किया गया था | खाँ तथा उप्के 
लड़के दक्षिण के दुर्गों की रक्षा में जीवन व्यतीत करते रहे । 
कल्याण में वहुत दिनों तक रह कर यद अहमदनगर में नियत हुआ 
और १५ वें वर्ष में मुखतार खाँ के स्थान पर यह जफरात्राद 
बीदर ठुगे का फौजदार तथा अध्यक्ष नियत हुआ | 


( २७५ ) 


सान्यता शैर से कम्र है। फाजिल खाँ चुप हो रहा | इसे संतान 
नहीं थी इसलिये इसकी मृत्यु पर इसके भतीजे वुरद्दानुद्दीन को, 
जो इसी बीच ईरान से अपने चचा के पास आया था, योग्य 
मंसब मिला । उसका वृत्तांत अलग छिखा जायगा। 


६७. अली अकवर मूसवी 


यह मीर मुइज्जुलमुल्क मशहदी का छोटा भाई था। अकबर 

के राज्यकाल में यह भी तीन हजारी मंसत्र पाकर अपने वड़े भाई 
के साथ बादशाही काय करता रहा । २२ वें वर्ष में इसने अक* 
बर के सामने उसके जन्म की कद्दानी अर्थात्‌ मोलूद नाम्ता पेश 
किया, जिसे काजी गियासुद्दीन जामी ने लिखा था और जो 
अभिव्यक्ति तथा अन्यगुणों से विभूषित था और हुमायूँ के 
समय में सदर था । उसमें लिखा था कि वादशाह के जन्म की 
रात्रि में हमायूँ ने स्वप्न देखा था कि खुदा ने उसे एक पुत्र प्रदान 
किया है और जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर नाम रखने 
को आज्ञा दी है। अकबर उसे देखकर बहुत असन्न हुआ और 
मीर को कृपाओं से पुरस्कृत किया तथा नदिया पंगेता उस 
दिया । उसके भाई की जागीर विहार ( आरा ) में थी, उसमें 
इसे भी साकी कर दिया। २४ वें वर्ष जब विद्दार के बहुत से 
सरदार विद्रोही हो गए तब इन दोनों भाइयों ने पहिले उनका सार्थ 
दिया पर दूरदशिता से श्ीत्र उनका साथ छोड़कर मुइज्जुलू 
लक जौनपुर आया और मीर अली अकबर गाजीपुर से 8ः 
कोस पर जमानिया में ठद्रर गया । इस पर भी संदेशों और 
पडयंत्रों से विद्रोह्द की ज्वाला भड़काती रही । जब इसके भाई 
की नाव २४ वें वर्ष में जमुना में डूब गई तव खानआजम को, 
जो बंगाल और विद्वार का अध्यक्ष था, आज्ञा गई कि मीर अल) 


( २७७ ) 


जब नल दुर्ग शाही सेवकों के द्वाथ में आया तब यह उसका 
अध्यक्ष नियत हुआ । इसके बाद अंत में यह गुलवर्गा ढुगे का 
अध्यक्ष हुआ और सैयद मुहस्भद गेसू द्राज के मकबरे के रक्षक 
से जरा सी बात पर बिगड़ गया, जिसमें सार काट तक नोबत 
पहुँच गई । बीजापुर विजय के एक वर्ष पहिले यह मर गया। 
इसके लड़कों में, जो सब अपने काम में लगे थे, मिजो पर्वेज बेग 
मुल्खेड़ ( मुजफ्फरनगर ) छुर्ग का अध्यक्ष था, जो गुलवगां से 
आठ कोस पर है। दूसरा नूरुड्अयाँ था, जिसे जानबाज खाँ की 
पदवी मिली थी और जो बाद को पहिले दादा की और फिर 
पिता को पदवी से प्रसिद्ध हुआ। यह आरंभ में मुतंजाबाद 
मिस्चि दुगे का अध्यक्ष हुआ और इसके बाद वंकापुर के 
अंतर्गत नसीरावाद घारवर की अध्यक्षता के समय इसकी 
मृत्यु हुई। परंतु पर्व वेग सबसे अधिक असिद्ध हुआ । पहिले 
इसे भी जानवाज खाँ की पदवी मिली पर बाद को बेगलर 
खो कहलाया । यह कई दुर्गों का अध्यक्ष रहा। जब ओऑओंकर 
फीरोज़ गदू विजय हुआ तब यह उसका अध्यक्ष नियत हुआ 
पर एक बष भी न हुआ कि मर गया। इसके लड़कों में वेग 
मुहम्मद खाँ अदोनी का और मिजों मआली गुलबर्गा का 
अध्यक्ष नियत हुआ । यहाँ से यह्‌ कंघार गया और मर गया । 
इसका पुत्र चुद्दोनुद्दीन कलंदर बहुत दिनों तक मुलखेड़ का दुग्गों- 
ध्यक्ष रहा । यह किलो वस्तु को मूल्यवान नहीं सममता था 
ओऔर सीधा सादा कलंदर था| यह नश्वर पीले पत्थर को अनित्य 
चार दीवालों ही से संतुष्ट या, जिसे ईश्वर ने बनाया था । 





६८, अली कुली खाँ अंदराबी 


हुमायूँ का एक कृपापात्र था। जिस बष में हुमायूँ ने वैराम 
खाँ के विषय में भूठी बातें सुनी थों और काबुल से कंधार आया 
था, तभी अली कुली को काबुल का अध्यक्ष नियत किया था। 
इसके बाद यह हुमायूँ के साथ भारत आया और अकबर के 
राज्यारंभ में अली कुली खानेजमाँ के साथ हेमू बककाल को 
लड़ाई में उपस्थित था । इसके वाद ख्वाजा खिज्र खाँ के साथ 
सिकंदर सूर की लड़ाई पर नियत हुआ और ६९ वें वे में यह 
शम्र॒द्दीन मुहम्मद खेँ अतगा के साथ बैराम खाँ का सामना 
करने गया । इसके सिवा और कुछ ज्ञात नहीं हुआ । 


( २७९ ) 


अकबर को केद कर हथकड़ी बेड़ी सहित भेज दे । इसने कोक- 
लताश को चापलूसी तथा चालाकी से धोखा देना चाहा पर उस 
अज्ञभवी मनुष्य ने उसकी कहानियों का विश्वास न कर रक्षकों 
के अधीन दरबार भेज दिया। बादशाह ने दया कर प्राणदंड न दे 
उस केदखाने भेज दिया | 


हाजिर होकर दस सहस्त सवार के साथ दरावछ नियत हो 
सरहिंद से आगे भेजा गया । देवात्‌ पानीपत में, जहाँ बावर तथा 
सुलवान इब्राद्दीम लोदी के वीच युद्ध हुआ था, घोर युद्ध हुआ 
और एकाएक एक तीर हेम की आँख में घेंघ गया, जिससे 
उसकी सेना साहस छोड़कर भागी और अकबर तथा वैराम खाँ 
युद्धस्थल में पहुँचे थे कि उन्हें विजय का समाचार मिला। 
जिन अफसरों ने युद्ध में ख्याति पाई थो उन्हें योग्य पद्वियां 
मित्रीं और अली कुली को खानजमाँ पदवी तथा मंसवब और 
जागीर में तरक्की मिछी । इसके बाद संभल के सीमाप्रांत में कई 
भारी विजय पाई और उस ओर लखनऊ तक के विद्रोह्दी शांत 
हो गए। इसने बहुत संपत्ति तथा ह्वाथी आराप्त किये । ३ २रे बपे 
एक ऊँटवान का लड़का शाहम बेग, जिसके शरीर का गठन 
सुंदर था और जिस कारण वह हुमायूँ के शरीर रक्षकों में नियत 
था तथा जिससे खानजमाँ का कुबृत्ति के कारण बहुत दिन से 
प्रेम था, दरवार से भागकर खानजमाँ के पांस चढा आया। 
खानजमाँ ने साम्राज्य के महत्त्व का ध्यान न कर और मावरुन्नहर 
की कुप्रथा के भनुसार उसे बादशाहम्‌ ( मेरे राजा ) कहा करता 
तथा उप्के आगे कुफककर सलाम करता था। जब इन बातों का 
पता द्रबार में लगा तब यह बुठाया गया और डॉँटवान के लड़के 
के विषय में इसे आज्ञाएँ दी गई पर उनका इस पर कुछ असर 
नहीं हुआ । अलो कुली के विपय में बादशाह के हृदय में मालिन्य 
आने का यहाँ से आरंभ दोता है। उसने इसकी कई जागीरों को 
दूसरे आदप्ियों को दे दिया पर खानजमाँ घम्ंंड तथा अहंता से 
दठी बन बैठा । बैराम खाँ ने उच्चाशयता से इस पर ध्यान नहीं 


६९. अली कुली खानजमाँ 


इसका पिता हैद्र सुलतान उजबेक शैबानी था। जाम के 
युद्ध में इसने फारस बालों का साथ दिया था, जिससे वह एक 
अम्नीर बन गया । हुमायूँ के फारस से लौटने पर यह अपने 
दो पुत्रों अली कुली तथा बहादुर के साथ नौकर द्वो गया और 
कंधार लेने में अच्छा कार्य किया । जब बादशाह काबुल की ओर 
चले तब मार्ग में जल-बायु के वैपरीत्य से पड़ाव में मदामारी फेली 
और बहुत से आदमी मर गए । इन्हीं में दैदर सुल्तान भी था । 
अली कुली पराबर युद्धों में अच्छा काय करता रह्य था और 
विशेषतः भारत विजय में खूब वीरता दिखलाई, जिससे अमीर 
पद्‌ पाया। जब कंबर दीवाना दोआब और संभछ में कुछ आदमी 
एकत्र कर छूट सार करने लगा तव अछी कुली उसे दमन करने 
को वहाँ नियत हुआ । इसने शीघ्र उसे पकड़ लिया और उसका 
सिर दरबार भेज द्िया। अकवर के गद्दो पर बैठने के बाद 
अछी कुल्ी खाँ एक भारी अफगान सदोर शाही खाँ से छड़ रह्दा 
था पर इसने जब हेसू के दिल्ली की ओर प्रस्थान करने का 
समाचार सुना, तव उसे अधिक सहत्व का समझ कर दिहली 
की भोर चला गया । इसके पहुँचने के पहिले तर्दी वेग खॉँ 
परास्त हो चुका था| यह समाचार इसे मेरठ में मिल्ला तव यह 
बादशाह के पास चडा गया। अकबर भी हेमू के इस घमंड- 
पूर्ण काये को सुन कर पंजाब से लौठ रहा था। अडी कुली 


६ २८४ ) 


'खानजमाँ अपने भाई बहादुर खेँ के साथ कड़ा में, जो गंगा पार 
है, बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ ओर उस प्रांत की 
अमूल्य बस्तुँ तथा अखिद्ध द्ाथी भेंट दिया, जिस पर उसे हौट 
जाने की आज्ञा मिलो 

इसी वर्ष फतह खाँ पटनी या पत्नी तथा दूसरों ने सलीम 
शाह के पुत्र को युद्ध की जड़ बनाकर विहार में भारी सेना 
एकत्र की और खानजमाँ की जागीर पर अधिकार कर छिया। 
खानजमाँ दूसरे अफसरों के साथ व्दाँ गया और युद्ध करने का 
अनवसर समझ कर सोन के किनारे दुगे की नींव डाली और 
सोचो बॉधा। अफगानों ने आक्रमण किया तब इसे वाध्य 
'दोकर बाहर निकछ युद्ध करना पड़ा । युद्ध होते ही उन खब ने 
शाही सेना को परास्त कर दिया । खानजमाँ दीवाल की 
आड़ में था और यह मरना निश्चित कर एक बुर्ज पर गया तथा 
एक तोप छोड़ी । देवात्‌ वह गोला हसन लॉ पटनी के द्वाथी को 
लगा, जिससे सेना में बड़ा शोर मचा और सैनिक गण भागे। 
'खानजमों को वह विजय प्राप्त हुईं, जिसकी उसे आशा 
नहों थी । संसार कैसा मदिरा के समान काम करता है। मिसरा- 
जो जैसा है वैसा हो होता है । 

खानजमाँ ने ऐश्वय तथा धन के घमंड में स्वामी का खल 
'नहीं समझा और १० वें वर्ष उजयेग सदारों के साथ. म्रिछ कर 
विद्रोह कर दिया और उच्च श्रांत के जागोरदारों से लड़ाई आरंभ 
कर दी। बादशाही सेना के आते की खबर सुनकर गंगा उतर 
गाजीपुर में पड़ाव डाला । अकबर जौनपुर आया और खानखानाँ 
सुनइम खाँ को उच्चपर भेजा |. उस इमानदार तुके ने खानजमाँ 


्ः 


( र८३ ) 


दिया पर मुरला पीर मुहम्मद खाँ शरवानी, जो खानखानोँ का 
वकील और उच्च अधिकारी था, खानजसी से चिदृता था। 
४ थे वष इसकी वची जागीर जब्त कर जलायर सरदारों को 
दे दी गई और यह जौनपुर में नियत किया, जहाँ अफगान' 
पड़यंत्र रच रहे थे । 

खानजमाँ ने अपने विश्वासी सेवक बुज अली को क्षमा 
याचना करने तथा दरबार को शांत करने भेजा। प्रथम दिन 
पीर मुहम्मद खाँ ने, जो फिरोजाबाद दुर्ग में था, बुज अली से 
भझंगड़ा करना शुरू किया और अंत में कहा कि “इसे दुगे के 
मीनार से नीचे फंक दे! । इससे उसका सिर फट गया। खान- 
ज़माँ से समझा कि उसके शात्र शाहम वेग के बहाने उसे नष्ट 
करना चाहते हैं। इसपर इसने उस निर्दोष को विदा कर दिया और 
जीनपुर जाकर कई युद्ध कर उस विस्तृत प्रांत में शांति फैछाई 
जब बैराम खा हटाया गया तथ उस प्रांत के अफगानों ने यह 
समझ कर कि अब अवसर आ गया है, अदलो के लड़के को 
गद्दी पर बिठा कर उसे शेरशाह की उपाधि दी। भारी सेना तथा 
५०० हाथी के साथ जीनपुर पर आक्रमण किया। खानजमाँ ने 
चारो ओर से अफसरों को एकन्र कर युद्ध किया पर शत्रु 
विजयी द्ोकर नगर को गलियों में घुस गए। खानजमों ने 
पीछे से आकर जो खोया था उसे पुनः प्राप्त कर लिया। शत्र को 
भगाकर बहुत हाथी तथा छूट पाया। पर इसने इन देवोः 
विजयों में प्राप्त छूट को दरवार नहीं भेजा और साथ द्वी इसका 
घमंड बहुत बढ़ गया । अकबर पूर्वीय प्रांव की ओर ६ ठे वे के 
जोकदा महीने ( जुलाई सन्‌ १५६२ ३० ) में रवाना हुआ। 


«5 / 


में घेर लिया, जो कन्नौज से चार कोस पर है । इन भयानक 
समाचारों को सुन कर अकवर पंजाब से जांगरा आया ओर तब 
पूर्व की ओर चछा । खानजमाँ ने जब यह सुना तब इस बात पर 
कि उसने यह नहीं समझा था कि बादशाह इतनी शीक्रता से 
लौटेंगे, यह शेर पढ़ा-- 

उसका सुनहले नाल वाला तेज थोड़ा सूर्य के समान है | ऊक्‍् 
पूर्व से पश्चिम पहुँच गया और बीच में केवल एक रात बीती | 

यह्‌ निरुपाय होकर दुगे छोड़ वहादुर खाँ के पास मानिकपुर 
गया । यहाँ से परगना सिंगरौर की सीमा पर गंगा पर पुत् 
बाँधकर उसे पार किया। वादशाह ने वरिया कस्वा से रवाना 
हो मानिकपुर में दस बारह आदमियों के साथ द्वाथी पर सवार 
हो गंगा पार किया। वह थोड़े मनुष्यों के साथ, जो लगभग एक 
सौ सवार के थे, शत्रु के पड़ाव के आध कोस पर पहुँच कर 
रात्रि के लिए ठहर गया। मजनूँ खाँ और आसफ खाँ. अपनी 
सेना के साथ आ पहुँचे, जो हरावल था, और अकबर को 
बराबर एक के बाद दूसरा समाचार भेजते रहे । दैवयोग से उप् 
रात्रि खानजमाँ और वहादुर खाँ एकदम असतक थे और अपना 
समय मदिरा पान करने में व्यतीत कर रहे थे । जो कोई वादशाद 
के झ्ीत्र कूच करने या पार पहुँचने का समाचार छाता वह 
कहानी कहता हुआ समकका जाता था। सुत्रह सोमवार १ ली 
दिला सन्‌ ९७४ हि० (९ जून १५६७ ई० ) को मजनेँ खाँ 
को दाई ओर और आसफ खाँ को वाई ओर रखकर सकरावत 
गाँव के मैदान में, जो इलाहाबाद के अंवर्गत है और वाद को 
फतहुपुर कहलाया, खानजमाँ पर जा पहुँचे । अकबर वालसुंदर 


( २८४५ ) 


की बनावदी ज्ञप्ता याचना स्वीकार कर छी ओर इसके लिएः 
प्राथंना की। ख्वाजाजहाँ के साथ, जो उसकी प्राथना पर 
खानजमाँ को शांत करने के लिए दरबार से भेजा गया था, यह 
एक नाव में बैठकर खानजमाँ से मिला पर उसने धूतंता से स्वयं 
अकबर के सामने जाना स्वीकार नहीं किया और इनत्नाहीस खॉँ 
को, जो उजबेगों में सबसे बड़ा था, अपनी माता तथा असिद्ध 
हाथियों के साथ भेजा । यह भी उसी समय निम्वय हुआ था; 
कि जब तक बादशाह लौटें तव तक वह गंगा पार न करे। पर 
उस अहम्मन्‍्य आदमी ने वादशाह के लौटने की प्रतीक्षा नहीं 
किया ओर गंगा उतर कर अपनी जागीर पर अधिकार करने' 
चला गया । अकवर मुनइम खाँ की भत्सेना कर स्वयं उस पर 
रवाना हुआ । खानजमों यह सुनकर अपना खेमा, सामान 
आदि छोड़कर वाहर चल दिया। इसने वहाँ से फिर खान- 
खानों से क्षमा-प्राथना की और एक वार पुनः वह खाँ के द्वारा 
ज्ञमा किया गया । मीर मुतेजा शरीफी और मौलाना अब्दुल्ला 
मखदूमुस्मुस्क खानजमाँ के पास गए और उससे दृढ़ तोवा कराया । 
इसके बाद जब अकबर मुहम्मद हक्कीम की गड़बड़ी को 
दमन करने छाहोर गया तव खानजमाँ ने जिसको नार ही विद्रोह 
में कटी थी, फिर विद्रोह क्रिया और मुहम्मद हकीम के नाम 
खुतबा पढ़ा । उसने अवघ सिकंदर खाँ और इत्राहीम खाँ को 
दिया तथा अपने भाई बहादुर खाँ को कड़ा सानिक्पुर में आसफ 
खाँ और मजनूँ खाँ को रोइने भेजा । इसने स्वय॑ गंगा जी के 
किनारे तक के प्रांत पर अधिकार कर लिया और कन्नौज पहुँचा। 
इसने वहाँ के जागीरदार मुहम्मद यूसुफ खाँ मशहूदी को शेरगढ़: 


र८८ 


का सिर देखा तब उसे उठा लिया और अपने सिर पर उसे 
पटक कर बादशाह के घोड़े के पैर के पास उसे डाल कर कहा 
कि यही अली कुली का सिर है! । अकहृबर धोड़े से उतर पड़ा 
ओर ईश्वर को धन्यवाद दिया । दोनों भाइयों के सिर आएरे 
तथा अन्य स्थानों में दिखछाने के लिए भेजे गए।,. 

किता का अथे:-- 

रे शत्रुओं का सिर बख्शा जाय क्योंकि आप दी उनको 

सिर नहीं है। तुम्दारे शत्रु के सिर पर कविता किता किया (अवबात 
किता बनाया या काटा ) क्योंकि उससे अच्छा वधत्थल नहीं है. 

फतह अकवर मुवारक' से तारीख निकली ( ९७४ हढि० )। 

दूसरे ने यह किता कहा है--- 

म्राकाश के अत्याचार से अछी कुछी ओर वहादुर मारे गए । 
ऐ प्रिय मुझ हृदयहीन से मठ पूछो कि यह कैसे हुआ । उनके 
मारे जाने की तारीख अपनी बृद्ध-बुद्धि से पूछा तो हृदय ने आह 
खींची और कहा कि 'दो खून झुद! ( दो खून हुए ) । 

खानजमाँ का पाँच हजारी मंसब था ओर वह पअखिद्ध तथा 
ऐश्वर्यंशालो पुरुष था। साहस, कार्य शक्ति और युद्ध-कला के 
लिए वह विख्यात था । यय्यवि यह उजवेग था पर फारस में 
पालन द्वोने तथा माता के ईरानी होने से यह शीआ था। 
यह्‌ इसके लिए कोई वहाना नहीं करता था । यह कविता करता 
था और इसका उपनाम झुलतान था। 


( र८७ ) 


हाथी पर सवार था। उसने प्रिजो कोका को अमारो में बिठा 
दिया और स्वयं महादत के स्थान पर जा बैठा । चाबा खाँ 
काकशाढ ने पदिले धाबे में शत्रु को भगा दिया और खानजमाँ 
पर जा पहुँचा । इस गड़बड़ी में एक भगैल खानजमों से टकरा 
गया, जिससे उसकी पग्रड़ी गिर गई । बहादुर खाँ ने बावा खाँ 
पर आक्रमण कर उसे हटा दिया । इसी बीच बादशाह घोड़े पर 
सवार हुए। स्वामिद्रोही असफछ होता है, इस कारण बहादुर 
पकड़ा गया और उसकी सेना भागी । खानजमाँ कुछ देर तक 
डटा रह्ा और अपने भाई का द्वाल पूछ द्वी रह्दा था कि एकाएक 
एक तीर उसे लगा । दूसरा तीर उसके घोड़े को लगा ओर 
चद गिर पड़ा । वह पेदल खड़ा होकर तीर निकाल रहा था कि 
मध्य के शाही हाथी आ पहुँचे । महावत सोमनाथ ने नरसिह 
दाथी को उस पर रेला। खानजमों ने कहा कि हम सेना के 
सदोर हैं, बादशाह के पास ले चलो, तुम्हें सम्मान मिलेगा 
महावत्त ने कहा 'तुम्हारे से हजारों आदमी विना नाम या ख्याति 
के मर रहे हैं। राजद्रोही का मरना ही अच्छा है ! तब उम्ने 
इसको हाथी के पाँव के नीचे कुचल डाला । खानजमाँ के विषय 
में कोई कुछ नहीं जानता था, इसलिए बादशाह ने थुद्ध स्थल दी 
में कद्दा कि जो कोई मुगल का एक सिर लावेगा उसे एक अशर्फी 
पऔर एक हिंदुस्तानी का सिर छावेगा उसे एक रुपया पमिलेगा। 
यक छुटेरा खानजमाँ का सिर काटकर लिए था कि सार्ग में 
दूसरे ने अशर्फी के लोभ से उससे उसे ले लिया। कहते हैं छि 
अर्जानी नामक एक हिंदू, जो खानजमाँ का प्रिय सेवक था, 
कैदियों में खड़ा सिरों को देख रहा था। जब उसने खानजमाँ 


७१. अली गीलानी, हकीम 


यह विज्ञानों का और मुख्यकर तिब तथा गणित का पूण 
बद्वान था। यह अपने सम्रय के योग्यतम्र हकीमों में से था । 
हते हैं कि यह विदेश से बड़ी दरिद्रता में भारत आया। 
भाग्य से यह अकबर के सेवकों में भर्त्ती हो गया। एक दिन 
कचर की आज्ञा से बहुत से रोगियों तथा पशु गदहे का पेशाब 
जीशियों में इसके पास जाँच करने के लिए लाया गया | इसमे 
बका मिलान अपनो विद्वत्ता से किया और उस समय से इसकी 
सिद्धि तथा प्रभाव बढ़ा, यहाँ तक कि यह बादशाह का अंत्रंग 
त्र हो गया | इसका गशभुत्व बढ़ा और यह उच्चतम अफपतरों के 
(बर हो गया । इसके वाद यह बीजापुर राजदूत बनाकर भेजा 
था । वहाँ का शासक अली आदिल शाह इसके स्वागत के लिए 
या और इसे बड़े समारोह से नगर में ले गया। अपने राज्य 
| अलभ्य वध्तुएँ इसे भेंट दीं और विदा करना चाहता था कि 
गएक सन्‌ ९८८ हिं०, १५८० इं० ( २३ सफर, १२ अग्रेल ) 
उसके जावन का प्याला भर गया । यद्यपि फरिश्ता लिखता 
कि इस घटना के पहिले हकीम अली गीलानी प्राप्त हुए योग्य 
£ को लेकर विदा दो चुका था और उस सम्रय हकीम ऐसुल- 
के शीराजी राजदूत होकर आया था तथा इस अवश्यम्भावी 
ना के कारण बिना उपहार के छौट गया था । परन्तु इस अ्रंय 


लेखक की सम्मति में अत्यंत विद्वान अबुछफजछ का 
ट्टै 
न॒द्दीठी 


७०. अली खाँ, मीरजादा 


यह मुहतरिम वेग का लड़का ओर अकबर का एक अफ- 
सर था। इसे एक हजारी मंसब मिला और ९ वें बष में यह 
अन्य अफसरों के साथ अवब्दुर्ला खाँ उजबेग का पीछा करने 
भेजा गया जो मालवा से गुजरात भाग गया था । १७ बें बप सें 
जब बादशाह गुजरात गए ओर खानकलोाँ आगे भेजा गया 
तब अली खाँ इसके साथ था। १९ च॑ बष में जब बादशाह पृर्वीय 
प्रांत की ओर गए तव यह उसके साथ था। इसके बाद यह' 
सेना के साथ कासिम खो उफे कासू का पीछा करने भेजा गया, 
जो बिद्दार में अफगानों के एक दुर के सहित उपद्रव मचा रहा 
था । इसने अच्छा काये किया और इसके याद मुजफ्फर खाँ के 
साथ भसिद्धि श्राप्त की । २१ वें वपे यह द्रवार आया | २३ वें 
वर्ष जब शहवाज खाँ राणा प्रताप ( कोका ) को दमन करने गया 
तब यह भी उसके सहायकों में था | २५ वें बे सें खान आजम 
के साथ पूर्वीय जिलों में नियत हुआ । यहाँ इसने अच्छा कार्ये 
नहीं किया, इसलिए ३१ वें वर्ष में कश्मीर के अध्यक्त कासिम 
खाँ के यहाँ भेजा गया। ३२ व॑ बे में कश्मीरियों के साथ 
युद्ध करने में, जब संयद्‌ अच्दुद्या की पारी थी और शाही सेना 
परास्त हुई थी, यह सन्‌ ९९५ हि? (१५८७ ३०) में मारा गया । 


व९ 


( २९२ ) 


भी भीतर नहीं आने देती थी। बादशाह कुछ देर तक भीतर रह 
गए, इससे बाहर वालों में विचित्र ख्याल पैदा होने ढगा। 
४० बें बध तक हकीम को सात सदी का मंसव- मिल चुका था। 
इसके सफल उपचार से संसार चकित हो जाता था। जब 
अकबर पेट चली रोग से असित था तब हकोम के उपाय निष्फत् 
हो गए । घादशाह ने क्रद्ध होकर उससे कहा कि (तुम एक 
विदेशी पसारी मात्र थे । यहाँ तुम दरिद्रता का जूता उतार रहे 
हो | हमने तुमको इस पदवी तक इसीलिए पहुँचाया था कि तुम 
किसी दिन काम आवोगे |! इसके अनंतर अत्यधिक क्रुद्ध होने 
से दो बंद उस पर मारे । हकोम ने भोले में से कुछ निकाल कर 
पानी की एक सुराही में डाल दिया, जो तुरंत जम्त गया । उसने 
कहा हमारे पास ऐसी दवा है पर वह किस काम की जब 
वतमान रोग में लाभ हो नहीं पहुँचता ।” बीमारी के कारण 
घबराहूद तथा बेचेनो में बादशाह ने कहा कि “चाहे जो द्वो यही 
दवा दे दो ।! इस पर इस दवा के कारण शरीर में कव्मियत 
हो गई । इससे पेट में ददं होने छगा और बेचैनी बढ़ गई । इस 
पर हकोमों ने फिर रेचक दिया, जिससे दस्त आने लगे और 
वह मर गया । 

अकबर की इस बीमारी का आरंभ भी एक आश्रर्यजनक 
बात है । कहते हैं कि जद्ोंगीर के पास गिरांबार नामक एक 
हाथी था, जिसकी बराबरी शाही फीलखाने का कोई हाथी नहीं 
कर सकता था। सुलतान खुसरों के पास्न एक दाथी आपरूफ था, 
जो युद्ध में भ्रथम कोटि का था। इस पर अकबर ने आज्ञा दी 
छ दोनों भारी पद्दाइ लड़ें । 


६ श५९पे 2) 


अली आदिल शाह, के मारे जाने की घदना वेचित्रय से रिक्त 
नहीं है, इसलिए उसका वर्णन यहाँ दे दिया जाता है। वह 
अपने वंश में अत्यंत न्याय प्रिय और उदार था पर इन उत्तम 
जुणों के होते वह व्यभिचारी भी था । सुंदर मुखों पर बहुत मत 
रहने के कारण बहुत प्रयत्नों के वाद बीदर के शासक से दो 
सुंदर खोजे माँग लिए । जब एकांत कमरे के अंधकार में उसकी 
विषय वासना आ्राय: संतुष्ट हो चली थी तब उससे इन दोलों में से 
बड़े से अपनी कामवासना पूरी करने के लिए कहा । पविन्नता 
के उस रत्न ने अपनी प्रतिष्ठा तथा पविन्नता का विचार कर 
अपना शरीर उसे देना ठीक नहीं समझा और छूरे से सुलतान 
को मार डाला, जिसे उसने दूरद्शिता से छिपा रखा था। यह 
आश्चर्यजनक है. कि मौलाना मुहम्मद रजा मशहदी “रजाई ने 
शाइजहाँ. शुद शहीद ( सुल्तान शहीद हुआ ९६८ ) में 
तारीख निकाली । 

हकीम झलोी में ३५ वें वर्ष में एक अजीब बढ़ा तालाब 
बनवाया, जिसमें से होकर एक रास्ता भीतरी कमरे में जाता था। 
आशय यह था कि तालाब का पानी कमरे सें नहीं जाता था । 
मनुष्य नीचे जाते ओर उसकी परीक्षा करने में कष्ट खहते तथा 
कितने इतना कष्ट पाते कि आधे रास्ते से लौट आते । अकबर भी 
देखने गया ओर कपरे में पहुँचा । यह तालाव के एक कोने में 
पानी के नोचे दो दीन सीढ़ी उतरा था कि वह कमरे में पहुँच 
गया । यह झुसज्ञित तथा प्रकाशित था और उसमें दस बारह 
आदसम्ियों के लिए स्थान था। सोने के लिए गदे, कपड़े भादि 
रखे थे। छुछ पुस्तक भी रखी हुई थी । हवा, जछ का एक बूंद 


( २९४ ) 


ओर अकवर को मीठी वातों से शांत किया । इसी बीच छुलतान' 
खुसरों शोर मचाता आया और अकबर से अपने पिता के विषय 
में कुवबचन कहे, जिससे उसका क्रोध भड़क उठा। रात्रि भर वह 
ज्वर से वेचेन रहा और स्वास्थ्य बिगड़ गया । सुबह दृकीम 
अली गीलानी बुलाया गया और अकबर ने कहा खुसरो के 
कुवाच्यों से हम क्रुद हो गए और इस अवस्था को पहुँच गए। 
अंत में ष्वर से पेट चछी हो गया और उसकी मझुत्यु का 
कारण हुआ । 

कहते हैं कि बीमारी के अंत में हकीम अली ने तरबूज का 
पथ्य बतछाया था, इसलिए जहाँगीर ने राजगद्दी होने पर उसे 
बदनाम किया कि उसी के लुसखे ने उसके पिता को मारा है | 

अपने राज्य के ३ रे वर्ष ( सन्‌ १०१८ हि०, १६०९ ३० ) 
में जहाँगीर भी हकीम अलो के घर गया और तालाब देखा। 
उसका निरीक्षण कर लौटने के वाद हकोम अली पर फिए 
कृपा हुई और उसे दो दजारी मंसव मिला। इसके कुछ 
दिन बाद यह मर गया। कहते हैं कि यह श्रति वर्ष ६ सहन 
रुपये की दवा और पथ्य गरीबों में बाँटवा था । इसके 
पुत्र हकीम अब्दुल वहाव ने १५ वें वर्ष में छाहौर के कुछ 
सैयदों के विरुद्ध अस्सी हजार रुपयों का दावा किया, जिसे 
उसके पिता ने उन्हें ऋण दिया था। इसने एक काजी के 
मुहर सद्दित एक दस्तावेज तथा दो गवाह कानून के अनुसार 
दावा साबित करने को पेश किया । सेयदों ने इनकार किया पर 
उस दावे से वचना संभव नहों था। आसफ खाँ इसे निपटाने को' 
नियत हुआ । घूत डरता है, इसके अनुसार अव्दुलू वद्दाव ने 


( २९३ ) 
शैर--- 


दो लोहे के पहाड़ अपने अपने स्थान पर से हिले। 
तुमने कहा कि पृथ्वी एक छोर से दूसरे छोर तक हिल गई ॥ 


बादशाह ने अपना एक खास हाथी रणर्थंभन सहायक 
नियत किया कि उनमें से यदि एक विजयी हो और महावत उसे 
न रोक सके तो यह आड़ से निकछ कर पराजित की सहायता 
करे । ऐसे सहायक हाथी को तपांचा कद्दते हैं और यह बादशाह 
के आविष्कारों में से है। अकबर भरोखे में वेठकर तमाशा 
देखता या और शाहजादा सलीम तथा खुसरो घोड़ों पर सवार 
हो कर देख रहे थे । ऐसा हुआ छि गिराँबार ने खूब युद्ध के वाद 
प्रतिद्वंद्वी को दवा दिया | अकबर चाहता था कि तपांचा सहायता 
को आधे पर सलीम के मनुष्यों ने उसे रोका और रणथंभन पर 
पत्थर मारने लगे, जिससे महावत को जो बहादुरी से उसे आगे 
बढ़ा रद्दा था, एक पत्थर सिर पर लग गया ओर रक्त बहने लगा । 
दरबारियों ने जर्दी मचा कर बादशाह को घबड़ा दिया, जिससे 
उसने सुलतान खुरंम को, जो पास में था, उसके पिता के पास 
भेजा कि जाकर कहे कि 'शाहवावा कहते हैं. कि वास्तव में सभी 
हाथी तुम्हारे हैं, तय क्‍यों यद्‌ असंतोष है शाहजादे ने उत्तर 
दिया कि 'सें इस विषय में कुछ नहीं जानता और महावतत को 
मारना दम भी चढ़ीं उचित सममते (! सुल्तान खुरंस ने कहा कि 
तिब हम जाकर हाथियों को अतिशवाजी से अछढग करा देते हैं ।! 
पर सत्र प्रयत्त असफल रहे। अंत में रणथंभन भी हार गया 
और आपरूप के साथ जमुना में घुस गया । सुलतान खुरंम लौटा 


७२.अलीवेग अकबर शाही, मिजा 


इसका जन्म तथा पालन बदरुशाँ में हुआ था और यह 
अच्छे गुणों से विभूषित था | जब यह भारत आया तब इसकी 
राजभक्ति का सिक्का अकबर के हृदय में जम गया और यह 
अकबर शाही को पदवी से सम्मानित हुआ | युद्ध में इसने 
प्रसिद्धि प्राप्त की । दक्षिण की चढ़ाई में यह शाहजादा सुलतान 
मुराद के साथ था ) जब शाहजादा संधि कर अहमद नगर से 
लोटा तब ४१ वें वर्ष में सादिक खाँ ने बुद्धिमानी से महक में 
अपना निवासस्थान बनाया । अजदुर खाँ और ऐन खाँ तथा 
अन्य दक्षिण्यों ने उपद्रव मचाया । सादिक खाँ से मिलो के 
अधीन चुनी सेना भेजी, जो एकाएक उनके पड़ाव पर टूट पड़ी 
ओर अखाड़ा के हाथी, स्त्रियाँ तथा बहुत सा लूट पाया | इस 
सफलता पर खुदावंद खाँ तथा अन्य निजाम शाही अफवरों ने 
दस सह सवारों के साथ युद्ध करना निम्बय किया | गंगा के 
किनारे सादिक खाँ ने मिजा अलीवेग को हरावल में नियत कर 
पाथरी से आठ कोस पर युद्ध किया । मिर्जा ने उक्त दिवस बड़ी 
वीरता दिखलाई ओर खुदावंद खाँ को परास्त कर दिया, जिसने 
पाँच सदख्त सेना के साथ आक्रमण किया था। ४३ वें वर्ष में 
दौलताबाद के अंतर्गत राहुतरा दुगे को एक महीने के घेरे पर 
ले लिया । इसी वर्ष में पत्तन करवा को इसने अपने प्रयत्न से 
विज्ञय किया, जो गोदावरी के तट पर एक प्राचीन नगर है। 


( २९७ ) 


के अंत में छोहगढ़ दौलताबाद ढुगे भी निजी श्रयास से 
। थे दोनों ठुग पानी के अभाव से गिरा कर छोड़ दिए 
र अब तकवे उसी हाल में हैं। शेख अबुलू फजछ 
पतित्व-काल की चढ़ाइयों में मिजो भी लड़ा था ओर 
काये किया था। अहमदनगर के घेरे में शाहजादा 
ल के सेवकों की बहुत सहायता की । ४६ वें वध में इसे 
(२ में डंका-निशान मिछा । इसके वाद जानखानोँ के साथ 
बहुत दिनों तक दक्षिण में रहा। जहॉगीर के समय में 
हजारी मंसव के साथ काइसीर का अध्यक्ष हुआ । इसके 
इसे भवघ की जागीर मिली और जब जहाँगीर अजमेर में 
तय यह द्रवार आया और मुईनुद्दीव के दरगाह की जिया- 
की । यह शाहवाज खाँ कंबू की कन्न में चिपट गया, जो 
के भीतर थी, और कहा कि यह हमारा पुराना मित्र था। 
के बाद वहीं मर गया और उसी स्थान पर गाड़ा गया । यदद 
ना ११वें बपे के २२ रवीवलू अव्बछ सन्‌ १०२५ हि० 
३० माचे १६१६ ३० ) को हुई थी । 
यद्यपि यह्‌ कम नौकर रफखता था पर वे सभी अच्छे होते 
और पूरी वेतन पाते। यह विद्वानों तथा पविन्न मनुष्यों का 
प्रेमी था। यह अफीमची था, इससे इसका मिप्ठान्न विभाग 
अत्यंत सुव्यव्‌स्थित था। इसके जलछूसों में अनेक प्रकार की 
मिठाइयोँ, पेय पदाथ तथा पक्कान्न दिखलाई पड़ते थे। यह 
कविता प्रेम्नी था और कविता बनाता भी था । 





७३, अली मर्दान खाँ, अमीरुलू उमरा 


इसका पिता गंज अली खाँ जिग कुद्स्तान-निवासी था। 
यह शाह अब्बास प्रथम का पुराना सेवक था | जब शाह अब्बास 
बच्चा था और हिरात में रहता था तब गंज अली मुख्य सेवक 
था और उसके राज्य में अच्छी सेवा तथा खाहस से, जो उसने 
उजवबेगों के साथ के युद्धों में दिखलाया था, उच्चपद पाया ओर 
अजुसंद बाबा पदवी मिली । यह तीर :वर्ष तक किमोन की 
शासक रहा। इसने बराबर न्याय तथा ग्रजाब्रियता दिखाई । 
जहाँगीर के समय जब शाद्द ने कंधार घेर लिया और पंतालीछ 
दिन में अब्दुलू अजोज खाँ नक्शवंद से उसे ले छिया, वर 
उसका अधिकार इसी को मिल्रा । एक रात्ि खनन १०३४ हिं? 
( १६२५ ६० ) में यह कंधार ढुग के बरामद़े में सोया था ओर 
कोच बरामदे की रेलिंग से सटी हुई थी । रेलिंग दृदी और यह 
सोते तथा कुछ जागते बिना किसी के जाने हुए नीचे गिर पड़ा। 
कुछ देर के बाद इसके कुछ सेवक उघर आ गए ओर इसे मरा 
हुआ पाया। शाह्द ने उसके पुत्र अली मदोन को खाँ की पदवी 
सहित कंधार का अध्यक्ष वनाया ओर उसे बावा द्वितीय पुकारता । 

शाह की झत्यु पर जब उसका पौचत्र शाह सफी गद्दी पर 
बैठा तव निराबार शंकाओं पर अब्बासी अफसरों को नीचें 
गिराया । अली मदान भी इस कारण डर गया और उसने यह 
सोचकर कि शाहजहाँ से मिल जाने द्वी में अपनी रक्षा है काबुल के 


( २९७ ) 


इसी वर्ष के अंत में छोहगढ़ दौलताबाद दुर्गे भी निजी अ्रयास से 
ले जिया । ये दोनों हुगे पानी के अभाव से गिरा कर छोड़ दिए 
गए और अब तक वे उसी हाल में हैं। शेख अबुछू फलछ 
के सेनापतित्व-काज़ की चढ़ाइयों में मिजा भी लड़ा था और 
अच्छा कार्य किया था। अहमदनगर के घेरे में शाहजादा 
दानियाल के सेवकों को बहुत सहायता को । ४६ वें बष मे इसे 
पुरस्कार में डंका-निशान मिछा । इसके वाद खानखानों के साथ 
साथ बहुत दिनों तक दक्षिण मे रहा। जहॉगीर के समय में 
चार हजारी मंसव के साथ काश्मीर का अध्यक्ष हुआ | इसके 
बाद इसे भबघ की जागीर भित्नी ओर जब जहाँगीर अजमेर में 
था तब यह दरार आया और मुईनुद्दीन के दरगाह की जिया- 
रत की । यह शाहवाज खाँ कंबू की कंत्र में चिपट गया, जो 
उसके भीतर थी, और कहा कि यह हमारा पुराना मित्र था। 
इसके वाद वहीं मर गया और उसी स्थान पर गशाड़ा गया । यह 
घटना १२ दें वर्ष के २२ रबीउलू अव्यछ सन्‌ १०२५ हि० 
( ३० मार्च १६१६ ३० ) को हुई थी । 

यद्यपि यह कम नौकर रखता था पर वे सभी अच्छे होते 
ओर पूरी वेतन पाते। यहद्द विद्वानों वथा पवित्र मनुष्यों का 
प्रेमी था। यह अफीमची था, इससे इसका मिष्ठान्न विभाग 
अत्यंत सुव्यवस्थित था। इसके जछूसों में अनेक प्रकार की 
मिठाइयॉ, पेय पदार्थ तथा पक्कान्न दिखलाई पड़ते थे। यह 
कविता प्रेमी था और कविता बनाता भी था । 


( २९९ ) 


वचहार करने छगा । इससे दुर्ग की दीवालों 
ओर कोहलकः पर, जो कंघार दुगगं का 
चालीस दिन में वनवाया। जब शाह ने 
करने का विचार कर पहिले इसके पुत्र 
म्दीन भेजने को बाध्य हुआ पर जब 
उक था सबको मार डाला तब यह प्रकठ 
ने सियावश कुलललर काशी को, जो 
प, इसके विरुछ्ध भेजा । अलीमदान ने 
! भेजा कि शाह उसका श्राण छेना चाहता 
अपने एक अफसर को भेज दें तो वह दुगे 
ग़वे । 
- १०४७ हि० (१६३७-३८ ६०) में काचुल 
लाहौर का अध्यक्ष कुल्लीज खाँ त्था गजनी, 
व के अध्यक्ष आज्ञानुसार कंघार चले । 
पहुँच जाने पर सईद खाँ ने यह निश्चय 
वावश कंघार के आसपास रहेगा तब तक 
ते न होंगे, इसलिए यद्यपि अलीमदान के 
। आठ सहस्त सवार थी पर कंघार से एक 
सियावश १२ आक्रमण कर दिया, जिसके 
। सेना थी। घोर युद्ध हुआ और पारसीक ऐसे 
तथ तक बाग नहों खींची जब तक वे अगन्दाच 
ने पड़ाव तक नहीं पहुँच गए । सईद खाँ से 
।य नहीं दिया और उनपर आक्रमण कर दिया, 
छोड़कर वे चले गए । पारसियों के खेमों में 


(. ३०० 


'बहादुरों ने रात्रि व्यतीत की और सुबह सब सामान समेद 
कंधार लौट आए । कुलीज खाँ के पहुँचने पर, जो कंघार का 
अध्यक्ष नियत हुआ था, अली म्दान दरवार गया और १२वें 
व लादौर में चौखट चूमी । आने के पदिले द्वी इसे पाँच दजारी 
०५००० सवार का मंसव, डंका तथा झंडा मिल चुका था, इसलिए 
उस दिन उसे छ हजारी ६००० सवार का मंसब दिया गया 
ओर एतमादुद्दौला का महल, जो अब खालसा हो गया था, 
मिला । इस्रके द्ख मुख्य सेवकों को योग्य मंसब मिले | विशेष 
कृपा के कारण अली मर्दान को, जो फारस के जलवायु में पछा 
था और भारत की गर्मी नहीं सह सकता था, कश्मीर की 
अध्यक्षता मिलो । जब बादशाह काबुक की ओर चले, तब भरी 
मर्दान छुट्टी लेकर अपने पद्‌ पर गया। १३ वें बे सन्‌ १०१९ 
हि० ( सन्‌ १६३९-४० इ० ) के आरंभ में लाहौर में जंत्र 
बादशाह रहने लगे तब अली मर्दान को वहाँ बुला लिया और 
उसका मंसब सात हजारी ७००० सवार करके काश्मीर को 

ध्यक्षता के साथ पंजाब का भी ग्रांताध्यक्ष नियत किया, जिसमें 
गर्मी तथा सर्दी दोनों ऋतुओं को वह्‌ आराम से उठंढे तथा गर्म 
स्थानों म॑ व्यतीत कर सके । १४ वें वर्ष ( सन्‌ १००० हि? ) 
आशख्विन सं० १६९८ में यह सईद खाँ के स्थान पर काबुल का 
प्रांताध्यक्त नियत हुआ। १६ वें बप॑ जब बादशाह आगरे में था 
तथ यह्‌ वह्दीं बुलाया गया और इसे अमीरुल उमरा की पदवी 
दी गई तथा एक करोड़ दाम ( ढाई लाख रुपये ) और एवकाद 
खाँ का गृद इनाम में दिया गया । जमुना के किनारे अफसरों के 
यनवाए गुद्दों में यह सबसे अच्छा था और इसे एतकाद ने 


( २९९ ) 


शासक सईद खाँ से पत्र व्यवहार करने छगा । इसने दुर्ग को दीवालों 
तथा बुजों को दृढ़ किया और फोहलकः पर, जो कंघार ढुग का 
एक अंश है, एक दुग चालीस दिन में बनवाया। जब शाह ने 
इसे सुना तब इसको नष्ट करने का विचार कर पहिले इसके पुत्र 
को बुला भेजा । अली मर्दान भेजने को बाध्य हुआ पर जब 
शाह ने जिन जिन पर शुक्र था सबको मार डाला तब यह्‌ प्रकट 
में विद्रोही हो गया । शाह ने सियावश कझुल्नल्र काशी को, जो 
सशहद्‌ भेजा गया था, इसके विरुछूे भेजा । अलीमदोन ने 
शाहजहाँ को प्राथना पत्र भेजा कि शाह उसका प्राण लेना चाहता 
है और यदि बादशाह अपने एक अफसर को भेज दें तो बह हुगे 
उसे सोप कर दरवार जावे । 

११ दें बष में सन्‌ १०४७ हि० (१६३७-३८ ६०) में काछुल 
का अध्यक्ष सइंद खो, लाहौर का अध्यक्त कुज्ञीज खाँ तथा गजनी, 
भक्कर और सिविस्तान के अध्यक्ष आज्ञासुसार कंघार चले । 
कुलोज खो के पहिले पहुँच जाने पर सइंद खाँ ने यह निश्चय 
केया कि जब तक सियावश कंघार के आसपास रहेगा तब तक 
लोग ठीक ठीक अमुगत न होंगे, इसलिए यद्यपि भलीमर्दान के 
साथ इसकी कुछ संना आठ सहस्त सवार थी पर कंघार से एक 
फर्सेंख दूर पर इसने सियावश १२ आक्रमण कर दिया, जिसके 
अधोन पाँच छः सहस्त सेना थी। घोर युद्ध हुआ और पारसीक ऐसे 
भागे कि उन सब ने तब तक बाग नहों खींची जब तक थे अगेन्दाव 
नदी के उस पार अपते पड़ाव तक नहीं पहुँच गए | सईद खाँ ने 
उन्हें 5दरने का समय नहीं दिया और उत्तपर आक्रमण कर दिया, 
जिससे सव सामान छोड़कर थे चले ग़ए ) पारसियों के खेमों में 


मी, 


नहीं असंभव था, इसलिए उक्त ठुग पर फिर से अधिकार 
करना अन्य अवसर के लिए छोड़ कर अली मान ने 
बदरुशी की ओर दृष्टि को। जब वह गुलबिद्दार पहुँचा ततर 
पंजशेर के थानेदार ( दौलतबेग ) ने, जो मार्ग जानता था, कहा 
कि भारी सेना को घाटियों तथा दरों को पार करना कठिन होगा। 
साथ ही पंजशेर नदी को ग्यारद्द स्थानों पर पार करना द्ोगा, 
जो ब्रिना पुल बनाए नहीं हो सक्रता। तब अमीरुछ्‌ उम्रश ने 
असालत खा को खंजान पर भेजा। वह गया और सोलद्द दिंगे 
में छौट आया तथा अलीमदोन के साथ काबुल गबा। ऐसे 
समय जब तूरान में गड़बड़ मची थो इस प्रकार जाना और 
आना शाहजहाँ को पसंद्‌ नहीं आया । 


उसी वर्ष १०५६ हि० (१६४६ ६० ) के आरंभ में शाहजादा 
मुराद, अलीमदोन, अन्य सदोर्गण और पचास सदख सवार 
बलखबदख्शाँ लेने तथा उजवेगों और अलमानों को दंड देने को 
नियत हुए । इसी समय शाह सफी की झत्यु पर शोक मना 
ओर अव्वास द्वितीय को राजगद्दी पर बधाई देने के लिए जाते 
निसार खाँ फारस भेजा गया था, जिसके साथ यद्द भी लि 
गया था कि अमीरुल उप्तरा के बड़े पुत्र को लौटा दिया जाय, 
जो शाह के पास जमानत में था। शाह ने पुरानी मित्रता न 
तोड़ी और उसे भेज दिया। अप्तीझल्‌ उमरा मुराद बख्श 
साथ तूल दर से गया । जब व॑ सरआब पहुँचे तब नजर सुदद” 
म्म्रद्‌ खाँ का द्वितीय पुत्र सलतान खुसरों, जो कंदज को 
अध्यक्ष था, अलमान डॉकुओं के प्रभाव के कारण वहाँ ठहर 
न सका और शाहजादे से आ मिला । इसके बाद जब शाहजाद। 


( ३०३ ) 


बादशाह के कहने पर पेशकश के रूप में भेंट कर दिया था।+ 
इसके बाद इसे काबुछ लौट जाने की आज्ञा मिली । 

१८ वे वर्ष तर्दी अली कत्तगान ने, जो नजर मुहम्भद खाँ के 
पुत्र सुभान छुली खाँ का अमिभावक था और जिसे नज् मुहम्मद 
खाँ ने यलंग तोश के स्थान पर कहमर्द तथा उसके पास के ग्रांत 
का अध्यक्ष नियत किया था, जम्मींदावर के बिल्यूचियों पर ठुष्टता से 
आक्रमण किया और हल्मंद के किनारे बसे हुए हजारा जाति 
को छठ छिया । इसके बाद बामियान से चौदृह कोस पर ठहर 
गया कि अवसर मिलने पर दूसगा आक्रमण करे। अली मदोन 
ने अपने विश्वासी सेवकों फरेंदू ओर फहोद्‌ को उस पर भेजा 
और वे फुर्ती से कूच कर उजबेग पड़ाव पर जा टूटे । कत्तगान 
लड़भिड़ कर भाग गया । उसकी स्त्री, उसके संबंधी और उसका! 
कुल सामान छिन गया । इसी वर्ष अमीरुलू उमरा दरबार आया 
ओर वद्रुशाँ जाकर उसे विजय करने की आज्ञा पाई, जहाँ नज्ज 
मुदृम्मद खा भपने लड़के तथा सेचकों के विरुद्ध हो गया था | 
असालत खाँ समीर बख्शी उसके साथ नियत हुआ। अलीमदोन' 
खाँ ने १९ वें बपे में एक सेना काबुल से कहमदे पर भेजी । उस 
दुगे में बहुत कम आदसी थे, इसलिए वे बिना तीर-तलवार खोँचे 

|ग गए और उस पर अधिकार हो गया । यह सुनकर अमीरुल 
उम्तरा काबुल की सेना के साथ रवाना हुआ। मांग में मालूम 
हुआ कि कहमदे की सेना ने कादुरता से उजवबेग सेना के पहुँचते 
टी ठुग उसे दे दिया ओर रास्ते में एमाक आदि जातियों 
द्वारा छूट भी ली गई। ऐसी हाछत में खाद्य पदार्थ तथा 
घास आदि की कम्मी से सेना का' आगे बढ़ना कठिन हीः 


( ३०४ ) 


बहराम ओर अव्दुरंहमान दो लड़के और तीन लड़कियाँ तथा 
तीन स्त्रियाँ काबुल में बादशाह की कृपा में रहीं । 

तारीख का मुश्नम्मा यों है--- 

नज़ मुहम्मद वलखबद्रुशी का खँँं था। वहीं उसने अपना 
सोना, ख्रिया तथा भूमि छोड़ी । 

नवविजित देश के पूरी तौर शांत होने के पढ़िले ही 
शाहजादा मुराद वरुश ने लौटने का विचार किया और वादशाह 
के सना करने पर भी जब नहीं माना तब उस देश का कार्य 
गड़बड़ हो गया । इस पर शाहजहँ ने शाहजादे पर क्रोध प्रदर्शित 
कर उसकी जागीर तथा पद छोन लिया और साददा खाँ को 
उक्त दृश शात करने का आज्ञा दी । अमीरुल उमरा को आदेश 
मिला कि कंदज के विद्रोहियों को दंड दे और बदख्शों के 
भंताध्यक्ष के पहुँचने पर काबुल लौट आवे। उसी वर्ष 
सन्‌ १०५७ दहि० ( सन्‌ १६४७ ई० ) में शाहजादा औरंगजेब 
उस भांत का अध्यक्ष नियत होकर वहाँँ। भेजा गया। अमीरुल 
उम्मरा भा खाथ गया । जब ये बलख पहुँचे तब ज्ञात हआ कि 
नञ्ज मुहम्मद खा का बड़ा पुत्र अच्दल अजोज खा, जां वाखारा 
का अध्यक्ष था, कशी से जेहून नदी तक बढ़ आया है और वेग 
आंगली के अधीन तूरान की सेना आगे भेजी है। उसमे आमृय 
नद्ठा पार कर आकचा मे डेरा डाला है । कतलक मुहम्मद सुल्तान, 
जा मदन्‍मद सुलतान का दूसरा पुत्र था, उससे आ मिछा 
शाइजादा वछञ में न जाकर उसी भोर मुड्ा। तैम्ूराबाद में 
युद्ध हुआ और अमीठल्‌ उमप्तरा शत्रु को परास्त कर कतलक 

मुहम्मद सुल्तान के पड़ाव पर पहुँचा, जो ओगली से बहत दर 


( हे०३ ) 


खुरम पहुँचा, जहाँ से बछख तीन पड़ाव पर दे, तब उसने 
बादशाह का पत्र नजर मुहम्मद खाँ को भेजा, जिसमें संतोषप्रद समा- 
चार थे और अपने आने का कारण उसके सहायताथ प्रकट किया। 
उसके उत्तर में उसने कहा कि कुछ प्रांत साम्राज्य का है और वह 
भी सेवा कर सक्का जाना चाहता है पर संभव है कि उजवेग दुष्टता 
से उसे सार डालें और उसका सामान छूट छें। अमीरुल उमरा 
फुर्ता से शाहजादा के साथ कूच कर जब मजार के पास पहुँचा 
लब ज्ञात हुआ कि नज् सुहम्मद्‌ खो इस प्रकार बहाने कर समय 
ले रहा है। उसने बलखल से दो कोंस पर पड़ाव डाछा। 
संध्या को नजर मुहम्मद के लड़के चहराम सुल्वान और सुभान 
कुली सुलतान कई सदोरों के साथ आए तथा अधीनता स्वीकार 
कर छुट्टी छे लौट गए। सुबह नप्ज मुहम्मद से मिलने वलख 
गए और पह् वाग मुराद में जछसा की तैयारी करने गया। 
बहू कुछ रत्न तथा अशर्फी लेकर वहाँ से भागा और शिरगान में 
सेना एकत्र करने का प्रवंध करने लगा। वहादुर खाँ रुहेला तथा 
असाछत खॉ ने उसका पीछा किया और लड़े। नजर मुहम्मद 
उनकी शक्ति देख कर अंद्खूद भागा और वहाँ से फारस चला 
गया । २० वें ब्ष शाहजहाँ के नाम खुतवा पढ़ा गया और सिक्का 
ढाला गया । बारह लाख रुपये के मूल्य के स्रोने चाँदी के वर्तेन, 
२५०० घोड़े तथा ३०० ऊढ मिले। लेखकों से ज्ञात हुआ कि 
नज्ञ सुहम्मद॒ के पास सत्तर लाख नगद और सामान था। 
इसमें से कुछ नज्ञ मुहस्पह के बड़े लड़के अच्छुछ अजीज ने छे 
लिया, बहुत सा घन उजवेगों ने छूट लिया और कुछ नजर मुहम्मद 
के द्ााथ लग गया | खुसरो के सिवा, जो दरबार जा चुका था, 


प०द्‌ / 


मिला । कुछ दिन बाद इसे काश्मीर जाने की आज्ञा मित्री, 
जहाँ का जलवायु इसके अनुकूल था। जब शाहजादा दारा 
शिकोह कंधार के कार्य पर नियुक्त हुआ तब काबुल प्रांत यद्यपि 
उसके बड़े पुत्र सुछेमान शिकोद्द को मिला था पर उसकी रचा के 
लिए अपीरुलू उमरा वहाँ भेजा गया। इसके वाद यह फिर 
काश्मीर गया । ३० वें वर्ष के अंत में यह द्रवार थुलाया गया 
पर वहाँ पहुँचने के बाद इसे पेटवली रोग हो गया, जिससे 
३१ थे बष के आरंभ में ( सन्‌ १० ६७, १६५७ ई० ) इसे 
कश्मीर लौट जाने की आज्ञा मिल गई । मच्छीवाड़ा पड़ाव पर 
(१६ अग्रैल सन्‌ १६५७ ई० को) मर गया और इसका शव लाहौर 
में इसकी माता के मकबरे में गाड़ा गया। इसकी लगभग एक 
करोड़ की संपत्ति नगद तथा सामान जब्व हुआ । यद्यपि फारस में 
सफवी वंश के नौकरों की चाल के विरुद्ध इसने बर्ताव किया 
और राजद्रोह तथा नमकहरामीपन के दोष किए पर भारत में 
अपनी राजभक्ति, साहस तथा योग्यवा से बहुत सम्मान पाया 
और सब अफसरों से बढ़कर भ्रतिष्ठित हुआ । शाहजहाँ से इधकी 
ऐसा बताव था कि इसे बह यार वफादार कहता था । 

इसका एक कार्य, जो समय के ५७ पर बरावर रहेगा, 
लाहौर में नहर लाना था, जो उस नगर की शोभा है। १३१ 
बप सन्‌ १०४९ दि० ( १६६९-७० इ० ) में अली मात 
खो ने बादशाह से आथंना की कि उसका एक सेवक, जो नहर 
खुदाने के कार्य का पूर्ण ज्ञाता है, लाहौर में नहर छाने को 
तैयार है । एक लाख व्यय का अनुमान किया गया, जो स्वीकार 
कर लिया गया । उस आदमी ने रावी नदी के किनारे से, जो 


( ३०४ ) 


था । इसने कतलक के और उसके आदमियों के खेमे, सामान, पथ 
आदि छू लिए और उन्हें लेकर बचकर लौट गया। दूसरे दिन बेग 
ओगली ने अपनो कुछ सेना के साथ अमीरुलू उमरा पर आक्रमण 
किया | यह दृढ़ रहा और शाहजादा स्वयं इसकी सहायता को 
आया । बहुत से उजबेग सदोर मारे गए और दुसरे भाग गए | 
इसी समय अब्दुल अजीज खाँ और उसका भाई सुभान कुत्नी 
सुलतान, जो छोटे खा के नाम से प्रखिद्ध था, बहुत से उजवेगों के 
साथ आ मिला और अच्छे बुरे घोड़ों को छोंद लिया। जिसके पास 
अच्छे घोड़े थे, वे छड़ने निकछे । यादगार डुकरिया ने एकताजों 
के साथ अमीरुछ उम्तरा पर आक्रमण कर दिया और करीब करीब 
उसके पास पहुँच गया । अमीरुलू उमरा ने यह देख कर तलवार 
खींच ली और घोड़े को एड मारी । और लोग भी साथ हुए ओर 
युद्ध होने लगा । आअँत सें यादगार सुख पर तलवार खाकर घायल 
हुआ और उछ्का धोड़ा गोडी से चोट खाकर गिरा, जिससे वह 
असीरुल उमरा के नौकरों द्वारा पकड़ा गया । यह उसे शाहजादे 
के सामने लाया, जिससे इसकी अशंसा हुई | 

सात दिन खूब युद्ध हुआ और पाँच छः सहसत्र उजवेग 
मारे गए | शाहजादा लड़ते लड़ते चलख आया और अपना 
पड़ाव उसी नगर में छोड़ कर शत्रु का पूरे वेग से पीछा करना 
निश्चित किया । अब्दुलू अजीज ने वाग मोड़ी और एक दिल में 
जैहून नदी को पार कर लिया। उसके बहुत से अजुगामी डूब मरे । 
इसके वाद जब वलख बृदझ्शों नत्न मुहम्मद को मिल गया तथ 
असीरुलू उमरा काचुल आया ओर वहाँ का कार्य देखने छगा। 


२३ वें वर्ष में यह दरवार आया और इसे छादौर प्रांत का शासन 
२० 


( ३०८ ) 


जिसने ऊँची पदवी पाई थी, और अब्दुल्मा वेग का, जिसे 
ओरंगजेब के समय गंज अली खाँ की पदवी मिली थी, 
अलग वृत्तांत दिया है । इसके दो अन्य लड़के इसहाक वेग और 
इस्माइल बेग थे, जिन्हें पिता की : मृत्यु के बाद प्रत्येक को डेढ़ 
हजारी ८०० सवार के मंखब मिले थे। ये दोनों सामूगढ़ युद्ध 
मं बादशाही सेवा में मारे गए, जो दारा शिकोह की ओर थे। 


( ३०७ ) 


उत्तरी पाव॑त्य प्रांत में है, उस स्थान की समतल भूमि से छाहोर 
तक माप किया, जो पचास कोस था । उसने नहर खुदवाना आरंभ 
किया और एक वर्ष से छुछ अधिक में उसे सम्राप्त कर दिया । 
१४ वे वध उस नहर के किनारे तथा नगर के पास नीची ऊँची 
भूमि पर इसने एक बाग लगवाया, जो शालामार कहलाया और 
जिसमें तालाब, नहर तथा फद्दारे थे। यह आठ लाख रुपये में 
१६ वे वष में खलीलुल्ला खो हसन के निरीक्षण में तयार हुआ। 
चास्तव में भारत में ऐसा दूसरा बाग नहीं था-- 
शैर 
यदि एथ्वी पर स्वर्ग है, तो यही है, यही है, यही है। 
जल काफी नहीं आता था, इसलिए एक छठाप्त रुपया और 
कारोगरों को व्यय करने को मिला । झुख्य कारीगर ने अनुभव- 
हीनता से पचास सहस्त रुपये मरम्मत में व्यर्थ व्यय कर दिये 
तब कुछ लोगों की सम्मति से, जो नहर आदि के काय जानते 
थे, पुरानी नहर पाँच फोस तक रहने दी गई और बत्तीस कोस 
नई बनाई गई । इससे जलन बिना रुकावट के बाग में आने छगा। 
जब अछी मदन खी छाहौर का शासक था, तब इसने उन 
फकीोरों को, जो निमाज और रोजा नहीं मानते थे तथा अपने को 
निरंकुश कह कर व्यभिचार तथा नीचता के कारण हो रहे थे, कैद 
कर कायुज् भेज्ञा। इसका ऐश्वय, शक्ति तथा कर्मठता द्विद॒स्तान में 
प्रसिद्ध थी । हैं कि वादशाह्‌ को जछसा देने में एक बार 
एक सौ सोने को रिकावियों में ठकने के और उसी प्रद्धार तौन 
जौ चाँदी की काम्र आई थीं। इसके पुत्रों में इन्नाहीस खाँ का, 


७५. अली मर्दांन वहाहुर 


यह अकबर का एक सरदार था। ४० वें व में इसका 
मंसब साढ़े तीन सदी था। ठट्टा के काय्य में पदिले पहिछ 
इसकी नियुक्ति खानखानाँ अब्दुरहीम के साथ हुई और इससे 
वहाँ अच्छा काम किया | ३८ वें वष में खानखानाँ के साथ 
दरबार आया और सेवा में उपस्थित हुआ। इसके वाद यह 
दक्षिण में नियत हुआ और ४१ वें वर्ष में उस युद्ध में, जो 
मिजों शाहरुख तथा खानखानोँ के खाथ दक्षिणी सदारों का 
हुआ था, यह अल्तमश में नियुक्त था। इसके अनंतर इसे 
तेलिंगाना सेना की अध्यक्षता मिली | ४६ वें वर्ष में यह अपने 
उत्साह से पाथरी के पास शेर ख्याजा की सहायता को आया । 
इसी बीच इसने सुना कि बहादुर खाँ गोछानी परास्त हो गया, 
जिसे वह कुछ सेना के साथ तेडिंगाना में छोड़ आया था और 
इस लिए तुरंत उघर छौठा। शब्रु का सामना द्वो गया और 
इसके बहुत से मनुष्य भाग गए पर यह डटा रहा और केद दीः 
गया । उसी वर्ष जब राजनैतिक कारणों से अवुलूफब्ल ने दक्षिणी 
सदुरों से संधि कर छी तब यह छूटा और शाद्दी खदांरों में 
आ मिला । ४७ वें वर्ष में मिजी एरिज तथा मलिक अंबर 
के बीच के युद्ध में यह बाएँ भाग का अध्यक्ष था और इसमें 
शादी सेवकों ने भारी विजय प्राप्त की । जहाँगीर के ७ वें व में 
दे अब्दुल्ला खाँ फीरोज जंग के अधीन नियत हुआ । आज्ञा 
दी गई थी कि वे गुजरात की सेना के साथ नासिक के मार्ग झे' 


७४०. अली मर्दान खाँ हेदरावादी 


इसका नाम सीरहुसेनी था और हेद्राबाद के शासक 
अबुल्॒‌हसन का एक मुख्य सेवक था। औरंगजेब के ३० वें वष 
में मोलकुंडा विजय के बाद यह बादशाह का सेवक हो गया और 
छः हजारी मंसव के साथ अली मदन खॉ की पद्‌वी पाई । यह 
हैद्राबाद कर्णोटक में कांची ( कांजीवरम ) में नियत हुआ। 
३० वें वे में जब संता जी घोरपदे जिजी के सहायतार्थ आया, 
'जिसे शाद्यी सेना ने घेर रखा था, तब इसने उसे परास्त करने में 
प्रयत्न किया । युद्ध में यह केद हो गया और इसके हाथी आदि 
छुट गए । दो वर्ष बाद भारी दंड देने पर छूठा । इस अनुपस्थिति 
में इसे पॉच हजारी ५००० सवार का संखव मिला । इसके वाद 
यह कुछ दिन बरार का शासक रहा और फिर मुहम्मद वेदार 
बख्त का चुहानपुर में प्रतिनिधि रद्द । यह ४९ वें वर्ष में मरा । 
इसका पुत्र मुहम्मद रजा इसकी मझुत्यु पर रामगढ़ दुगे का अध्यक्ष 
आर एक हजारी ४०० सवार का संसबदार हुआ । 


७६. अली मुराद खानजहाँ वहादुर 
कोकल्ताश खाँ जफर जंग 


इसका नाम अली मुराद था और यहद्द सुलतान जहाँदार 
शाह का घाय भाई था। यह एक ऊँचे वंश का था। जब 
जहाँदार शाह शाहजादा था; तभी इसने उसके हृदय में स्थान 
प्राप्त कर लिया था और जब वह मुल्तान प्रांत का शाप्षक था 
तव यह वहाँ का प्रबंध करता था। बहादुर शाह के समय 
कोकल्ताश खाँ की पदवी मिली । वहादुर शाह की मृत्यु पर ओर 
तीन शाहजादों के मारे जाने पर जब भारत की सद्तनत 
जहाँदार शाह के हाथों में आई तब इसको नौ हजारी ९००० 
सवार का मंसब, खानजदाँ बहादुर जफदर जंग पदवी और 
मीर बख्शी का पद्‌ मिला । इसका छोटा भाई मुद्वम्मद्‌ मा, 
जिसकी पदची जफर खाँ थी, और साढ ख्वाजा हुसेन खाँ दीना 
को भाठ दजारी मंसब मिले। पहिले को आजम खाँ को पदवी 
और आगरा की अध्यक्षता मिली । दूसरे को खानदौरोँ की पदवी 
और छ्वितीय बख्शीगिरी मिली । यही खानदौराँ जहाँदार शा 
के लड़के मुहमम्द इज्जुदीन का अभिभावक नियत हुआ था, 
जो सुहम्मद्‌ फरुखसियर का सामना करने भेजा गया था । अपनी 
कायरता के कारण मियान से बिना तलवार खींचे और सैनिक 
की नाऊ से विना एक बूँद रक्त गिरे यदद्‌ रात्रि के समय शाहजादे 
- के साथ पड़ाव छोड़कर आगरे चल दिया। 


( ३१] ) 


दक्षिण जायेँ और द्वितीय सेना के साथ, जो खानजहाँ छोदी के 
अधीन है, संपर्क बनाए रखें तथा शाही कार्य मिल कर करें | 
जब अब्दुल्ला खॉ हठ से शत्रु के देश में पहुँचा और दूसरी सेना का 
उसे चिन्ह तक न मिला तब वह गुजरात छौट चला । अली मदोन 
खाँ ने मरना निश्चय किया ओर पीछा करती शत्रु सेना से लड़ 
गया । यह घायल हो कर केद हो गया और अंबर, के बर्गियों 
द्वारा पकड़ा गया । यद्यपि जराहों का उपचार हुआ पर दो दिन 
बाद सन्‌ १०२१ हि० (१६११ ३६० ) में यह मर गया। 

इसकी एक कहावत प्रसिद्ध है। किसी ने एक अवसर पर कहा 
कि 'फह आसमाती है” जिस पर इस बहादुर ने उत्तर दिया कि 
ठीक, फतह अवश्य आसमानी है पर मैदान हमारा है ।” इसका 

पुत्र करमु्या शाहजहाँ के समय एक हजारी १००० सवार का 

मंसवदार था और वह कुछ समय के लिए दक्षिण में ऊद्गिरि 
का अध्यक्त रहा । यह २१ वें वर्ष में मरा । 


७७. अली मुहम्मद खाँ रुहेला 


कहते हैं कि यह वास्तव में अफगान नहीं था। उस खेत 
के एक आदमी के साथ यह बहुत दिनों तक रहा जो अमीर 
ओर निस्संतान था तथा इस लिए उसने इसे सब का मातिक 
बना दिया। अली मुहम्मद ने संपत्ति लेकर पहिले आँवछा भौर 
वंकर में निवास किया, जो पगने कमायूँ की तराई में दिल्ली 
उत्तर हैं | इसने कुछ दिन वहाँ के जमींदारों तथा फौजदाएँं 
की सेवा की और उसके बाद छूट मार करते बाँस बरेली ओर 
मुरादाबाद नष्ट:प्राय कर दिया, जो एतमादुद्दोला कमरुद्दीन खाँ की 
जागीर थी । एतमादुद्दौला ने अपने मुतसद्दी द्वीरानंद को वहां 
शांति स्थापित करने भेजा, जिसका अली मुहम्मद ने सामनों 
कर पूर्णतया पराजित कर दिया और बहुत सा छूट वर्षा 
भारी तोपखाना पाया । एतमादुद्दौछा इसका कुछ उपाय न कर 
सका | इसके अनंतर अली मुहम्मद विद्रोही दो गया और रु 
से, जो अफगानों का घर है, वहुत से आदमियों को बुला लिया 
तथा बादशाह्वी और कमायूँ नरेश की वहुत सी भूमि पर अधि: 
कार कर लिया । इसने हिंदुस्तान के बादशाह के समान बहुत 
बड़ा लाल खेमा तेयार कराया, जिस पर बादशाह स्वयं इधकों 
दमन करने रवाना हुए । शाही सेना के दुष्टगण ने आगे वईं 
कर आँवला में आग लगा दिया। अंत में वजीर के मब्यध््य 
दोने पर, जो अपने मुतसद्दी दीरानंद के छुठ जाने पर भी 


( ३१३ ) 


कोकल्ताश खाँ स्वामिभक्ति सें कम नहीं था पर इसके तथा 
जुल्फिकार खाँ के बीच प्रतिद्वंद्धिता के कारण ढ्ंघ बढ़ गया और 
सम्प्रतियों में वे एक दूसरे की बात काठते थे तथा कभी किसी 
कार्य के लिए एक मत हो कर कुछ निमश्चय नहीं करते थे । 
इस पर बादशाह लालकुंअर पर फिदा थे, विचार तथा बुद्धिमत्ता 
को त्याग दिया था और राज्य कार्य नहीं देखते थे । सफलता 
की कली खिली नहीं और इच्छा के पत्तों ने पतकड़ का रुख 
पकड़ा | सन्‌ ११२३ हि० (सब्‌ १७११-१२ ३०) में आगरा के 
पास फरुखसियर से जो युद्ध हुआ उसमें खानजहाँ हृढ़ता से 
जमा रहा और स्वामि काय में मारा गया। 


७८. अली वर्दी खाँ मिर्जा वंदी 


हते हैं कि यह और हाजी अहमद दो भाई थे और दोनों 
हाजी मुहम्मद के पुत्र थे, जो शाहजादा मुहम्मद आजम शाह 
का वावर्ची था। अलीवर्दी का द्रिद्रावस्था में वंगाल के नाजिम 
झुजाबद्दौल़ा से परिचय था, इस लिए मुहम्मद शाह के राज्यक्राह 
में वह हाजी अहमद के साथ घर छोड़ कर बंगाल चला गया। 
शुजाउद्दौला ने दोनों भाइयों पर कृपा कर उनको बृत्तियाँ 
दी । उसने इन्हें मित्र वना लिया और हर काय में इनसे सलाह 
लेता । उसने दरबार को लिख कर अलीवर्दी के लिए योग्य मंधत 
तथा खाँ की पदवी मँगा दी। जब पटना का प्रांत बंगाल से 
संयुक्त होने से उसे मिछा तब अलीवर्दी को वहाँ अपना प्रतिनिधि 
नियत कर दिया। इसने शुजाउद्दोछा के समय ही पटना में घमंड का 
चर्ताव किया और वादशाह से महावत खाँ की पद्वी तथा अपने 
लिए पटना की स्वतंत्र सूवेदारों ले छी। शुजाउद्दौढा उस प्रांत 
का अधिकार छोड़ने को वाध्य हुआ । झुजाउद्दौला की मृत्यु पर 
उसका पुत्र अछाउद्दोछा सरफराज खाँ बंगाल का शासक हुआ 
और उधने कंजूसी से, जो सर्दारी के विरुद्ध है, बहुत से सैनिकों 
को निकाल दिया । अलीवर्दी ने सन्‌ ११५२ हि० ( १७३९ ३० ) 
में बंगाल विजय करने का निश्चय कर दृढ़ सेना के साथ 
मुर्शिदावाद को सफराज से मेंट करने के बहाने चछा। इसने 
अपने भाई हाजी अहमद से, जो सफराज की सेवा में था, 


( ३१५ ) 


उम॒दतुस्मुल्क तथा सफदर जंग से इंष्यों रखने के कारण इसका 
पक्ष लेता था, संधि हो गई ओर इसने आकर सेवा की । इसको 
यहाँ की जागीर के बदले सरहिद सरकार मिला । जब खन्‌ 
११६१ हि० (१७४८ ६०) में अहमद शाह दुरनी आया, तब 
यह भी सरहिंद से चला आया और आँबला तथा बंकर पुरानी 
जागीर पर अधिकृत हो गया । उसी वर्ष यह मर गया। इसके 
लड़के सादुल्ला पाँ, अच्छुल्ला खाँ, फेजुल्ला खाँ आदि थे | प्रथम 
(सन्‌ १७६४ ३० में ) रोग से मर गया। दूसरा हाफिज 

मतुद्दा के साथ (१७७४ ३० में) मारा गया और तीसरा छिखते 
समय रामगढ़ में था | उसके साथियों में हाफिज रहमत जाँ और 
दूँदी खाँ थे, जो चचेरे भाई थे, और पहिले का उस अफगान 
(दाऊद ) से पास का संबंध था, जो अछी मुहम्मद का 
स्वामी था। उसने अलो मुहम्मद के राज्य पर अधिकार कर 
लिया और मुखिया होने का नाम कम्ताया । दूँदी (सन्‌ १७७४ 
३० के पहिले) सर गया । पहिला रहमत खाँ बहुत दिन जीवित 
रहा । जब सफदर जंग अबुलू मंसूर के लड़के शुजाउद्दौढा ने 
सन्‌ ११८८ हि० ( १७७४-७५ ई० ) में उस पर चढ़ाई की तब 
चह्‌ युद्ध में मारा गया । इसके बाद उसको जाति फे किसी पुरुष 
ने प्रसिद्धि नहीं प्राप्त की । 


जब यह राजमहल पहुँचा तथ इसके एक सेवक निजाम ने इसे 
कैद कर लिया और इसके बर्शी मीर जाफर के पास इसे भेज 
दिया, जो फिरंगियों से मिला हुआ था और जिसका भलीवर्दी 
खाँ की बहिन से विवाह हुआ था। इसका सिर काट लिया 
गया और फिरंगियों की सहायता से मीरजाफर शम्शुद्दोला 
जाफर अली खाँ की पदवी प्राप्त कर बंगाल का शासक वन बैठा । 
सन्‌ ११७२ हि० (सन्‌ १७५८-५९ ३०) में सुलतान आली गोहर 
की सेना जब पटना आई ओर उसे घेर लिया तब मीरजाफर 
का पुत्र सादिक अली खाँ प्रसिद्ध नाम मीरत उसको उठाने के 
लिए भेजा गया। यह युद्ध में दृढ़ रहा और घायल हुआ । जब 
शाहजादा मुशिदाबाद्‌ की भोर चला तब मीरन जल्‍दी लौट 
कर अपने पिता से जा मिला। इसके बाद यह पुर्निया गया 
जहाँ का नाएब सूबा खादिम हसन खाँ विद्रोही दो रहा था। 
जब वह बेतिया के पास पहुँचा, जो पुर्निया के अंतर्गत है, 
तब सन्‌ ११७३ हिं० (जुलाई १७६० ) की एक रात्रि को 
उस पर बिजली गिरी ओर वह मर गया । तारीख है “बनागह 
चके उफतादः व मीरन! ( एकाएक बिजली मीरन पर गिरी, 
११७३ हि० )। 

इस घटना के वाद जाफर अली के दामाद कासिम अला 
खाँ ने अपने खसुर को हटा कर गद्दी पर अधिकार कर लिया | 
इस पर जाफर अली कल्ञकत्ता चला गया । परंतु कासिम अछी 
की इसाइयों से नहीं ववी और जाफर अली द्वितीय वार शासक 
हुआ | कासिम अली चछा आया और बादशाह तथा शुजाउ- 
दूदौला को विद्वार पर चढ़ा लाया पर कुछ सफढता नहीं हुई । 


( ३१७ ) 


अपनी इच्छा कह दी, जिसने इसकी इसमें सहायता की । जब 
महावत जंग पास पहुँचा तव सफराज खाँ की निद्रा टी और वह 
थोड़ी सेना के साथ उससे पम्रिलने गया। वह साधारण युद्ध 
कर सन्‌ ११०३ द्वि० ( १७४० ई० ) में मारा गया। मुशिद 
कुली खाँ, जिसका उपनाम मखसूर था और जो शुजाउद्दौला का 
दामाद था, उस समय उड़ीसा का सूवेदार था | उसने एक सेना 
एकत्र की और अलीबदी से लड़ने आया पर ( बालासोर के 
पास ) परास्त हो कर दक्षिण में आखफजाह के पास चल्ना' 
गया । मीर दवीव अर्दिस्तानी, जो मुशिद्‌ छुछी लॉ का बख्शी 
था, रघूभोंसलछा के पास गया, जो बरार का मुकासदार था ओर 
उसे बंगाल विजय करने पर बाध्य किया। रघूजी ने एक भारी 
सेना अपने दीवान भास्कर पंडित तथा अपने योग्यतम सेना- 
पति अली करावल के अघीन मीर दृवीव के साथ अलीवर्दी' 
पर बंगाल भेजा । एक मद्दीने युद्ध होता रहा और वब अलीवर्दी. 
ने संधि प्रस्ताव किया । उससे भास्कर पंडित, अछी करावछ 
तथा वाईस दूसरे सदारों को निमंत्रण दे कर अपने खेमे से” 
बुलाया ओर सब को मरवा डाला | सेना भाग गई । रघू और 
मीर हवोव असफल लौट गए पर. प्रति वर्ष वंगाछ' में छूट मार 
करने को सेना जाती थी। अंत में अलीवर्दी ने रधू को चौथ 
देना निश्चित किया और उसके बदलछे उड़ीसा दे कर प्रांत को 
नष्ट होने से बचाया । इसने तेरह वर्ष शासन किया। इसकी' 
सत्यु पर इसका दौद्धित्र सिराजुद्देला दूस मद्दीने गद्यों पर रहा । 
इस बीच इसने कलकत्ता छटा । इसके अन॑त्तर- यह फिरंगी टोप-+ 
वालों को सेना से परास्त हुआ और नाव में बैंठ कर भागा. 


७९. अल्लाह कुली खाँ उजवेग 


यदद प्रसिद्ध अलंगतोश का पुत्र था, जो तूरान का कज्ञाक 
ओर मशहूर घुड़सवार था | यह अलअमान खेल का था और 
जत्ती नाम था । एक युद्ध में इसने खुली छाती से आक्रमण किया' 
था, जिससे अलंगतोश कहलाया, क्‍योंकि तुर्कों में अलंग का' 
अर्थ नम्न और तोश का अर्थ छाती है । यह बलख के शासक 
नज मुहम्मद खाँ का सेवक था और इसे जागीर में कहमदं, उसका 
प्रांत तथा दजारा जात वगैरह मिला था | इसे वेतन कम मिलता 
था, इस लिए यह छुटेरा द्वो गया था और कंघार तथा गजनी 
तक लूट मार कर कालयापन करता था। खुरासान में भी 
हू बराबर घावे मारता था। फारस के शाह अपने खेतिद्दरों 
की इससे रक्षा नहीं कर सकते थे । क्रमशः यह डकेती से सेनिक- 
काय करने लगा और अपनी शक्ति दूर तक फेलाई। हजारा 
जाति को दमन करने के लिए, जिनका निवास गजनो की सीमा 
के भीतर था और जो पहिले से गजनी के शासक को कर देते: 
आए थे, इसने एक दुगे बनवाया | जहाँगीर के १९ वें वर्ष में 
इससे तथा खानजादा खाँ खानजमाँ से युद्ध हुआ, जो अपने 
पिता महावत खाँ की ओर से काबुल में उसका प्रतिनिधि अध्यक्ष 
था। बहुत से उजवेग तथा अलअमान मारे गए और 'अछंगतोश 
परात्त हुआ । जहाँगीर की मृत्यु पर और शाहजदाँ के राज्य के 
आरंभ में नज्ञ मुहन्मद ने यह विचार कर कि काबुल विजय 


( ३१९ ) 


बहुत दिनों तक यह अवसर की आशा में बादशाह के साथ 
रहा । जब सफलता नहीं मिली तब बाहरी प्रांत को चल दिया । 
ह नहीं पता कि उसका अंत केसे हुआ। जाफरअछी सन्‌ 
११९७८ हिं० (१७६५ ई० ) में मरा और उसका लड़का 
नम्मुद्दौला गदूदी पर वैठा पर दूसरे ही वर्ष ११७९ हि० में 
वह भी सर गया। इसके अन॑ंतर सैफुद्दौला कुछ वर्षों तक 
और मुवारकछुद्दौला कुछ महीने तक शासक रहे । सन्‌ ११८०८ दि० 
( १७७१-७२ ई० ) में कुल बंगाल और बिद्दार ठोपवालों के 
हाथ में चला गया । 


८०. अल्लह यार खाँ 


इसका पिता इफ्तखार खाँ तुकमान था, जो जहाँगीर के 
समय वंगाल में नियत था । जब इस्माइल खाँ चिश्तो उस प्रांत 
का अध्यक्ष हुआ तब उसने शुजाअत खाँ शेख कबीर के अधीन 
एक सेना उसमान खाँ छोहानी पर भेजी, जो वहाँ विद्रोह मचाए 
हुए था । इफ्तखार खाँ बाएँ भाग का सदौर नियत हुआ। 
जब युद्ध होने ही को था और दोनों सेना आमने सामने थीं तब 
उसमान ने एक लड़ाकू हाथी शाही हरावल पर रेज्ा और उसे 
परास्त कर वह इफ्तिखार खाँ पर आया । यह्‌ डटा रहा और 
लड़ने लगा । अपने कई सैनिकों तथा सेवकों के मारे जाने पर 
यह भी मारा गया । 

अलह यार अपने पिता की वीरता के कारण जहाँगीर का 
कऊपापात्र हो गया और कुछ समय में अप्तीर वन गया। उच्च 
बादशाह के राज्य के अंत में और शाहजद्दाँ के भारंभ में इसका 
मंसब ढाई हजारी था तथा पुरानी चाल पर बंगाल की सहायक 
सेना में यह नियत हुआ । बंगाल के प्रांताध्यक्ष कासिम खाँ ने अपने 
लड़के इनायतुल्ठा को उक्त खाँ के साथ हुगली बंदर लेने भेजा, जो 
बंगाल का एक प्रधान बंदर है । अधिकार तथा अध्यक्षता खाँ को 
मिली थी । इस विजय में इसने अच्छा काय किया और अपनी 
वीरता तथा सेनापतित्व से ५ वें वर्ष में कुफ़ की जड़ और फिरं- 
गियों की हुकूमत खोद डाली, जिसने उस प्रांत में अपने रगोरेशा 


करने का यह अवसर है, एक सेना चढ़ाई के लिए तैयार को । 
अलंगतोश ने कावुल के पास के निवासियों को छट॒ने में कुछ 
उठा नहीं रखा । अंत में जब नज् मुहम्मद की शक्ति का अंत 
होने को था और उसका सौभाग्य पस्त हो रहा था तब उसने 
बिना किसी दोष के अलंगतोश की जागीर लेकर अपने पुत्र 
सुभाव कुली को दे दी। इसी प्रकार उसने अपने कई अफसरों 
को कृष्ट दिया, जिससे अंत में वही हुआ जो होना था। 
नज्मुहम्मद खाँ के अपने बड़े भाई इमाम कुछी खाँ को गदूदी से 
हटाने तथा समरकंद और बुस्खारा को बलख में मिलाने के 
पहिले अल्लाह कुल्ली अपने पिता से अलग हो कर शाहजहॉ 
की सेवा करने के विचार से १३ वें व में काबुल चला आया। 
बादशाह ने अपनी उदारता से उसको अटक के खजाने पर 
पाँच सहख रुपये का वेतन दिया और पाँच सहस्र रुपये काबुल 
के अध्यक्त सईद खाँ को भेजा, जिसने उसको अगाऊ दिया था। 
१४ वें बषे यह जब सेवा में उपस्थित हुआ तब इसे एक हजारी 
मंसव मिला । शाहजहाँ ने वरावर तरक्की दे कर दो हजारी 
कर दिया । २२ वे वे में रुस्तम खाँ तथा कुलीज खाँ के साथ 
कंथार में पारसीकों से युद्ध में अ्सिद्धि प्राप्त करने पर इसका 
पाँच सदी संखव बढ़ाया गया। २४ वें वष जब जाफर खाँ 
विद्र का प्रांवाध्यक्ष हुआ तब यह भी उसी प्रांत में नियत 


हुआ | २६ दें वर्ष में यह दरवार आया और ढाई हजारी 
१५०० सवार का मंसवदार हुआ । 





ब्ते 


( 3२२४ ) 
में वर्धा बिताने के लिए टांडा में ठहर गया, तब उसने सुना कि 
रशीद खाँ अज्ञग हो रहा है और उस प्रांत के वहुत से जमींदार 
उससे मिछ गए हैं तथा वह शाद्दी बेड़ा लेकर मुअज्जम खाँ से 
मिलना चाहता है | इस पर उसने अपने बड़े लड़के जैनुद्दोम को 
सेयद्‌ आलम बारहा के साथ भेजा कि ढाका पहुँचने पर रहमान 
यार को मार डाले । बहाने तथा घोख्ते से एक दिन उसने उसको 
दरबार में बुलाया और अपने आदमियों को इशारा किया। के 
अपने शस्त्र लेकर रहमान यार पर द्ूट पड़े भर उसे मार डाला। 


( ३२३ ) 


तक फेछा रखा था और नाकूस की जगह खुदा का अजोँ पुकारी 
जाने लगी। इसके पुरस्कार में सवार और पढदवी में तरकी 
हुई। इसके वाद इस्लाम खाँ ( सशहदी ) के शासनकाल में उस 
के भाई भीर जैनुद्दोत अली सयादत खाँ के साथ बंगाल के 
उत्तर कूच हाजू एक सेना के गया “ओर आसाप्रियों को नष्ट 
करने में अच्छा प्रयत्व किया, जो कूच हाजू के राजा की 
सहायता करना चाहते थे तथा जिसने शाही राज्य की स्रीमा 
के छुछ महालों पर अधिकार कर लिया था । यह विद्रोहियों 
को अधोन कर छूट सहित सकुशल छौठ आया। इसका 
मंसव तीन हजारी ३००० सवार का हो गया। २३ वें 
चषे सन्‌ १०६० हि. ( १६५० इई० ) के आरंभ में उसी प्रांत 
में मरा। इसके लड़के तथा संबंधी थे । इसके पुत्रों असफदियार, 
माहयार और जुल्फिकार को उस प्रांत में योग्य जागीर 
तथा नियुक्ति मिली थी। द्वितीय पुत्र अपने पिता के सामने ही 
२२ वें वर्ष में मर गया और तीखरा वाद को २६ वें वर्ष में 
मरा । अहद यार के भाई रहमान यार को २५ वें वर्ष में उस 
प्रांत के शासक शाहजादा मुहम्मद शुजाओ के कहते पर डेढ़ 
दजारों १००० सवार का मंसव और जहाँगीर नगर ( ढाका ) 
को फौजदारी मिली । इसके वाद इसे रशीद खाँ की पदवी मिलो 
और २९ वें बर्ष में यह उड़ीसा में मुहम्मद शुज्ञाअ का प्रतिनिधि 
नियत हुआ । इसने जाने में ढिलाई को और पहिले द्वी काम में 
दत्तचिच रदा । जब शुज्ञाअ औरंगजेब के आगे से भागा तथा 
वह द्रिद्र हालत में चंगाठ आया और मुअब्जम जॉ घानखानों 
झो रोकने का व्यर्थ प्रयास किया तथा औरंगजेब के २ रे वर्ष 


८२. अश्रफ खाँ ख्वाजा वर्खुरदार 


यह महावत खाँ का दामाद और नक्शबंदी मत का एक 
ख्वाजाजादा था। कहते हैं कि जब महावत खाँ ने जद्दॉँगीर को 
बिना सूचना दिए अपनी पुत्री का ख्वाजा से विवाह कर दिया 
तब उसने क्रुद्ध होकर ख्वाजा को अपने सामने बुलाकर कौंटेदार 
कोड़े से पिउवाया था । जब महाबत खाँ शाहजहाँ से जा मिल्रा तब 
ख्वाजा भी उसके साथ था अर उसकी सेवा में भर्ती हो गया । 
शाहजहाँ के १ ले वर्ष में इसे एक हजारी ५०० सवार का मंसव 
मिछा । ८ वें वर्प में डेढ़ हजारी ८०० सवार का मंसब मिला | 
२३ वें वर्ष में ७०० धोड़े की वृद्धि होकर उघके जाती मंसब के 
बराबर हो गया। २८ वें वर्ष में यह दक्षिण के ऊसा दुर्ग 
का अध्यक्ष नियत हुआ और इसे दो हजारी २००० सवार का 
मंसव मिला । औरंगजेब के राज्यारंभ में इसे अशरफ खाँ की 
पदवी मिली । दूसरे वर्ष यह उक्त दुग की अध्यक्षता से हृठाए 
जाने पर द्रवार आया । इसकी मृत्यु का सन्‌ नहीं ज्ञात हुआ | 


८१. अज्ञह यार खाँ मीर तुजुक 


यद्द औरंगजेब का उसकी शाहजादगी के समय से सेवक था 
और महाराज जसवंत सिंह के साथ के युद्ध में यह भी था। 
दाराशिकोह की पहिली लड़ाई में इसने ख्याति पाई। राज्य के 
प्रथम चप में इसे खाँ को पदवी मिली और यह शाही पड़ाव 
से मुलतान के सेना-वयय के छिए कोष छे गया, जो खढीछुरछाह 
खाँ के अधीन दाराशिकोह का पीछा कर रही थी। मुहम्भद्‌ 
शुजञाअ के साथ युद्ध दोने पर यह साथ रहनेवाले सेवकों का 
दारोगा नियत हुआ और डेढ़ हजारी १५०० खबार का मंसखब 
पाया । ५ वें बे में होशदर फाँ के स्थान पर यह गुसलक्लाने का 
दारोगा बनाया गया तथा झंडा पाया। ६ ठे वर्ष सन्‌ १०७३ 
हिं० ( १६६३ ई० ) में मर गया | 


( ३२८ ) 


( सन्‌ १५७५-७६ दई० ) में गौड़ में मलेरिया से मर गया, 
जो जलवायु की खराबी से कितने ही अच्छे खदोरों का 
मृत्युस्थल हो चुका था। यह दो दजारी मंसब तक पहुँचा था । 
कविता को ओर इसकी रुचि थी और यह कभी-कभी कविता 
भी करता था। निम्नलिखित पद्‌ उसके हैं--- 
ऐ खुदा, क्रीध की आग में न मुझे जछा। 
मेरे हृदय-रूपी ग्रह में इमान का दीपक प्रकाशित कर ॥ 
यह सेवा-वल्यध दोषों से फट गया है॥ 
क्षमा रूपी सूत्र से कृपापू्वक सी दे। 
आगरे में मोलाना मीर द्वारा बनवाए कूएँ पर इसने यह 
तारीख कदह्दी--- 
इंश्वर के मार्ग पर मुरुछा मीर ने द्रिद्रों तथा याचकों की 
सहायता को कूप बनवाया! यदि कोई प्याप्ता कूप बनाने का 
साल पूछे तो कहो कि पवित्र स्थान का जत्ञ लो । 
इसके पुत्र मीर मुजफ्फर ने अकवर के राज्य में योग्य मंसव 
पाया और ४८ वें वर्ष में अवध के शासन पर नियत हुआ | 
अशरफ खाँ के पौत्र हुसेनी और बुद्दोनी शाहजहाँ के समय 
छोटे-छोटे पदों पर थे । 


८३. अश्रफ खाँ मीर मुंशी 


इसका नाम मुहम्मद असगर था और यदद मशहद के हुसेनी 
सैयदों में था। तबकाते अकबरी का लेखक इसे अरब शादी 
सैयद लिखता है और इन दोनों वणन में विशेष भेद भी नहों 
है। अवुल्लफजल का यह लिखता कि यह सब्जवार का था, 
अवश्य ही भ्रम है। वह पन्न-लेखन तथा शब्द-सोंद्य समभने में 
कुशल था और शुद्धता से वाल भर भी नहीं हटा। यद्द सात 
प्रकार के खुशखत लिख सकता था। यह तआलीक त्तथा नप्व 
तआलीक में विशेष कुशल तथा अद्वितीय था। जादू विज्ञान को 
काम में छाता था। यह हुमायूँ की सेवा में रहता था और मीर मुंशी 
कहलाता था। दिंदुस्तान के विजय पर यह मीर अज और मीर 
माल नियत हुआ | वर्दी बेग खाँ तथा हेमू वकाछ के युद्ध में 
यह और दूसरे सदोर भाग गए। जिस दिन तर्दी वेग खाँ 
को प्राणुदंड मिला उसी दिन यह सुलगन अली अफजेल 
खाँ के साथ चैरम खाँ द्वारा कैद किया गया और वाद को मका 
गया । ५ वें वर्ष सन्‌ ९६८ छदि० (१५६० ई० ) में यह 
अकबर के पाख उपस्थित हुआ जब वह मच्छीवाड़ा से वैरम पा 
का कार्य निपटाकर सखिवालिक जा रहा था | इसके बाद इससे 
अच्छा व्यवद्दार हुआ और तरकी होती रही । ६ ठे वर्ष अकबर 
के मालवा से लौटने पर इसे अशरफ खाँ को पद्वी मिली । यह 
मुनइम खाँ खानखानों के साथ बंगाल जा गया। यह ९८३ हि 


4, 


१० वें बष में इसे खिलअत मिला और रिजवी खाँ बुखारी के 
स्थान पर यह बेगम साहिबा की रियासत का दीवान हुआ । 
१३ वें व्ष में इसे तीन हजारी मंसव मिछा और यह खानसामाँ 
नियत हुआ । इस कार्य पर यह बहुत दिन रहा और २२१ वें 
बध में बाकेआख्वाँ नियुक्त हुआ । २४ वें वर्ष में जब हिम्मत खाँ 
समीर बख्शी मर गया तब अशरफ प्रथम बख्शी नियत किया गया 
ओर इसने अच्छा कार्य क्रिया। ९ ज़ोक॒दा सन्‌ १०९७ हि० 
( १७ सितम्बर सन्‌ १६८६ ६० ) को ३० वें वर्ष में यह मर 
गया, जब बीजापुर के विजय को पाँच दिन बीत चुके थे। 
यद्द शांति, दाठृत्व तथा पविन्नवा के गुर्णों से सुशोमित था। 
इसका सूफीमत की ओर झकुछाव था इसलिए मौलाना की 
मसनवी से इसने एक संग्रह चुना था और उसको पढ़ने में 
आनंद पाता था । यह नसख, शिकस्त, तआलीक और नस्तालीक 
अच्छा लिखता था। इसके शिकस्त लेख को छोटे बड़े अपने 
लेखन का आदश मानते थे । इसके पुत्र न थे । 


८४. अश्रफ खाँ सीर मुहम्मद अशरफ 


यह्‌ इस्लाम खाँ मशहदी का सबसे बड़ा पुत्र था। इसमें 
चार्मिक गुण भरे थे और मानवी गुणों के लिए भी यह प्रसिद्ध 
था । जब इसका पिता दक्षिण का नाजिम था तब उसने इसे 
चुहोनपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया था। जब इसके पिता की 
स॒त्यु हुई तब पॉच सदी २०० सवार की वृद्धि हुई और इसका 
मंसब डेढ़ हजारी ५०० सवार का हो गया। २६ वें बपे यह 
दाग का दारोगा हुआ। जब २७ वें वर्ष में शाहजादा दारा 
शिकोह भारी सेना के साथ कंघार गया।तब अशरफ को 
५०० को वृद्धि मिली और यह एतमाद खाँ की पदची के साथ 
उस सेना का दोवान नियत हुआ । इसके बाद शाद्वी पुस्तकालय 
का अध्यक्ष हुआ। ३१ वें बपे के अंत में जब शाहजहाँ के 
राज्य का प्रायः अंत था तब यह सुलेमान शिकोह की सेना का 
चुख्शी और दीवान नियत हुआ । वह म्िजोा राजा जयसिंह 
की अभिभावकता में शुज्ञाअ के विरुद्ध भेजा गया था। साम्ू 
गद युद्ध तथा दारा शिकोह के पराजय के चाद जब आलछमगीर का 
संसार-विजय के लिए झंडा फहराने लगा तब अशरफ सुलेमान 
शिकोद का साथ छोड़कर इस्लामायाद मथुरा से सेवा में उपस्थित 
हुआ ओर मंसव में वृद्धि पाईं। उसी समय जब शाही सेना 
दारा शिकोह का पीछा करते हुए सतलज पार गई तब अशरफ 
डश्कर खाँ के स्थान पर काश्मीर का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ। 


८६. असद खाँ आसफुद्दोला जुम्लतुल्मुल्क 


इसका नाम मुहम्मद इत्राहीम था और यह जुल्फिक्ार खाँ 
करामानल्द का पुत्र था। यह सादिक खाँ मीर वरूशी का दौहित्र 
ओर यमीनुदौला आसफ खाँ का दामाद था। अपने यौवनकाल 
दी से सोंदय तथा वाह्य गुणों के कारण यह शाहजहाँ का कृपा 
पात्र था और अपने समसामयिकों में विशिष्ट स्थान रखता था | 
२७ वें व में इसे असद खाँ को पद्वी मिलो और पढ़िले मीर 
आख्त:बेगी तथा बाद को द्वितीय वर्शी नियत हुआ । 

जब आलमगीर बादशाह हुआ तथ इस पर बहुत कृपा हुई 
और द्वितीय बख्शी का कार्य बहुत दिनों तक करने पर ५ वें बपष 
में यह्‌ चार हजारी २००० सवार का मंसवदार हुआ | १३ वें वर्ष 
में मुअज्ञम जाफर खाँ दीवान को झत्यु पर यह नाएवं दीवान नियत 
हुआ ओर जड़ाऊ छूरा तथा दो बीड़ा पान वादशाह के हाथ से 
पाया । आज्ञा दी गई कि यह शाहजादा मुहम्मद मुअज्जम का 
रिसाछा लिखे और दियानत खाँ नजूमी उसका मुहर किया 
करे। उस्ती वर्ष यह द्वितीय बख्शी के पद पर से हटाया 
गया और १४ वें वे लश्कर खाँ के स्थान पर यह मीर बख्शी 
नियत हुआ । १६ वें व के जी हिज्जा के प्रथम दिन अघद खाँ 
ने नाएव दीवानी से त्यागपत्र दे दिया तब आज्ञा हुई कि खालसा 
का दीवान अमानत खाँ और दीवान-तन क्लिफायत खाँ दोनों 
मुख्य दीवान के हस्ताक्षर के नीचे हस्ताक्षर कर दीवानो का कार्य 


८५. असकर खाँ नजमसानी 


इसका नाम अब्दुल्ला वेग था। शाहजहाँ के राज्यकाल के 
१२ वें बष में इसे योग्य संसव तथा कालिंजर हुगे को अध्य- 
ज्ञुता मिली । इसके बाद यह दारा शिकोह की ओर हो गया 
और मीर बर्शी नियत हुआ । ३० वें वपे इसे असकर खाँ की 
पदवी मिली ओर जब महाराज जसवंत सिंह को पराजय कर 
ओऔरंगजेव आगरे को चला तव यह दारा शिकोह की ओर से 
खलीलुल्ला खाँ के साथ घोलपुर उतार की रक्षा पर नियत हुआ 
ओर युद्ध के दिन यह हरावछ में था। दुसरे युद्ध में यह गढ़ा 
पथली के पास खाई में था। जब दारा शिकोह बिना 
सूचना दिए घबड़ा कर गुजरात को चला गया तब अब्दुल्ला वेग 
ने यह समाचार रात्नि के अंत में सुना और सफशिकन खा से 
अमान पाकर उससे आ सिला । यह सेवा में ले लिया गया और 
इसे खिलअत मिला | इसके वाद यह खानल्ानों मुअज्जम खाँ के 
सद्दायकों में नियत होकर बंगाल गया | औरंगजेव के ८ वें वर्ष 
में यह बुजुर्ग उम्ेद खाँ के साथ चटगाँव लेने गया। इससे 
अधिक कुछ नहीं ज्ञात हुआ । 


( ३३१४ ) 


की सीमा पर है । शाहजादा कामवरुश को वाकिनक्रेरा ढुग लेने 
की आज्ञा हुईं । जब उस कार पर रूहुल्‍ला खाँ नियत हुआ, तब 
वह जुम्लतुलूमुलक की सद्दायता को वाकिनकेरा गया । 
बादशाद्वी सेना के कड़प्पा पहुँचने पर २७ वें वे में आज्ञा 
मिली कि दोनों सेनाएँ जुल्फिक्ार खाँ की सहायता को जायें, 
जो जिंजी घेरे हुए है । वहाँ पहुँचने के वाद शाहजादा और 
जुम्लतुलमुल्क में कुछ बातों पर मनो-मालिन्य हो गया। 
कुप्रवृत्ति वाले कुछ मनुष्यों के प्रयास से यह और भी बढ़ा । छुछ 
गुप्त पत्र-व्यवह्ार के लिब्वित सबूत के जोर पर, जिन्हें फछ न 
सोचने वाले मनुष्यों के द्वारा दुगे के भध्यक्त रामाई के पास 
शाहजादे ने भेजे थे, जुम्लतुलूमुल्क ने बादशाह को लिखा और 
उसे अधिकार मिल गया कि वह राव दलपत बुंदेला को वरावर 
शाहजादे के पाख रच्चा के लिए रखे और खवारियों, दीवान 
तथा अजनबियों के आने जाने को रोके । इसी समय टुग में 
जाने वाले धरों से ज्ञाव हुआ कि कामबरुश ने जुम्लतुरूम॒ुल्क के 
ठप के कारण अंधेरी रात्रि में दुर्ग में चछे जाने का निश्चय 
किया है । इस पर असद खाँ ने अपने पुत्र जुल्फिकार खाँतथा 
अन्य अफसरों से राय कर शाहजारे के निवासस्थान में घमंड 
के साथ गया और उसे नजर केद कर लिया | यह शआज्ञानुसार 
जिंजी से हट गया और शाइजादे को दरवार भेज दिया। स्वयं 
यह सक्खर में ठदृर गया। इसके वाद दरवार बुलाए जाने पर इसे 
शाइजादे के कारण कई वातों का भय हुआ । उपध्यित होने के 
दिन जब यह सलाम करने के स्थान पर गया तथ्र खबासों के 
दारोगा मुलूतफात खाँ ने, जो तख््त के पास खड़ा था, थीरे से 


( डेँइके ) 


संपन्न करें । १९ वे वर्ष के १० शाबान को खाँ को जड़ाऊ 
दवात मिली और यह्‌ प्रधान अमात्य नियत हुआ । २० वें वष 
के अंत में जब खानजदाँ बहादुर कोकर्ताश की भत्सना हुई 
ओर दक्षिण से हटाया गया तब वहाँ का कार्य दिलेर खाँ को 
अस्थायी रूप से तब तक के लिए सौंपा गया, जब तक नया 
प्रांताध्यक्ष नियत न हो | जुम्डतुलमुल्क भारी सेना वथा उपयुक्त 
सामान के साथ दृक्षिण भेजा गया और औरंगाबाद पहुँचा । उस 
समय वहाँ का बहुत सा उपद्रव का जृत्तांत बादशाह को लिणा गया' 
तब शाह आलम बहाँ का नाजिम नियत कर भेजा गया और असद्‌ 
सॉ लौटते हुए २२ वें वर्ष के आरंभ में अजमेर प्रांत के किशन 
गढ़ में बादशाह के पास उपस्थित हुआ । २५ वें व जब औरंगजेब 
शंभा जी भोखछा को दंड देने के लिए दक्षिण गया, जिससे 
शाहजादा अकबर को शरण दिया था, तन्र जुम्ठतुलूमुर्क 
शाहजादा अजीमुद्दोन के साथ अजमेर में छोड़ा गया कि वहां के 
राजपूत कोई उपद्रव न मचावें । इसके वाद २७ दें वर्ष में इसने' 
अहमदनगर में सेवा की और बीजापुर विजय के बाद बजीर 
नियत हुआ । तारीख है कि “जेबाशुदः मसनदे वजारत” अर्थात्‌ 
अमात्य की गद्दी सुशोभिठ हुई (सन्‌ १०९७ हि०, १६८६ ३० )। 
गोलछकुंडा पर अधिकार हो जाने पर एक हजार सवार बढ़ाए गए 
ओर इसका संसब सात हजारी ७००० सवार का हो गया । 

३४ थे वध से यह ऋष्णा नदी के उस पार के शत्रुओं को! 
दंड देने, दुग नंद्वाऊ अथात्‌ गाजीबुर लेने और दैदराबाद कणोटक 
के बालाघाट श्रांद के शासन का प्रबंध करने को नियत हुआ | 
नंदवाल लेने पर जुम्लतुस्मुस्क ने कड़पा में पढ़ाव डाला जो कर्याटक - 


. ४ हे # 


जीनतुन्निसा वेगम को भी वहों रहने दिया, जिसे बाद को 
बहादुर शाह ने वेगम साहिवा को पदवी दी । जब ईश्वर को कृपा 
से विजय की हवा बहादुर शाह के झंडों को फदराने लगी तब 
उस नम्र बादशाह ने असद खाँ को उस्रकी पुरानी सेवा और 
विश्ववनीय पद का विचार कर दो बार बुला भेजा। छुछ 
दरवारियों ने कहा भी कि यह आजमशाह का मुख्य साथी था । 
बादशाह ने उत्तर दिया क्रि उस उपद्रव-काल में यदि मेरे लड़के 
दक्षिण में होते तो उन्हें भी अपने चचा का साथ देना पड़ता ।' 
सेवा में उपस्थित होने पर इसे निजामुस्मुल्क आसफुद्ौला की 
पदवी मिली, वकील नियत हुआ, जो पहिले समय में नैतिक 
तथा कोष के कुल कार्य का स्वामी होता था, और बादशाह के 
सामने तक वाजा बजवाने का अधिकार पाया। मुनइम खाँ 
खानखानों को, जो स्थायी वजीर आजम अपने अनेक स्वत्वों को 
साबित कर दो चुका था, संतुष्ट रखना भी अत्यंत महत्व का कार्य 
था और यह उचित था कि वजीर दीवान के सिरे पर खड़े रह कर 
हस्ताक्षर के लिए कागजात वकील मुतलक को दे, जैसा कि 
अन्य विभागों के मुख्य अफपघर करते थे, पर खानखानोँ को यह 
ठीक नहीं जेंचा | तब यह श्रवंध हुआ कि आसकफुद्दौला इद्ध दो 
गए और आराम करते हैं. इसलिए वह दिल्ली जायें जदाँ शांति 
से दिन व्यतीत करें और जुल्फिकार खाँ वक्ाज्ञत का कार्य 
उसका प्रतिनिधि बन कर करे । खानखानोंँ का मान भी अश्लुण्ण 
रखने के लिए बजारत की मुहर के वाद वकालत को मुद्दर 
कागजात और थ,ाज्ञाओं पर करने के सिवा और कोई वकालत 
का काये नहीं सोपा गया। आसफुद्दौला ने राजबानी में पाँच 


( ३३५ ) 


कहा कि क्षमा करने में जो प्रसन्नता है वह बदले में नहों है।” 
बादशाह ने कहा कि तुमने अवसर पर ठोक कहा इसे बंदगी 
करने की आज्ञा दे दी और इसपर कृपा किया । 


जब ४३ वें वष सन्‌ १११० दिं० ( १६९८-९९ ३० ) में 
औरंगजेब ने इस्छामपुरी प्रसिद्ध नाम त्ह्मपुरी में चार वर्ष तक ठहरने 
के बाद अपना संसार-विजयी पैर संसार-भ्रमणकारी धोड़े की 
रिकाव में धार्मिक युद्ध रूपी भ्रशंसनीय विचार से रखा दि 
शिवा भोसला के ठुगों पर अधिकार करे और उसके राज्य को 
छट॒पाट कर नष्ट कर दे, उस समय अपनी पुत्नी नवाब जीन- 
तुन्निखा चेगम को हरम के साथ वहीं छोड़ा और जुमछतुलूमुल्क 
को रक्षा का भार दिया। ४५ वें वप सें खेलना के काये के 
आरंभ में यह दरवार घुछा लिया गया और इसे झमीरुल्‌ 
उमरा की पदवी मिली । फतहुलला खाँ, हमीटुदीन खाँ और राजा 
जयसिंह खेलना ठुगे लेने में इसके अधीन नियत हुए। इसके 
विजय द्वोने पर अमीरुलू उम्रा की बीमारी के कारण आज्ञा 
निकली कि यह दीवाने अदालत के भीतर से, जिसे दोवाने 
मसजालिम नाम दिया गया था, जाकर हुजरा से एक द्वाथ हटकर 
कठघरे में वैठे। तीन दिन यह वहाँ बैठा था, जिसके बाद 
इसे छड़ी मिली । 


औरंगजेब की मृत्यु पर शाहजादा मुहस्मद आजमशाह ने 
भी असद खॉ की प्रतिछा को और इसे वजीर चनाया | जब 
बहादुर शाद्‌ से लड़ने के लिए यह ग्वालियर से निकला तब इसे 
सम्मान के साथ वहीं छोड़ा और अपनी सदोदरा भगिनी 


( ३३८ ) 


उपयुक्त काय और अंत के लिए जो सर्वोत्तम हो वह एक ही 
वस्तु है । पर लोग कहते हैं कि आत्म-सम्मान और प्रघिद्धि का 
ध्यान, न्याय तथा मानवीयता भी नहीं चाहती थी कि जब 
हिंदुस्तान का वादशाह, अपने पूरे स्वत्वों के साथ, जिस पर उसने 
बहुत सी क्ृपाएँ की थीं, उसके घर पर विश्वास के साथ ऐसे 
कृष्ट के समय आबे और उससे आगे के काय में सम्म्ति ले 
तब वह उसे पकड़ कर शत्रु के द्वाथ कुव्यवद्वार के लिए दे दे । 
यदि वह स्वयं वाद्धक्य के कारण अशक्त था तो उसे अपने 
अनुगामियों के साथ चले जाने देता। उसके वाद उसका नष्ट 
भाग्य उसे चाहे जिस जंगल या रेगिस्तान में ले जाता। असद 
खाँ को उसे जिस माग पर वह जा रहा था उसपर ढकेल देना 
नहीं चाहता था | 

अप्तु, जब मुहम्मद फरुखसियर ने देखा कि पराजित 
वादशाह तथा वजीर राजधानी चले गए, तब उसे संशय हुआ 
कि वे फिर न लौट और युद्ध दो । इच्नलिए उसने मीर जुमला 
समरकंदी के द्वाथ पिता-पुत्र को सान्त्वना के पत्र भेजे और 
चापलछ्सी तथा प्रतिज्ञा से उनके घबड़ाए दिमाग को झांति 
पहुँचाइ । कहते हें कि वारहा सैयद इस बारे में बादशाह की 
सम्मति में शरीक नहीं थे और इस विपय में वे कुछ नहीं जानते 
थे | इसके विरुद्ध वे समझते थे कि पिता-पुत्र कुछ देर में आवगे, 
इसलिए क्‍यों न उन्हें अपना ऋतज्ञ बनाया जाय | इन दोनों ने उनको 
समाचार भेजा कि वे उनको मसध्यत्थता में सेवा में आ जॉय, 
जिससे उनको छुछ भी द्वानि न पहुँचेगी। भाग्य के दूत कुछ 
ओर चादते थे इसलिए विता-पुत्र बादशाद की मूठी प्रतिज्ञा में 


( ३३७ ) 


बार सफलता का वाजा बजाया और घनी जीवन व्यतीत करने 
के लिए उसके पास खूब संपत्ति थी। 

जब जहाँदार शाह वादशाह्‌ हुआ और जुल्फिछार खाँ साम्राज्य 
के सब कार्यों का प्रधान हो गया तब असद खॉ ने अपने पद्‌ के 
सब चिह्न त्याग दिए। दो तीन बार यह जब द्रबार में गया 
तब इसकी पाछकी दीवाने आम तक गई ओर वह तख्त के पास 
बैठा । बादशाह बातचीत मे उसे चाचा कद्दते थे । जहाँदार 
शाह पराजित होने और आगरे से भागने पर आसफुदौला के 
घर आया और सेना एकत्र कर दूसरा प्रयत्न करने का विचार 
किया । जुल्फिकार खाँ भी आया और वह भी यहो चाहता था पर 
असद खाँ ने, जो अनुभवी वृद्ध, अच्छी प्रकृति तथा आराम 
पसंद था, इसका समर्थन नहीं किया और पुत्र से कद्दा कि 
अुइज्जुद्दीन पियकड़, व्यचनी, कुसंग-सेवी तथा अगुणप्राहक है 
भर राज्य करने योग्य नहीं है। ऐसे आदमी का साथ देना, 
सोए हुए झगड़े को जगाना ओर देश को हानि पहुँचाना तथा 
दुनिया को नष्ट करना है। ईश्वर जानता है कि अंत क्‍या 
होगा ? यही उचित है कि तैम्री वंश का जो कोई राज्य के 
योग्य द्वो उसका साथ दें ।। उसी दिन इसने जहाँदार शाह को 
कैद कर दुगे में भेज दिया। वह नहीं जानता था कि भाग्य 
उसके कार्य पर हँस रहा है तथा यद्द विचार और स्वा्थ- 
पर बुद्धि द्वी उसके पुत्र के प्राणद्वानि और घर के ऐश्वय तथा 
मान के नाश का कारण होगी। भाग्य और उसके रहस्य को 
समभलना मनुष्य की शक्ति के परे है, इसलिए ऐसे विचार के लिए 
निछ मनुष्य क्यों निंदन्तीय या भत्सना-योग्य हो? समय के 

श्र 


( ३४० ) 


सन्‌ ११२९५ हि? ( १७१७ ३०) में ९७ ब्ष की अवस्था में 
इस दुःखमय संसार से विदा हुआ। ऐसे अच्छे स्वभाव का 
दूसरा अमीर, जिससे बहुत कमर द्वानि किसी को पहुँची हो 
और जो सहिष्णु, वाह्य सोंद्य तथा शील से विभूषित हो और 
जो अपने छोटों से प्रेम पूर्ण तथा नम्न व्यवहार ओर समान से 
हृढ़ तथा सम्मान-पूर्ण व्यवहार करता दो, इसके समसामयिकों में 
नहीं मिल सकवा । अपनी संसार यात्रा के आरंभ द्वी से यह 
खफल होता आया ओर अपने इच्छा रूपी प्यालों में वरावर 
छक्के डालता रहा । उस कपटपूण पासेवाले आकाश ने अंतिम 
हाथ कपट का खेला और दुरंगे कब्जाक ने दो घोड़ों का आक्र- 
मण उसके शांतिमय ग्ृद पर करा दिया जब वहू उस तक पहुँच 
चुका था। कठोर आकाश से प्रसन्नता का प्रातः काल नहीं चम- 
कता जब तक कि संध्या अंधकारमय नहीं होती। मीठा प्रास 
थाढी में नहीं दीखता जब तक कि उसमें सैकड़ों श्राख विष ने 
मिले हों । उ्त ऋतब्नी ने किस मिले हुए को दूर नहीं कर दिया। 
जिसके साथ बैठा उस्रे कट उठा दिया । 


शैर 


आकाश शीघ्र अपनी कृपाओं के लिए पश्चात्ताप करता है । 

सूर्य खुबद एक रोटी देता है और संध्या को ले लेता दे ॥ 
जुम्लतुलू मुल्क के गुणों के विषय में कद्दा जाता है कि जब 
औरंगजेब ४७ वें बे में कोंदाना दुगं, जिसका वसिशदए बख्श 
नाम रखा गया था, लिए जाने पर मुद्दिआबाद पूना वर्षो 
व्यवोत करने आया तब देवात्‌ अमीरल उमरा के खेमे नीची 


( ३३२९ ) | 


भूले रह गए और सेयदों की वात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया 
प्रत्युत उनके द्वारा प्रार्थना करने में अपनी हानि समकी। मीर 
जुमला ने जब सेयदों के समाचार को बात सुनी तो तुरंत तकरुंच 
खाँ शीराजी को आसफुद्दौला के पास भेजा कि यदि वे 
अपने को बादशाह का ऋृपापान्न बनाना चाढते हैँ तोवे कुतुचुल 
मुल्क और अप्तीरुछ उमरा का पक्ष प्रहण करने से अलग रहें । 
कहते हैं. कि उसने कुरान पर शपथ तक खाया था। सं॑क्षेपत 

जब बादशाह बार: पुछः दिल्ली पहुँचे तब आसफुद्दौला और जुर्फि 

आर खाँ दोनों उसके पास गए और गंभीरता के साथ सेवा में 
उपस्थित हुए । बादशाह ने इन दोनों को जवाहिरात ओर खिल- 
अत दिए और अच्छे अच्छे शब्दों से इनकी खातिर कर छुट्टी 
दे दो। उसने जुल्फिकार सो को आज्ञा दी कि कुछ काय के लिए 
चह थोड़ी देर ठहर जाय । आसफुद्दोला ने समक लिया कि कुछ 
अनिष्ट होने वाला है और वह दुखित हृदय तथा फूली आँखों के 
साथ घर आया । उसी दिन जुल्फिकार खो मारा गया, जैसा कि 
उसके जीवन वृत्तांत में लिखा गया है । दूसरे दिन आसफ खाँ 
कैद हुआ और इसका घर जब्त हो गया। इसके पास कुछ 
नहीं बच गया था केवछ कोप से सौ रुपये रोज इसे कालयापन को 
मिलते थे । राजगद्दी के दिन इसको रत्न और खिलअत भेजना 
चाहते थे पर हुस्न अछी अमीरुलू उमरा ने उसे स्वयं ले जाने 
का विचार प्रकट छिया | कइते हैं कि जब अप्रीरुलू उप्तरा ने 
पुरानी प्रयानुसार अभमिवादन क्रिया तव असद्‌ खोॉ ने भी पुराने 
चाल के अनुसार उसके आते भौर जाते अपना हाथ छाती पर 
रखा और अपने हाथ से पात देकर विदा किया। ५ वें बर्ष 


( ३४२ ) 


कहलाती थी, इसे एक लड़का इनायत खाँ था । यह अंच्छी लिपि 
लिखता था । यह रत्नागार का निरीक्षक हुआ तथा इसे उपयुक्त 
मंसब मिला । वादशाह को आज्ञा से इसने देद्राब्राद के अबुछ्‌ 
हसन की लड़की से व्याह छिया पर यह कुम्राग में पड़ गया और 
पागछ हो गया | इसे राजघानी जाने की आज्ञा मिली और वहाँ 
अयोग्य काये किया। दिल्ली से वरावर इसकी बुराई छिखकर 
आती | वहीं यह इसी हालत में मर गया । इसके पुत्र सालिह 
खाँ को जहाँदार शाह के समय एतकाद खाँ की पद्वी और अच्छा 
मंसब मिला । इसका भाई मिर्जा काजिम नाचने गाने बालों का 
साथ कर नाम खो वैठा और कुक्रमों से जीवन के लिए शअप्रतिष्ठ 
का द्वार खोल दिया। 


( ४३४१ 9) 


भूमि पर थे और खाछसा वथा तन के दीवान इनायतुल्ला खाँ 
फा झूँची भूमि पर था। छुछ दिन बीतने पर जब उक्त खाँ 
मे अपने जनाने भाग के चारों ओर कनात एिंचवाई, तब 
शअप्रीरलू उमरा के खोजा वसंत ने, जो अंतःपुर का दारोगा 
था, इनायतुल्छा खॉ को समाचार भेजा कि वह उस स्थान को 
खाली कर दे क्‍योंकि नवाब के खेमे वहाँ लगेंगे । फाँ ने कहा 
कि 'ठीक है, पर कुछ समय दो तो दूसरा स्थान ढूँढ | ।” खोजे 
ने, जो हठी तु था, कद्दा कि नहों अभी खाली कर दो | लाचार 
इनायतुलला खाँ दूसरे स्थान पर चला मया। बादशाह को जब यह 
मालूम हुआ तो हमीदुद्दीन खाँ के द्वारा जुम्लतुलू मुल्क को 
यह्‌ भाज्ञा भेजी कि इनायत खाँ को वही स्थान दे और स्वयं दुसरे 
स्थान पर हट जाय । असद्‌ खाँ ने कुछ देर की तव आज्ञा हुई 
कि वह इनायतुद्ा के यहाँ जाकर क्षमा मांगे । उस समय देवयोग 
से इनायतुला हम्माम में था। जुम्लतुलू मुल्क आकर दीवान 
खाने में वैठ रहा और जब इत्तायतुल्छा खाँ जल्दी स्तर बाहर 'आया 
त्थ अमीरुलू उमरा उस्रे हाथ पकड़ कर अपने खेमे में लाया 
ओर नौ थान कपड़े भेंट देकर उससे क्प्ता साँगली । इसने उसपर 
कृपा तवा मिन्नता दिखछाई और वाद को भी कभी अप्रसन्नता या 
रंज नहीं प्रगट किया प्रत्युत्‌ अधिक कृपा दिखलाता रहद्दा। ऐसे 
भी मनुष्य आकाश के नीचे रहे। कहते हैं कि इसके हरम तथा 
गाने बजाने वालों का व्यय इतना अधिक था कि इसकी आय से 
पूरा नहीं पढ़ता या । यह अशं रोग के कारण कभी, जहाँ तर हो 
सकता था, जमीन पर नहों वैठता था | मृह पर यह सदा कोच 
पर पड़ा रदवा । जुल्फिकार खाँ के सिवा नवऊ वाई से, जो रानी 


( ३४४ ) 


राव रत्न के खाथ इसने उसकी रक्षा की । शाहजादा को घेरा 
उठाना पड़ा और असद्‌ खाँ दक्षिण का वरुशी बनाया गया | 
कहते हैं कि खानजहाँ लोदी, जो सुलतान पर्वेज की मृथ्यु 
पर दक्षिण का प्रांताध्यक्ष नियुक्त हुआ, फाजिल खाँ आका 
अफजल को अभ्युत्थान देता था पर असद्‌ खाँ के लिए नहीं उठता 
था, जिससे इसको वहुत अग्रसन्नता हुई और कहता कि एक 
मुग़ल को अभ्युत्थान देता है पर मुझ सेयद को नहीं देता। 
शाहजहाँ के राज्यारंभ में यह उस पद्‌ से हटाया गया और १४ 
हाथी पेशकश देकर दरबार पहुँचा | घुह्ोनपुर के घेरे के समय 
इसके आदमी शाहजहाँ के सेनिकों के सामने गाली बके थे, जिससे 
यह बहुत डरा हुआ था पर शाहजहाँ दया तथा क्षमा का सागर 
था इसलिए इसका अच्छा स्वागत किया और सांत्वना दी। २ रे 
वर्ष यह लक्खी जंगल का फौजदार नियत हुआ ओर ढाई हजारी 
२५०० खबार का मंसबदार ५०० जाती तरक्की मिलने से दो गया 
४ थे वर्ष सन्‌ १०४१ ६िं० ( १६३२ ई० ) में लाहौर में मरा । 


८७. असद खाँ मामूरी 


यह अब्दुल बहाव खाँ का पुत्र था, जिसका इनायती' उप+ 
नाम था और जो मुजफ्फर खा मामूरी का छोटा भाई था । यह 
भी अच्छे ठेखन कछा के कारण उच्चपदस्थ हुआ था और इसने 
एक दीवान लिखा है। जहाँगीर के समय में असद खाँ पहिले 
कृधार का अध्यक्ष था । इसके बाद जब खुसरो का पुत्र सुलतान 
दावर बख्श खान-आजम की अमिभावकता में गुजरात का शासक 
नियत हुआ तब यह उसका बख्शी हुआ और वहीं मर गया । 
असद खाँ सैनिक काय पसंद करता था। जब यह अपने चाचा 
मुजफ्फर के साथ ठट्टा गया तब अगूनिया जाति के युवकों को 
अपनी सेवा में लेकर साहस के लिए प्रसिद्ध हुआ । बादशाह की 
भी इस पर रृष्टि पड़ चुकी थी और जब मसहद्दावव खाँ की अभि 
भावकता में सुलतान पर्वेज शाहजहाँ का पीछा करने गया तब यह 
भी सद्दायकों में था। मद्दावत खाँ ने बुद्दोनपुर छौटने पर इसे 
एलिचपुर का अध्यक्ष बनाया | जब दक्षिणके अन्य अफसर और 
संसबदार मुद्दा मुहम्मद लारी आदिल शाही की सहायता को नियत 
हुए तब यह भी उनमें था। दैवात्‌ भातुरी की लड़ाई में आदिल 
शाह पुृ्णतया परास्त हुआ, जो मुद्ठा मुहम्मर और मलिक अंबर 
के बीच हुई थी और कुछ शाही अफसर केद्‌ हो गए । असद खाँ 
अपनी कुर्ती से मैदान से निकछ आया और बुद्दॉनपुर पहुँचा । 
जब शादजदाँ ने बंगाछ से छौदकर इस दुग को घेर लिया तब 


शाहजादा मुराद बख्श तथा सभी अफसरों को निमंत्रित किया 
और खूब सोना छुठाया । जब २३ वें बष में मालवा की सूवेदारी 
शाहनवाज खाँ को मिली तब मिजों उस प्रांत में नियव हुआ 
ओर उसे मंदसोर की फौजदारी तथा जाग़ीर मिली । २५ वें वर्ष 
यह मांडू का फौजदार हुआ। जब ३० वें वर्ष शाहजादा औरंग- 
जेब को आदिलशादी राज्य चौपट करने की आज्ञा मिली तव 
मिजा उसी के साथ नियत हुआ । वह्‌ कार्य अभी पूरा नहों हुआ 
था कि समय पत्नषटा और भारी वादशाहत में उपद्रव तथा भरशांति 
मच गई । मिज्जों दक्षिण में रह गया। जब औरंगजेब बुद्दोनपुर से 
आगरे को चला तब मिर्जा को असालत खाँ की पद्‌बी और 
चार हजारी २००० सवार की पद्‌वी, डंका तथा निशान दिया। 
राज्य का आरंभ हो जाने पर ५०० सवार मंसव में बढ़े और 
यह दक्षिण भेजा गया | यद्द शाइजादे मुहम्मद अकबर को, जो 
दूध पीता बच्चा था, महलसरा के साथ राजधानी छे गया। इसी 
समय यह एकांतवासों हो गया पर ३ रे वर्ष फिर क्ृपापात्र 
हो गया ओर पाँच हजारी ३००० सवार का मंसव पाकर कासिमत 
खाँ के स्थान पर मुरादाबाद का फौजदार नियत हुआ | ७ वें वर्ष 
१००० सवार और बढ़े । वहुत बीमार रह कर ९ वें वर्ष सन्‌ 
१०७९ हि (१६६९ ३०) के अंत में यह मरा। इसका भाई मीर 
महमद १४७ वें वपे आलमगीरी में फारस से दरवार आया और 
पाँच हनारी ४००० सवार का मंसब तथा अकादत खाँ की पदवी 
पाई। हूहुलला खाँ श्रथम की पुत्री काबुली बेगम का इससे 
विवाह हुआ पर यह शीत्र ही मर गया । 





८८, असालत खाँ मिर्जा मुहम्मद 


यह मशहद्‌ के मिजो बदीआ का पुत्र था, जो उस पविचन्न 
स्थान के बढ़े सेयदों में से था | इसके पूर्वज पविन्न आठवें इमाम 
खली विन मूसा रजा के मकबरे के रक्षक थे। मिजों १९ वें वर्ष 
में दिदुस्तान आया और शाहजदोँ की सेवा में भर्ती हो गया । 
इसे योग्य पद्‌ मिला और इसका विवाह शाहनवाज खाँ. सफबी 
की पुत्री से हुआ। २२ वें बषे जब शाहजादा मुरादबख्श दक्षिण 
का भांवाध्यक्ष नियत होकर वहाँ गया तब शाहनघाज खाँ सफदवी, 
जो इस्लाम खाँ की मृत्यु के बाद उस प्रांत की रक्षा को नियत 
हुआ था, शाहजादे का वकील तथा अभिभावक नियुक्त हुआ । 
मिजों भी अपने विवाह के कारण शाहनवाज के साथ गया और 
शाहजादा की प्राथेना पर इसे दो हजारी १००० सवार का 
मंसब सिछा। शाहनवाज खाँ ने इसे दक्षिण का सेनापति बनाकर 
देवगढ़ के राजा पर भेजा। मिजो पहिले पारसीय शाहों के 
द्रवारी नियम का सानने वाला था, जिससे वादशाही सेवक, जो 
अपने को इसके बराबर सममते थे तथा साथी-सेवक मानते थे, 
इससे अप्रसन्न थे । इसके वाद इसने हिंदुस्तानी चाल पकड़ी और 
अपनी पहिली नापसंदी को ठीक करने का प्रयत्न किया | यह 
बुद्धिमान यथा इसलिए इसने शीत्र उक्त प्रांत को विजय कर वहाँ 
शांति स्थापित की । इसके वाद शाहनवाज खाँ वहाँ पहुँचा और 
मिज्ा के विचाराजुसार देवगढ़ का प्रबंध छिया । जब यह बुद्दौन- 
पुर लौटा तव पुत्र होने के कारण बड़ी मजलिस की, जिसमें 


में वह स्थान त्याग कर ऐसी जगद्ट से चले गए जहाँ मोचा नहीं 
था । असालत खाँ, जो इस चढ़ाई में प्रधान था, ढुगे के ऊपर 
चढ़ गया, जहाँ लकड़ी का मचान वना था और जिसके नीचे 
आतिशबाजी के साम्तान भरे थे। एकाएक आग लग जाने से 
असालत खाँ सचान सहित आकाश में उड़ गया और एक 
बड़े मकान में जा गिरा | उसके एक हाथ तथा मुख का कुछ अंश 
जल गया पर वह ईश्वर की कृपा से बच गया। ६ ठे वर्ष इसका 
डेढ़ हजारी ५०० खबार का मंसब हो गया और यद्द उस सेना का 
बर्शी नियत हुआ, जो शाह झुज्ञाअ के अधीन परेंदा डुगेजा 
रही थी। उसमें अपनी कार्य शक्ति स्रे ऐसी ख्याति पाई हि 
महाबत खाँ अमीरुलू उमरा अपनी देदी प्रकृति के होते भी इसको 
ओर आक्ृष्ट हुआ और इसे रसीद तथा आज्ञाओं पर हस्ताक्षर 
करने का अधिकार दिया और अपना सहकारो बना लिया । जंत् 
यह उस चढ़ाई पर से द्रवार आया तब ८ वें वर्ष बाकिर खाँ 
नज्मसानी के स्थान पर विल्ली का अध्यक्ष नियत हुआ । इसके 
मंसव में डंदृहूजारी जात और १७०० सवार घढ़ाकर, जो उस प्रांत 
के प्रबंध के लिए आवश्यक था, इसे तीन हजारी २५०० सवार का 
मंसवदार बनाकर झंडा, एक हाथी और खास बिलभत दिया। 
जब मऊ के भूम्याघिकारी जगता ने कृतध्न हो कर विद्रोह किया 
तब तीस सहुस्त सवार की तीन सेनाएँ उपर भेजी गई, जिनमें 
एक का सेनाध्यक्ष असाछत खाँ था। खाँ ने नूरपुर घेर लिया 
ओर प्रतिदिन घेरा अधिऋ कड़ा होता जाता था । मऊ के ले लिए 
जाने पर, जिस पर जगता का पूरा विश्वास था, नूरपुर की भी 
सेना अद्धरात्रि को भाग गई और उस पर सहज द्वी अधिकार दो 


<६. असालत खाँ मीर अब्दुल हादी 


जद्दाँगीर के राज्य के २ रे वर्ष मीर मीरान यज्दी अपने पितए 
खलीलुड्ा के साथ फारख से वहाँ के अत्याचार के कारण शांति- 
निकेवन भारत चला आया। मीर खलीलुछ्ा से शाह अब्बास 
सफवी अप्रसन्न हो गया और इससे ऐसा क्रद्ध हुआ कि मीर का 
सौभाग्य दिवस अंधकारमय रात्रि में बदल गया। निराश्रय 
होकर वह विदेश भागा । जब वह खतरे की जगह से अ् 
जीवित अवस्था में निकल भागा तब वह अपने पोत्नों अव्दुलहादी 
ओर खलीलु्ा को उनके सुकुमार वय तथा समय के अभाव के 
कारण नहीं छा सका । इसलिए वे फारस ही में रह गए। जब! 
खानआलम राजदूत होऋर फारख गया तब जहाँगीर ने मीर 
मीरान पर अपनी रूपा तथा स्नेह के कारण पत्र में इन लड़कों 
के विषय में छिखा और खानआलम को उन्हें छाने के लिए 
कह दिया। शाह ने उन दो पीड़ितों को, हिंदुस्तान भेज दिया 
और इनके कष्ट चौल्लट चूमने पर घुछ गए । 

शाहजदाँ के ३ रे वर्ष में मोर अब्दुल दादी ऋृपापात्र दो 
गया ओर असालत खाँ को पददी पाई। अपने अच्छे गुणों, 
राजभक्ति तथा उत्साह के कारण यह विश्वासपानत्र हो गया और 
५ वें वध में यप्रीनुदौला के साथ आदिल शाह छो दंड देने और 
बीजापुर छदने भेजा गया | जब थे भाछकी पहुँचे और उसे घेर 
लिया तब दुगबाले तीप बंदूक दिन में छोड़ कर रात्रि के अंधकार 


५ ए॑० / 

जब इस वप शाहजादा मुराद बख्श विजयी सेना के साथ 
चलख भेजा गया तव असालत खाँ दाएँ भाग के मध्य में नियत 
हुआ । इसने कावुल से आगे शीत्रता से क्ूच किया और मा के 
संकुचित भागों को चौड़ा करने में उत्साह तथा शक्ति से काम लिया । 
शाही सेना के वलख पहुँचने पर २०वें वर्ष के आरंभ में इसने वहा- 
दुर खाँ रहेढा के साथ तूरान के शासक नजर मुहम्भद खाँ का पीछा 
किया और रेगिस्तान के आवारों को भगा दिया। इसका मंत्षव 
एक हजार बढ़कर पाँच हजारी हो गया। जब शाहजादे ने उप 
प्रांत में रहना ठीक नहीं समझा तब वह छौट गया ओर 
चहँ। का प्रवंध वद्दादुर खाँ तथा असालत खाँ को सौंप गया । 
पहिले को विद्रोद्यों को दंड देने का तथा दूसरे को सेना और 
कोष का कार्य तथा किसानों की रक्षा का भार दिया गया । 
२०वें वर्ष के अंत में सन्‌ १०५७ दि० ( १६९७ ६०) में 
खूशी लबचाक पाँच सदख्न अलअमान सवारों के साथ बुक्धाराके 
शासक अब्दुल अजीज खाँ की आज्ञा से दरांगज और शादमान 
पर आक्रमण करने के लिए अज्ञात उतार से पार उतरा, जहाँ 
शाही सेना के पशु चरते थे। अघालत खाँ ने इनको दंड देना 
अपना काय समभाा और इसलिए कुर्ती से चछकर उनपर जा 
पहुँचा, जब वे कुछ पशञ्ुु लेकर जा रहे थे। उसने रुस्तम की 
तरह आक्रमण किया ओर बहुतों को मार कर पशुओं को छुट्ा 
लिया । इसके वाद तलवार से बचे हुओं का पीछा किया । 
रात्रि दो जाने पर यह द्रांगज में ठहर गया और स्नान के लिए 
अपना चिछता उतार डाला । हवा छग॒ जाने से ज्वर आ गया 
और तब वन्नख लौटा । इससे यह निन्रल्त हो खाद पर पड़ गया 


( ३४९ ) 


गया। इसके बाद असालत खाँ औरों के साथ तारागढ़ ढेने 
गया । यह काय भी पूरा हो गया । २१८ वें वर्ष यह सलावत खाँ 
के स्थान पर मीर बरझ्शी के ऊँचे पद्‌ पर नियत हुआ । 

जब वादशाह ने बलख विजय करना निमश्चय किया तब 
अमीरुल उमरा को, जो काुल का प्रांताध्यक्ष था, आज्ञा भेजी 
कि वदरुशाँ की सेना के पहुँचने के पहिले जितने भाग पर हो 
सके अधिकार कर ले। सन्‌ १०५० हिं० (१६४५ ई० ) में 
असालत खाँ और कई अन्य मंसवदार तथा अहदी काबुल भेजे 
गए कि चगत्ता, काबुल तथा दरों की जातियों से काम करनेवाले 
आदमी सेना के लिए भर्ती करें। अमीरुलू उमरा उनको जाँच 
करे और कुछ को मंसब देकर बाकी को अहदियों में भर्ती कर 
ले। इन लोगों को यह भी काम मिल्षा था कि तूरान के राश्तों को 
देखकर सबसे सुगम साग को ठीक करें | असालत खँ। के यह 
सब काय कर छेने तथा शाही सेना के पहुँचने पर १९ वें वर्ष में 
अमीरुल उमरा इसके साथ गोरवंद गया और बदख्शों पर एक 
प्रयत्न करना चाहा । जब वे कुल्द्वार पहुँचे तब अत्यंत दुर्गंम मार्ग 
मिला और वहाँ सामान भी नहीं मिल सकता था। अमीरुलू 
उमरा की राय से असालत खाँ दस सहस्र सवारों तथा आठ दिन 
के सामान के साथ खनजान और अंदराव पर आक्रमण करने 
गया। हिंदू कोह पार फर अंद्राब पहुँच कर वहा के निवासियों के 
असंख्य पशु तथा दूसरे सामान छूट लिया । अली दानिश मंदी 
तथा यलाकझ करमकी के कुछ लोगो को और इस्माइल अताई 
तथा मसौदुदी के ख्वाजा जादों और अंदराव के हजारा के मीर 
कासिम्र वेग को साथ लेकर उतनी ही फुर्ती से ठौद आया। 


६०, अहमद नायता, मुल्ला 


नवाएत खेल नवागंतुक था और अरब के अच्छे वंशों में 
से था | नवागंवुक से बिगड़ कर नवाएत हो गया। कामस का 
लेखक कहता है फ्ि नवाती समुद्री मलछाह हैं और उसका एक- 
बचन नोती है | पर यह स्पष्ट है कि व्याकरण के अनुसार नायत 
या नायतः का बहुचचन नवाएत है । नवाती से नवाएत का कोई 
संबंध नहीं है । इसलिए साधारण लोग जो नवाएत को महलाद 
ते हैं और कामृस पर भरोसा करते हैं भूछ करते हैं । कहते हें 
कि यूसुफ के पुत्र अत्याचारी हज्जाज ने वहाँ के वंशजात। 
पविन्न तथा विद्वान पुरुषों को नष्ट श्रष्ट करने का निश्चय ऊिया 
तब बहुत से मनुध्य जिन्हें जहाँ सुरक्षित स्थान मिछा चले गए । 
कुरेश खेल के कुछ लोग सन्‌ १५२ हि० ( सन्‌ ७६९ ६०) में 
मदीना छोड़कर जद्दाज पर चले आए और भारत समुद्र के 
वरस्‍्थ दक्षिण आंत में कॉंकण में उतरे और उसे अपना घर 
बनाया । समय बीतने पर वे फेले और गाँव वसा लिया। 
हर एक ने अपनी भिन्नता प्रकट करने को नए नए अल्ल 
किसी भी वस्तु से, जिससे जरा भी संबंध था, प्रहण कर लिया | 
विचित्र अल्ल प्रचलित हो गए । 
मुद्दा अहमद बिद्वत्ता तथा अन्य गुणों से विभूषित था और 
एक विशेषज्ञ था। भाग्य से यह बीजापुर के सुलवान अली 
आदिल शाद का ऋपापात्र हो गया और कुछ द्वी समय में अपनी 


(३४१ ) 


ओऔर दो सप्ताह में मर गया । वह जीवन्माग पर चालीस मंजिल 
नहीं पूरी कर चुका था पर इसी बीच बहुत से अच्छे काय करिए 
थे इसलिए बादशाह ने इसकी मझत्यु पर शोक प्रकाश किया 
ओर कहा कि यदि मृत्यु उसे समय देती तो वहू ओर बड़ा 
कार्य करता और ऊँचे पद्‌ पर पहुँचता । असालत छाँ अपने 
गुणों तथा सच्चरित्रता के लिए प्रसिद्ध था ओर नम्नता तथा 
सुशीलछता के लिए अद्वितीय था। इससे कड़ी भाषा कभी नहीं 
निकाली और किसी को हामि नहीं पहुँचाई.। साहस और 
सुप्तम्मति साथ साथ रहती। इसके लड़के सुलतान हुसेन 
इफ्तखार खाँ, मुहम्भद्‌ इब्राह्दीम मुल्तफत खाँ और, बद्माउद्दोन 


थे। उनका यथा स्थान उल्लेख हुआ है। अंतिम ने विशेष 
असिद्धि नहीं पाई । 


( 3४४ ) 


सवार का मंसव और इकराम खाँ की पदवी पाई। मुल्ला अह- 
मद का छोटा भाई मुल्ला यहिया, जो अपने भाई से पढिछे 
६ ठे वर्ष में बीजापुर से दरवार आकर दो हजारी १००० सवार 
का मंसव पा चुका था, दक्षिण में नियत हुआ | मिजोराजा के 
साथ बीजापुर राज्य को नष्ट करने में इसने अच्छी सेवा की | इसके 
बाद इसे मुखलिस खाँ की पदवी मिली और औरंगाबाद में 
रहने लगा । इसके पुत्र जेनुद्दीन अली खाँ और दामाद अब्ठुल- 
कादिर मातबर खाँ को योग्य मंसव मिला । 

जब मातबर खाँ कोंकण का फौजदार हुआ तब उस प्रांत को, 
जिप्में दुष्ट मराठे बसे हुए थे, इसने शांत करके दरवार में नाम 
पैदा कर लिया । इसका ऐसा विश्वास हो गया था कि यह जा 
करता वही ठीक मान लिया जाता था। वाद्शाह्‌ जब उस विद्रोही 
प्रांत से सुचित्त हुए तब बहुधा कहते कि मातबर खाँ सा सेवक 
रहना ठीक है। इसे पुत्र नहीं था पर इसने एक संबंधी के पुत्र 
अबू मुहम्मद को अपना पुत्र मान लिया था। इसका ताह्छक्ा 
इसके साले जैनुद्दीन अछी खाँ को मिला । अंतिम के पास यह 
ताल्‍लुका बहुत दिन रद्या और मुहम्मद शाह के समय यही 
दूसरी वार इसे मिला । फरुखसियर के राज्य के आरंभ में देदर 
कुली खाँ खुरासानी दृक्तिण का दीवान नियत होकर औरंगाबाद 
आया । साधारण दोवानों से इसका प्रभुत्व हजार गुणा बढ़कर 
था इसलिए इसने जेनुद्दीन खाँसे खात्सा भूमि के कर का 
हिसाव माँगा, जो इसके पास रह गया था। हुसेन अली खाँ 
अमीरुलू उमरा के प्रबंध-काल में यह सआदतुल्ला खाँ नायता के यहाँ 
अकोंट चछा गया । उसी खेल का होने से और पुराने खानदान 


( ३3४५३ ) 


बुद्धि तथा विवेक से राज्य का एक स्तंभ हो गया । कुछ दिन बाद 
अली आदिल शाह कारण-वश इस पर कम कृपा रखने लगा 
या स्थात््‌ इसीने अपनो अहम्भन्यता में वीजापुरी सेवा से उच्च तर 
आकांज्ा रखकर औरंगजेब की सेवा में चले आने का विचार किया । 
यह अवसर देख रहा या कि ८ वें वर्ष में मिजाराजा जयसिंदद 
शिवा जी का काम निपटा कर भारी सेना के साथ बीजापुर पर 
आक्रमण करने आभाए। आदिलशाह अपने दोषों को समझ कर 
बेकारी की गहरी निद्रा से जागा और मसुद्धा को, जो अन्य 
अफसरों से योग्यता में बढ़कर था, राजा के पास संधि के लिए 
भेजा । मुल्‍्ला ने, जिसकी पुरानी इच्छा अब पूण्ण हुई, इसे सुअब- 
सर समभा और सन्‌ १०७६ दिं० ( १६६५-६६ ६० ) में पुरंधर 
दुर्ग के पास राजा से मिल कर अपनी गुप्त जाकांक्षा प्रगट कर 
दी । बादशाह को इसकी सूचना मिलने पर यह आज्ञा। हुईं कि वह 
दरवार भेज दिया जाय । इसे छ हजारी ६००० सवार का मंसव 
मिला । कहते हैं कि मिजोराजा को गुप्त रूप से कहा गया था 
कि मुल्छा के दरवार पहुँचने पर उसकी पद्‌्वी साहुरला खा होगी 
ओर वह योग्य पद पर नियत किया जायगा | 

आज्ञानुसार राजा ने इसे सरकारी कोष से दो लाख रुपये 
ओर इसके पुत्र को पचास सहस्तन रुपये देकर दरबार विदा किया । 
भाग्य से, जिससे कोई नहीं वच सकता, मुद्ठा मार्ग में बीमार 
होकर अहमदनगर में मर गया। ज्ञात द्ोता है कि पुराने नप्रक 
का इसने विचार नहीं किया, इसीलिए नए ऐश्वये से यह लाभ 
न्नहीं ध्ठा सका । इसऊा पुन्न मुदस्मद असद शाही आज्ञाजुसार 
९ दें वर्ष के आरंभ में दरवार आया और डेढ़ हजारी १००० 

र३े 


९१, अहमद खाँ नियांजी 


यह मुहस्मद्‌ खाँ नियाजी का पुत्र था और अपनो वीरता 
तथा उदारता के लिए प्रस्चिद्ध था। इसमें बहुत से अच्छे गुण 
थे। जहाॉँगीर के राश्यक्लाल में निजाम शाह के एक अफसर 
रहीम खाँ दक्षिणी ने भारी सेना के साथ एलिचपुर आकर उस 
पर अधिकार कर लिया । यद्यपि वहाँ शाही सेना काफी नहीं थी 
पर अहमद खाँ ने, जिसका योवन काल था, थोड़ी सेना के साथ 
उससे कई युद्ध कर उसे नगर से निकाल दिया और भश्रषिद्धि 
प्राप्त की। उस समय से दक्षिण के युद्धों में यह वरावर ख्याति 
पाता रहा । दौलताबाद के घेरे में यह खानजमाँ वहादुर के साथ 
कोष और सामान लाने के लिए रोहनखेड़ा दर्र गया, जहाँ वह 
सब बुहानपुर से आ पहुँचा था। खानजमाँ ने अहमद खाँ को, 
जो अस्वस्थ था, जफर नगर में पहाड़ सिंह घुंदेछा के पास छोड़ 
दिया । ऐसा हुआ कि इन दोनों खदोरों ने गाँव के पास पहुँचने 
पर अपनी सेनाएँ खानजमाँ के साथ भेज दिया और एकाएक 
याकूब खाँ हव्शो ने, जिसने आदिलशाह का साथ दिया था तथा 
जो भारी सेना के साथ खानजमाँ पर आक्रमण करने जा रहा 
था, इन पर मैदान में मिल्रते ही थावा कर दिया। अहमद खाँ 
और पदाइ सिंह थोड़े सेनिक्रों के साथ ऐसा डटकर लड़ें कि 
दुप् शत्रु आश्चर्य की डेंगली कादकर भाग गए । अंबर कोठ 


# 


« केने में भी अहमद ने श्रसिद्धि पाई और इसके वहत से अच्छे 


( रेए८ ) 


अच्छा प्रबंधक था । इसके पिता ने बरार के अंतर्गत आपष्ठी को 
अपना निवासस्थान और कवरिस्तान बनाया था, इसलिए अहमद 
खाँ ने उक्त स्थान की उन्नति में प्रयलनन किया और एक बाग 
बनवाया । इसने एक ऊँची मस्जिद और पिता के लिए मकबरा 
बनवाया । बहुत दिनों तक यहाँ निमाज होती रही और जन- 
साधारण का तीथे रहा। इस समय कुछ पुराने मकबरों को 
छोड़कर प्रसिद्ध निवासियों तथा उनके घरों का चिन्ह भी नहीं 
रह गया है । 


( 3४५७ ) 


सेनिझ मारे गए। महावत खाँ कहा करते थे कि इस विजय में 
अहमद खे मुख्य सामीदार था। परेंदा को चढ़ाई में जिस द्नि 
महा[व॒त खाँ ने शत्रु पर विजय पाया; उसमें अहमद खाँ ने 
भी वीरता के लिए नाम पाया था। सेनापति खा ने उसको 
सम्प्तान तथा वरक्की दिलाने में प्रयत्न किया था इसलिए इसने 
खानाजाद की पद्‌वी स्वीकार की । 
९ वें बपे में जब शाहजहाँ दौलताबाद आया तब अहमद 
खाँ का संसव पाँच सदो ५०० सवार चढ़कर ढाई हजारी २००० 
सवार का हो गया और यह शायरता खा के साथ संगमनेर और 
नासिक छेने भेजा गया। उत्साह के कारण सेनापति की आज्ञा 
लेकर यद्द रामसेज ढुगे लेने गया और साहु के आदमियों से उसे 
छे लिया । इसके बाद इसे डंका मिला और शाद्दी रिक्ाव के 
साथ हुआ | यह गुलशनावाद का फौजदार नियत हुआ | यहद्द 
वहीं पला था, इसलिए प्रसम्नता-पूवक वहाँ चला गया । २३ वें 
बे में इसका संसव तीन हजारी ३००० खबार का दो गया 
और अहमदनगर का यह दुगोध्यक्ष नियत हुआ । सन्‌ १०६१ 
दि० ( १६५१ ३० ) में २० वें व के आरंभ में यह मर गया । 
साइछ तथा ओऔदाये वंशपरंपरा में मिली और इसमें दूसरे भी गुण 
पूर्ण रूप से थे। इसके आफिस में कोई वेतनभोगी निकाल बाहर 
हों किया जाता था और जिसको एक बार जीविका में जमीन 
मिल गई वह उसकी संपत्ति हो जाती थी। यदि उसका मूल्य 
दूता भी हो जाता तब्र भी कोइ कुछन वोलता। ऐच्वय का आउम्वर 
द्वोते हुए भी यह प्रत्येक से नन्न रहता और अपने दिन नम्रता तथा 
दान पुण्य में विताता । अपने बहुत से संतान तथा संवंधियों का 


( ३६० ) 


हजारी मंसव तक पहुँचा था | इसके पुत्र जमालठुद्दीन को वादशाह्‌ 
जानते थे । चितौड़ के घेरे में जब दो खानें वारूद से भरी जा 
कर छड़ाई गई” तव एक रुक कर उड़ी, जिसमें बहुत आद प्री मरे । 
इसने भी अपने यौवन पुष्प को उसमें जछा दिया | 


९२, अहमद खाँ बारहा सेयद 


सैयद महमूद खाँ बारहा का छोदा भाई था। अकबर के 
राज्य के २७ वें व में यह भाई के साथ, खानकलोँ के अधीन 
नियत हुआ, जो अगाल सेना के साथ गुजरात जाता था। अहमदा- 
बाद विजय के अनंतर बादशाह ने इसको शेर खाँ फौलादी के पुत्रों 
का पीछा करने भेजा, जो पत्तन से निकल कर अपने परिवार तथा 
संपत्ति के साथ इंडर की ओर जा रहे थे । यद्यपि वे बड़े वेग से 
भाग रहे थे भौर पहाड़ी दरे में चले भी गए थे पर उनका बहुत 
सा सामान शाही सैनिक्नों के हाथ में पड़ गया। खाँ ने छौट कर 
सेवा की। इसके बाद जब शाही पड़ाव पत्तन में था तब यद्द मिजो 
खाँ को सोंपा गया और वहाँ का प्रवंध-काय सैयद अहमद को मिला । 
उसी वर्ष मुहम्मद हुसेन मिज़ो और शाह मिजा ने विद्रोह का झंडा 
उठाया और शेर खाँ के साथ आकर पत्तन घेर लिया। खाँ ने दुर्ग 
को दृढ़ कर उसकी इतने दिन रक्षा की कि छानआजम कोका भारी 
सेना के साथ आ पहुँचा और मिजों ने घेरा उठा दिया। २० 
वें वष में यह अपने भतीजों सेयद कासिम और सैयद हाशिम 
के साथ उन विद्रोहियों को दमन करने भेजा गया, जिनका राणा 
से संबंध था ओर जिसने जलाल खाँ कोची को सार कर बलवा 
मचा रखा था | अच्छी सेवा के कारण इस पर खूब ऋृपा 
हुई । सन्‌ ९८० दिं० ( १५७२-७३ ) में यह मरा। यह दो 


( ३६२ ) 


लो | जब शाहजहाँ बादशाह हुआ तब उसने अहमद खँ को दो 
हजारी १५०० सवार का मंसव देकर सिविस्तान का फौजदार 
ओर तयूलदार नियत किया। इसके वाद यह यमीनुद्दोला का 
स्रहकारी नियत होकर मुल्तान का फोजदार हुआ। वहाँ ये 
हटने पर यह बादशाह के पास उपस्थित हआ और लखनऊ 
के अंतर्गत अमेठी तथा जायस परगनों का जागीरदार नियुक्त 
किया गया। २५ वें वध में यह मकरम खाँ सफवी के 
स्थान पर बैसवाड़ा का फौजदार हुआ और पाँच सदी ५०० 
सवार मंसध में बढ़े । २८ वें व में कुछ काम के कारण यह 
पद्‌ से हटाया गया और कुछ दिन मंसब तथा जागीर से रहित 
रहा । ३० व बष में फिर बहाल हुआ । 


६३. अहमद वेग खाँ 


इत्रादीम खो फतहजंग का भतीजा था । जब इसका चाचा 
बंगाल का शासक था तब यह उड़ीसा का शासक था । जहाँगीर 
के १९ वें वर्ष में यह करघा के जमप्मींदार को दंड देने भेजा 
गया, जिसने विद्रोह किया था। एफाएक खमाचार मिला कि 
शाहजहाँ तेलिंगाना होते हुए बंगाल आ रहा है। अहमद वेग 
खाँ इस चढ़ाई से लौटने को वाध्य हुआ और उसग्रांत की 
राजधानी पिपली को चला गया । इसमें सामना करने को सामथ्ये 
नहीं थी इसलिए यह अपनी संपत्ति सहित कटक चला गया, 
जो वंगाछ को ओर वारह कोस दूर था। यहाँ भी अपनी रक्षा 
न देखकर वर्देवान के फोजदार सालेह वेग के पास चला गया | 
वहाँ से भो रवाने होकर अपने चाचा से जा मिला । शाहजहाँ की 
सेना से जिस दिन इत्राह्दम खाँ ने युद्ध किया उस दिन सात सौ 
सवारों के साथ अहमद पीछे के भाग में था। जब घोर युद्ध होने 
लगा और इत्राहीम का दरावल टूटा तथा अहमद की सेना में आ 
मिला, तब यह वीरता से छड़कर घायछ हुआ। युद्ध भूमि में 
इत्राहीस के मारे जाने पर अहमद चोटों के रहते भी वोरता से 
ढाका चला गया, जहाँ इसके चाचा की संपत्ति तथा परिवार 
यथा। शाहजहाँ की सेना नदी से इसका पीछा करती हुई 
चहाँ पहुँचो और इसको अघीनता स्वीकार करनी पड़ी। 
शाहजादे के दरवारियों के कहने से इसने सेवा स्वीकार कर 


( ३६४ ) 


अपन पूचजां का नाम जीवित रखा | बतेप्तान समय तक वहत 
सी वात भारत में इसके नाम्र से संबंध रखती हैं । बड़े छोटे 
सभी इसके विषय में वात करते हैं । इसका विवरण अलग 
दिया गया है | सब से वड़ा लड़का मुहम्मद मसऊद अफाानों 
के विरुद्ध तीरा की चढ़ाई में मारा गया था । दूसरा पुत्र मुख 
लिसुल्ला खाँ इफ्तिखार खाँ शाहजहाँ के राज्य के आरंभ में पाँच 
सदी २५० सवार की तरक्की पा कर दो हजारी १००० सबार 
का संसबदार हो गया और उक्त पदवी पाई । २ रे बप १००० 
सवार की तरक्की के साथ जम्म का फोजदार हुआ। इस 
पाँच सदी और बढ़ा तथा ४ थे व्य में यह मर गया। एक 
और पुत्र अबुलबका ने अपने ( सद्दोदर ) बड़े भाई सइद जां 
बदादुर का साथ दिया। ५ व॑ बप में यह नीचे बंगश ढ़ 
थानेदार हुआ और १८० वें वर्ष में जब कंघार शाही अधिकार 
में आ गया, तव सईद खाँ को कजिलबाशों के विरुद्ध यु 
करने के उपछज्ष में बहादुर जफरजंग्र पदवी मिली और 
इध्को डेढ़ हजारी १००० सवार का मंसव तथा इफ्तखार वां 
को पदवी मिलो । 


६०. अहमद बेग खाँ काबुली 


यह चगत्ताई था और इसके पू्ज वंश परंपरा से तैमूर 
के वंश की सेवा करते आए थे। इसका पूर्वज मीर गियासुद्दीव 
तखान तैमूर का एक खदोर था। इसने स्वयं काबुछ में बहुत 
दिनों तक मिर्जा मुहम्मद हकीम को सेवा की और यह मिर्जा के 
यकताजों में समझा जाता था। जो नवयुवक वीरता के लिए 
प्रसिद्ध थे और मिजा के साथियों में से थे, इसी नाम से पुकारें 
जाते थे। मिजों की मृत्यु पर यह अकबर के दरबार में आया 
और इसे सात सदी मंसव मिला ) सन्‌ १००२ हिं० ( १०९४ 
६० ) में जब कश्मीर मुहस्मद यूसुफ खाँ रिजवी से ले डिया 
गया और मिन्न २ जागीरदारों में बाँठ दिया गया, तब 
यद्द उनमें मुखिया था। वाद को जब मुहम्मद जाफर आसफ खाँ 
की बहिन से इसने विवाह किया तब अहमद बेग का महत्व और 
प्रभु्व बढ़ा । जहॉंगीर के समय में यह एक बड़ा अफसर हो 
गया भर दीन हजारी मंसव के साथ खाँ को पदवी 
पाई । यह कश्मीर का प्रांताध्यक्ष भी नियत हुआ। १३ वें 
वर्ष में यह उस पद्‌ से हृटाया गया और दरबार आया। इसके 
कुछ दिन बाद यह मर गया । यह साहसी और योग्य या वथा 
सात सौ चुने हुए सवार तैयार रखता था। इसके लड़के सैनिक 
और वीर थे । इनमें अम्रणी सईद खा बहादुर जफरजंग था, जो 
उच्चतम मंसव को पहुँचा ओर अपने वंश का यश था। इसने 


( ३६६ ) 


'गिरता था । मील के किनारे दोनों ओर इमारतें बन 
और एक छोटा बाग भी उसके पास वन गया । परंतु राज 
तथा सिल्ों के विद्रोह का जब समाचार आया तब वह | 
रुके ३ रे वप सन्‌ ११२१ द्वि० ( सितम्बर सन्‌ १७०९ ) 
शाबान महीने के आरंभ में रवाना हो गया और उक्त खाँ को 
की रक्षा के लिए छोड़ गया। ४ थे व में एकाएक एक मराठा स 
की पत्नी तुलसी बाई ने भारी सेना लेकर इस पर आक्रमण 
दिया और रावीर नगर को छूट कर, जो बुद्ोनपुर से 
कोस पर है, दुगाध्यक्ष को घेर लिया, जो सम्मुख युद्ध 
कर सकने के कारण दुर्ग में जा बैठा था। दुग दृढ़ 
था, इस लिए करीब था कि यह कैद हो जाय पर अपने ६ 
ओर. प्रतिष्ठा के सूक्ष्म विचार से शहीद होने से ऊ॑ 
बचाना उचित नहीं समझा और स्त्री-शब्रु से युद्ध करने में 
हटना नहीं चाहा । मिसरा--- 
वह पुरुषार्थ ही कया जो ल्लीत्व से कम हो ? 
इसने स्वाधिकार की बाग एक दम छोड़ दिया और 

सेना एकत्र किए तथा आक्रमण और भागने का प्रबंध कि| 
यह बहादुरपुर आया और युद्ध को निकला। इसने दुत 
मंसब॒दारों तथा सेवकों को बुलाने को भेजा । जो लोग रू 
साहस और उद्दंडता को जानते थे, उन सबने प्राण से ग्र| 
को बढ़कर समझा और अपने अनुयायी एकत्र किए, 
अधिकतर पियादे या लेखक थे | दूसरे दिन खाँ केवछ सार 
सवारों के साथ दायाँ वायाँ भाग ठीक कर युद्ध को निकल प 
आगे ही में साप्त्ता हो गया और यद्ध होसे छा | सेत्ार्पा 


६५. अहमद खाँ मीर 


ख्वाजा 'अव्दुरंहीम खाने वयूतात का यह दामाद था। यह 
सच्चा सैनिक था। औरंगजेब के समय यह' बख्शी और 
शाह आलीजाद मुहम्मद आजम शाह का वाकेआनवीस नियत 
हुआ, जो गुजरात का शाखक था। यद्यपि यह सत्यता तथा' 
इमानदारी के साथ कड़ाई तथा उद्ंडवा के लिए ख्याति पा 
चुका था पर शाहजादा, जो लेखकों को नापसंद करता था, 
इसपर भसन्न था और कृपा रखता था । इसके वाद यह मुहम्मद 
वेदार बख्त की सेना का दीवान नियत हुआ और ४८ वें बप में 
यह शाहजादे का प्रतिनिधि होकर खानदेश में नियुक्त हुआ।' 
जिस समय शाह आरूस कामवरुश के सांथ युद्ध करने के वाद 
छौटा और वुद्ांनपुर में पड़ाव डाला, उस समय उसकी इच्छा 
करारा के रमने को देखने और भहेर खेलने की 5हुई, जो आंद- 
दायक तथा अहेर के योग्य स्थान था। यह वुहानपुर से तीन' 
कोस पर है और एक अत्यंत स्वच्छ जल की नदी उसमें बहती दे । 
पहिले करारा के सामने एक वॉच था, जो सो गज चौड़ा और 
दो गज ऊँचा था तथा जिस पर से झरना गिरता था। शाहजहाँ 
ने, जब शाहजादगी में दक्षिण का शासक होकर इस स्थान 
में ढदरा हुआ था, तथ एक बाँध अस्सी गज और ऊपर 
बनवाया, जिससे वोच में एक कोल सौ गज लम्बी वथा अस्सी 
गज चौदी वन गई । इस दूसरे बाँध के ऊपर से भी मभरना' 


( ३६८ ) 


रहता था और इसी विचार से सम्मानित भी होता था । दूसण 
मीर मुहामिद था, जिसे पित्ता की पदवी मिल्री। इसका अलग 
वृत्तांत दिया गया है । 


( रे६७ ) 


पौन्न तथा अन्य संबंधी गण ने मरने का निः्य कर लिया और 
शत्रुओं को सारा पर डॉकुओं ने अपने लंवे भालों से बहुतेरे बहादुरों 
को मार डाछा और घायल किया । गोलियों से सेनापति भी 
पिंडली में दो बार घायल हुआ । इसी बीच शेख इस्माइल जफर 
मंद खाँ, जो जामूद का फौजदार था और बची हुई सेना का 
अध्यक्ष था, आ पहुँचा और काफिरों के विजयी ज्वाला को 
तलवार के पानी से बुझा दिया। मुसलमान सेना रावीर ठुगे 
पहुँची । दो दिन और रात तीर गोलियाँ चलीं । जब डाँकुओं ने 
देखा कि प्रतिद्ंद्वियों की दृढ़ता नहीं कप्त हो सकती तब वे नगर 
में चले गए। नगर के काजी और रहईसों ने रक्षा के लिए 
चहुत प्रयत्न किया पर बाहरी भाग छठ की भाडू से साफ हो 
गया और अन्याय की अप्रि में जल गया । १० वीं सफर को 
खाँ रात्रि में आक्रमण करने निकला और रावीर ढुगे से आगे 
बढ़ा । अनुभवी मनुष्यों ने शुभ-चिंतन से रात्रि के समय जाने 
से मना किया पर इसमे नहीं सुना। यह्‌ जब नगर के पास आया 
तब दुष्ट जान गए और माग रोका। युद्ध आरंभ हो गया। 
दोनों ओर के बहादुर वीरता दिखलाने लगे। मीर अहमद खाँ 
अपने अधिकांश पुत्रों तथा संवंधियों और दो तिहाई सेनिकों 
के साथ युद्ध-स्थल सें मारा गया । जफरमंद खाँ वायु से वेग 
में बढ़ गया और ऐसी स्थिति में जब घूल भी वायु मार्ग से 
नगर में नहीं पहुँच सकती थी तब वह नगर में मत खाँ के एक 
पुत्र तथा कुछ अन्य लोगों के साथ पहुँचा । बचे हुभों में कुछ 
घायल हुए और छुछ कैद हुए। खेी के बाद दो पुत्र जीवित 
रहे। एक मोर सैयद मुहम्मद था, जो दर्वश की चाछ पर 


ओर जिम्मियों के नियमों को चलाने के लिए उन्हें वाध्य करना 
चाहा, जैसे घोड़ों पर सवारी करने से और कत्रच पहिरने से 
मना करना आदि। साथ दही काफिरों को जनसाधारण में 
अपना पाखंड-पूजन करने से रोकने को कहा। उन दोनों ने 
उत्तर दिया कि हिंदुस्तान की राजवानी तथा अन्य नारों के 
नियम ही यहाँ माने जायेंगे। वतमान सम्राद्‌ की आज्ञा विना 
नए नियम नहीं चलाए जा सकते । उस उपद्रवी ने शासकों से 
अलग द्ोकर हिंदुओं का जब अवसर पाता अपप्रान करता। 
देवात्‌ इसी समय नगर का एक प्रधान मनुष्य मजलिस राय 
त्राह्मणों के साथ एक बाग में आया ओर वहाँ त्रह्मपमोज दछरने 
लगा । उस ओलछे आदमी ने वहाँ आऋर “पकड़ो बाँधो” का शोर 
मचाया और तुरंत उन्हें मारने और वाँवने लगा। मजलिय 
राय भाग कर मीर अहमद के घर आया कि वहाँ उसकी रक्त 
होगी पर उस अन्यायी ने लौठ कर नगर के हिंदू भाग में आग 
लगा कर उसे नष्ट कर दिया। इतने स्रे भी संतुष्ट न द्वोकर 
उसने खाँ के घर को घेर लिया । जिसे पकड़ पाता उसे अपमा- 
नित करता। खाँने अपने को उप्त दिन वेइब्जती से किसी 
प्रकार बचा लिया। दूसरे दिन यह कुछ सैनिक एकत्र कर शादी 
वख्शी तथा मंसवदारों को साथ लेकर उसे दमन करने चढा । 
टख विद्रोही ने अपने आदमी इकट्ठा कर तीर चलाना और 
तलवार मारना आरंभ क्िया। उसके इशारे पर शहर छे 
सुसलमानों ने भी विद्रोह कर दिया । छुछ ने उस पुल को जला 
दिया, जिससे खाँ उतरा था । सडक तथा बाजार के दोनों ओर से 
वीर गोली और पत्थर चछाए जा रहे थे वथा ईटें फेंद्री जाती थीं । 


&६. मीर अहमद खाँ द्वितीय 


मस्त मीर अहमद खाँ का यह पुत्र था, जिसने बुद्दनपुर की 
अध्यक्षता के समय मराठा काफिरों से युद्ध करते प्राण खोया 
था। इसका पद्दिला खिताब महामिद खाँ था और इसने बाद को 
विता की पद्‌ची पाई थी । कुछ समय तक यह पंजाब के चकला 
अमनाबाद का फौजदार था। भाग्यवशात्‌ इसकी क्री, जिस 
पर उसका अधिक प्रेम था, यहीं मर गई और यह रोने में लग 
गया । यह हृदय-विदारक घाव इसके हृदय में तबूज के 
ऋतरे के समान था। यह उसके सकबरे के बनवाने और सजाने 
में लग गया तथा वाग छगवाया । इसके वाद इनायतुल्छा खो 
कश्मीरी का प्रतिनिधि हो कर काश्मीर का प्रांताष्यक्ष हुआ । 
वहाँ सफल न हुआ और इसका जीवन अप्रतिष्ठा में समाप्त 
हुआ । विवरण यों है कि महतवी खाँ मुर्ला अब्दुन्नवी, 
जो अपने समय का एक विद्वान और मंसवदार था, सदा 
अपनी स्वायंपूर्ण इच्छाओं को पूरी करने के लिए इस्लाप्त की 
रक्चा की ओट में अवसर देखता रहता था। कट्टरता तथा 
मऊगड़ार्ू प्रकृति के कारण यह कभी कभी उस प्रांत के हिंदुओं 
पर जाँच के रूप में अत्याचार करता था । 

साम्राज्य के विषुव तथा अशांति के कारण घमंडियों तथा 
विद्रोहियों के उपद्रव दो रहे थे, इससे उस वलवाई ने मुहम्मद शाह 
के राज्य के २ रे वष ( सन्‌ १७२० ६० ) में नगर के नीचों और 
मू्खों को धार्मिक बातें समझता कर अपना अनुयायी बना लिया | 
क्रमशः इसने नाएवं सूवेदार तथा काज्ञी पर आक्रमण किया 


२५० 


कि अप * या 


उसके पाप-प्रज्ञालन का समय आ चुका था, इसलिए मत्युन्दृत 
को बात सुन ली और तुरंत वहाँ गया । गृह स्वामी, जिसने कुछ 
गकखर मंसबदारों आदि तथा जूदी मी ओर के मनुष्यों को 
बर के कोने में छिपा रखा था, जब कुछ कार्य के बहाने वाहर 
चछा गया तब वे सव उस मनुष्य पर टूट पड़े और पहिले उसके 
दो युवा पुत्रों को मार डाढा, जो स्वेदा उसके आगे आगे 
मुहन्मद्‌ के जन्म्र-गीत गाते चछते थे, तथा उसके वाद उसे भी 
कष्ट के साथ मार डाला । दुसरे दिन उसके अनुयायियों ने 
अपने सदार का बदला लेने को युद्ध की तैयारी की और जूदी 
पतली मुहल्ले पर, जिसके निवासी शीआ थे, तथा हस्नावाद मुहर 
पर धावा कर दिया । दो दिन तक युद्ध होता रह्दा पर इस ओर 
( महतबी पक्त ) आम बलवा था, इसलिए ये विजयी हुए 
ओर उन दोनों भाग के दो तीन सहस्न मनुष्यों तथा कुछ 
पुगल-यात्रियों को मार डाला | इन सब ने ख्तियों की इब्जत छूटी 
और दो तीन दिन तक घन और सामान आदि छाटते रहे । 
इसके अनंतर वे काजी और बरुशी के गृह पर गए। ए%तों 
किसी कोने में ऐसा छिपा कि पता न लगा ओर दूसरा निर्केड 
भागा । उन मकानों का बलवाइयों ने इक इईंटा साबूत नहीं 
छोड़ा । जब मोमिन खाँ नगर में आया तब उसने 'ढाछुआ दी 
जाओ और वहाओ मत' सिद्धांत ग्रहण किया और मीर अहमद 
खाँ को रक्षकों के साथ विदा कर दिया, जो राजघानी पहुँच 
गया। इसके वाद कमरुद्दीव खाँ बहादुर एतमादुद्दौला ने इसे 
मुरादाबाद की फौजदारी दो। यहाँ इसने बहुत कष्ट पाया, 
इसका झत्यु समय नहीं मिला । 


( ३७] ) 


औरतें तथा लड़के जो पाते उसीकों छठ और दरवाजे से फेंकते 
-यै। इस भयंकर शोर में खाँका भाँना और कई मनुष्य मारे 
गए | खाँ इस मारकाट से उदास होकर प्रार्थी हुआ क्योंकि यह्‌ 
न आगे वढ़ सकता था और न पीछे हट सकता था और घृणा- 
युक्त जीचन बचा लेना दी लाभ समझता था । इसके वाद उस 
उपद्रवी अबच्छुन्नवी ने हिंदुओं के बचे मकान छूट और नष्ट कर 
दिए,और सजलिस राय तथा बहुतों को रक्षा-स्थल से बाहर 
लाकर उनके अंग भंग किए । सुन्नत करते समय उनके अंग ही 
काट 'दिए गए । दूसरे दिन महतवी खाँ जुम्मा मसजिद में 
गया ओर मुसलमानों को एकन्न कर मोर अहमद खाँ को शासक 
पद से उत्तार कर दीनदार खाँ को पदवी से स्वयं शासक वन 
गया । पाँच महीने तक, जिस बीच दरबार से कोई प्रांताध्यक्ष 
नहीं आया, यह अपनी आज्ञाएँ निक्रालता रहा । यह मसजिद्‌ 
में बैठकर आर्थिक और नैतिक काये देखता या। जब इनायतुद्ठा 
खाँ का श्रतिनिधि मोसिन खाँ नज्मसानी शांति स्थापन करने को 
ओर नया प्रवंच करने को नियत होकर काश्मीर से तीन कोस 
पर शब्वाछ महीने के अत में पहुंचा तब महतवी खाँ, जो अपने 
कुकर्मों से लब्जित था, नगर के कुछ विद्वान्‌ तथा मुख्य आदमियों 
के साथ मंसवदार खझ्वाजा अब्दुल्ला को लेकर, जो बहाँका 
प्रसिद्ध मनुप्य था, स्वागत करने आया और आदर के साथ 
नगर में छे गया | ख्वाजा ने मित्रता से या शरारत से, जो उस 
प्रांव के निधासियों की प्रकृति है, उसे सम्प्ति दी कि पढ़िले 
सीर शाहपूर खाँ चख्शी के गृह जाकर जो कुछ हो चुका है 
उसके लिए क्षमा मॉगो, जिसके बाद तुम्दें जमा मिल जायगी। 


४3८ / 


जन्म की तारीख <दुर्र शहबार छजहे अकवर' से ( एक उच्बल' 
मोती बड़े समुद्र से) निकलती है । इसके वाद जब सुलतान 
मुराद और छुलतान दानियाल का जन्म हुआ तथा शेख का 
प्रभाव मान्य हुआ तव सीकरी शहर द्वो गया और उच्च खानकाह 
तथा मदरसा पाँच छाख खर्च कर वनवाया गया। तारीख हुई 
“व लायरा फिल बुढाद सानीहा' ( नगरों में कोई दूसरा ऐसा' 
नहीं मिलेगा, ९८२८ १०५७४-५ ) | आनंददायक महल, प्रस्तर- 
निर्मित बड़े वाजार और सुंदर वाग तैयार हुए । जब नगर बस 
रहा था तभी गुजरात का जबेर प्रांत विजय हुआ । अकबर 
इसका नाम फतेह्ाबाद रखना चाहता था पर फतहपुर नाम पड़' 
गया और उसे बादशाह ने पसंद किया । शेख सन्‌ ९७९ हि० 
( १५७१-२ ३० ) में मरा । तारीख हुई 'शेख दढिंदी' । शेख' 
ओर अकवर में जो सत्यनिष्ठा और सम्मान था उसके कारणः 
उसके पुत्र, दामाद, पौत्रादि ने अच्छे पद पाए और उसकी द्ली 
तथा पुत्रियाँ का दूध के नाते सुलतान सलीम से संबंध था । शेख 
के वंशज उसके थाय भाई हुए और उसके राज्य में कई पाँच 
हजारी मंसव तक पहुँचे तथा डंका निशान पाया । 

तात्पय यह कि शेख अहमद में कई अच्छे सांसारिक गुण 
थे। यह जनसाथारण को गाली नहीं देता था और कितनी 
अस्छील वारता को देखकर भी शोक में निमग्न नहीं हो जाता था । 
राजभक्ति तथा शाहजादे के थाय भाई दोने से यह प्रसिद्ध दो 
गया और बड़े अफसरों में गिना जाने लगा । यद्यपि यह्‌ पाँच 
सदी मंसव ही तक पहुँचा था पर इसका बहुव प्रभाव था। 


२२ वें वर्ष मालवा की चढ़ाई में इसे ठंढ छग गई और राजवार्न: 


६७. शेख अहमद 


फतहपुर के शेख सल्लीम चिश्ती का द्वितीय पुन्न था, जिसका 
चंश देहली का था। इसका पिता शेख वहाउद्दीन फरीद शकर 
मंज था। शेख अरब में वहुत दिन तक रहा और चहुधा यात्रा 
करता रहा तथा शेखुल दिंद के नाम से उस भ्रांत में असिद्ध था। 
भारत में लौटने पर यह सीकरी मे वस गया, जो आगरे से 
बारह फोस पर विशआना के अंतर्गत है। इस आनंददायक स्थान 
में बाबर ने राणा साँगा पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसमे 
उसका शुकरी नाम रखा । उस ग्राम के पास की एक पहाड़ी पर 
रेत सलीम ने एक मसजिद त्तया खानकाह बनवाया और फकीरी 
करने लगा । यह आश्चय की वात थी कि अकबर को जो चौदूहवें 
ब्ष में गद्दी पर वैठा था, दूसरे चौदह वष तक अर्थात्‌ अद्भाईस 
कप की अवस्था तक जो संतान हुई वह जीवित न रही । जब 
उसने शेख के विपय में सुना तथ उसी अवस्था में उसे इच्छा 
हुई कि उससे सहायता लें । शेख ने उसे सुमाचार दिया कि 
तुम्हें तीन पुत्र होंगे। उसी समय जहाँगीर की माता में गर्भ के 
लक्षण दीख पड़े । ऐसी हालत में निवास-स्थान का परिवतन 
शुभ माना जाता है । वह पविन्न ल्ली आगरे से शेख के गृह पर 
भेजी गई और बुधवार १७ रवीउलू अव्यछ सन्‌ ९७३ द्वि० 
(३१ अगस्त सन्‌ १५६९ ३० ) को जहाँगीर पेदा हुआ । शेख 
के नाम पर इसका सुलछतान मुहन्मद सलीम नामकरण हुआ | 


६८. अहसन खाँ, सुलतान हसन 


इसका दूखरा नाम समीर मलंग था और यह मुदृम्भद मुराद 
खाँ का भाँजा था। यहः औरंगजेब के समय के श्रसिद्ध पुरुषों में 
था और योग्य पद पर नियत था । ५१ वें बप में जब वादशाह 
ने अपने में निवलता देखी और मुहम्मद आजमशाह के, जो 
साहस के लिए प्रसिद्ध था और प्रधान अफसरों को जिसने मिला 
लिया था, कामबख्श पर कुद्ृष्टि रखने का उसे ज्ञान हुआ तब 
उसने अहसन खाँ को कामबर्श का वरुशी नियत कर इसे 
उसका काम सोंपा क्योंकि इस शादजादे पर उसका प्रेम अधिक 
था। इसी कारण यह बराबर उसके आने जाने पर ध्यान रखता 
था। मुहम्मद्‌ आजमशाह बराबर कामवख्श के विरुद्ध बादशाह 
से कहा करता था पर उसका कुछ अघर नह्दों होता था। अंत 
में उसने अपनी सगी बहिन जीनतुन्निसा वेगम को पत्र में लिखा 
कि 'उस उद्ंड की मूख्ता का दंड देना कोई बड़ी बात नहीं दे 
पर बादशाह को श्रतिष्ठा मुझे रोकती है।” यह पत्र पढ़ने पर 
बादशाह ने लिखा कि इस सबके लिए मत घबड़ाओं | दम 
कामवरूश को विदा कर रहे हैँ ।” इसके बाद उस शाहजादे को 
शाद्दी चिन्द देकर वीजापुर भेज दिया। उसके परेंदा दुर्ग पहुँचने 
के बाद औरंगजेब की झुत्यु का समाचार मिला और बहुव से 
अफसर उसे बिला सूचना दिए द्वी चछ दिए। सुलतान हसन ने 
बचे हुओं को मिछाऋर रखने का श्रयत्न किया और बोजापुर 


( ३७४ ) 


लौटने पर कुछ अपध्य करने से वहीं लक्षवा हो गया । उसी 
वर्ष यह उस दिन मरा जन अकबर अजमेर को रवाना हुआ 
ओर इसे बुला भेजा था | इसने अपनो अंतिम बिदाई ली और 
'द पहुँचने पर सन्‌ ९८५ हि० ( १५७७ ई० ) में मर गया | 


( ३७८ ) 


में लिखा गया है, खाँ को बुला भेजा और इसे भो केद कर वह 
कष्ट से मार डाला । कहते हैं कि यद्यपि लोगों ने इसे सूचित 
किया कि शाहजादा उसे केद करना चाहता है पर इसने, जो 
सदा उसका हितेच्छु रहा, इस पर विश्वास नहों क्विया। यह 
बटना सन्‌ ११२० हि. ( १७०८ ३० ) में घटी। इसका बड़ा 
भाई मीर सुलतान हुसेन वहादुरशाद के द्वितीय वर्ष में बहादुर 
शाह की सवा में पहुँचा ओर एक हजारी २०० सवार का मंसक 
तथा तालायार खाँ की पदवी पाई । 


( रे७७ ) 


वहँचने पर उसी के प्रयास से अध्यक्ष सयद नियाज खाँ ने 
ढर्ग की ताली दे दी तथा शाहजादे का साथ दिया । शाहजादे ने 
सुलतान दसन को पाँच जारी मंसव, अहसन खा को पदवी 
ओर मीर वर्शी का पद्‌ दिया। जब शादजादे ने बीजापुर से 
क्ूूच कर गुलवर्गा पर अधिकार कर लिया तब वह वाकिनकेरा 
आया, जिस पर पीरमा नायक जमींदार अधिकृत हो गया था। 
अहसन खाँ ने इसे लेने का प्रयत्व किया । इसके वाद शाहजादे 
के पुत्र को प्रथाडुसार साथ लेकर यह कनूल गया । वहों से धन 
छेकर यद्द अकोट गया जहाँ दाऊद खा पट्नी फोजदार था। 
जरा-जरा सी वात पर, जो शाहजादे के लिए छाभदायक था, 
इसने ध्यान रखा और घन की कमी तथा अन्य अडइचनों के रहते 
भी काम वरावर चलाने में दत्तचित्त रहा | यह फिर शाहजादे 
से जा मिछा। जब यह हैदराबाद से चार मंजिल पर था तथ 
बहाँ के अध्यक्ष रुस्तम दिल लॉ सक्जवारी को प्रधन्न कर शाहजादे 
ही सेवा में लिवा आया । हृकीम मुहसिन खो, जिसे तकरुच खाँ 
की पदवी मिली थी और जो वजीर था, अहसन खँँ से इध्यां 
ऊर, जिससे पुराने समय से राज्य चोपट होते आए, शाहजादे 
के वरावर उल्टी बातें समझाता रह्या और उसको इसके विरुद्ध 
कर दिया । जिस समय अहसन खाँ और रुस्‍्तमदिल खाँ के 
चीच शाहजादे के प्रति भक्ति बढ़ रह्दी थो, उसी समय तकरुंच खाँ 
ने समझाया कि वे शाहजादे को कैद करने का पड़य॑त्र रच रहे 
हैं । शाहज़ादा की भ्रकृति छुछ पागठपन की ओर अग्रसर द्दो 
रही थी और उस समय चिंवार्ओो के कारण वह घबरा भी रहा 
था, इससे रुस्तम दिल को मार कर, जैसा क्रि उसकी जीवनी 


( ३८० ) 


भेजा गया । उसी व इसका मंखव तीन हजारी १००० सवार 
का हो गया और इसे झंडा मिला | २२ वें बपे सन्‌ १०५९ हिं० 
€ १६४९ ३० ) के अंत में जब वादशाह्द कावुल में थे तभी यह 
एकाएक सर गया । यह कविता तथा हिसाब क्िताव में दक्ष था। 
सती खानम की, जिसके हाथ में बादशाह का दरम था, पोष्य- 
युत्री से इसका विवाह हुआ था । 

वह खानम मार्जिद्रान के एक परिवार की थी और वालिव 
आमली की वहिन थी, जिसे जहाँगीर के समय मलिकुश्शोअरा 
ही पदवी मिली थी । काशान के हकीम रुकना के भाई नसीरा 
अपने पति की मृत्यु पर वह सौभाग्य से मुमताजुज्जमानी की सेवा 
में चली आइई | बोलने में तेज, कायदों की जानकार तथा ग्रहस्थी 
ओर दवा की ज्ञाता द्वोने के कारण वह शीघ्र अन्य सेविकाओं 
से वढ़ गई और मुदरदार नियत हुई । कुरान पढ़ना तथा फारसी 
साहित्य के जानने के कारण वह वेगम साहिबा की गुरुआइन 
लियत हुई और सातवें आसमान शनीचर तक डँची हो गई। 
सुमताजुज्ममानी की सृत्यु पर बादशाह ने उसके गुणों को 
लानकर उसे हरम का सरदार वना दिया । इसे कोई संतान नहीं 
थी इसलिए तालिब की मृत्यु पर उसकी दोनों पुत्रियों को गोद 
जे लिया। वड़ी आकिल खाँ को और छोटी जियाउद्दीन को 
च्याही गई, जिसे रहमत खाँ की पद्वी मिली थो और जो हकीम 
गुकना के भाई हकीम कुतवा का लड़का था । २० वें वर्ष में जब 
बादशाह लाहोर में थे तब छोटी पुत्री, जिसे खानम बहुत प्यार 
करती थी, प्रसूति में मर गई । खानम घर गई और कुछ दिन 
शोक मनाया । इसके बाद बादशाह ने उसे बुछाया और मददल 


६६. आकिल खाँ इनायतुल्ला खाँ 


अफजल खाँ मुल्ला शुक्रस्‍ला का यह श्ारृष्पुत्र तथा गोद लिया 
हुआ था । इसके पिता का नाम अब्दुल हक था, जो शाहजदाँ के 
राज्य-फछाल में एक हजारी २०० सवार का मंसबदार था तथा" 
अमानत खाँ कहलाता था । वह नस्ख लिपि बहुत अच्छी लिखता 
था। १५ वें वर्ष में मुमताजुत्ञमानी के गुवंद पर छेख लिखने के 
पुरस्कार में इसने एक हाथी पाया | वह १६ वे बष में सर गया । 
उक्त खाँ १२वें व में अजमुकरंर नियत हुआ अर बाद 
को आकिछ खाँ फो पदवी पाई । मुल्तफत खाँ का स्थानापन्न' 
दोकर यह वयूतात का दीवान नियुक्त हुआ। १५ वें वर्ष में 
इसका संसव दो हजारों ५०० सवार का हा गया तथा मीर 
खाम्रान नियत हुआ । १७ वें वर्ष में मूसवी खाँ की मृत्यु पर यह 
प्रांतों का त्था उपहार-विभाग का अज् विक्वाया नियत हुआ, 
जिस पद पर मूसवरी खो भी था। १८ व वध में २०० सवार 
बढ़ाए गए और म्रांतों के अर्ज विकाया का पद मुद्दा अलाउल मुल्क 
को दिया गया । १९ वें व में इखका मंसच ढाई हजारी ८०० 
सवार का हो गया । इसके अनंतर जब इसके स्थान पर अला- 
उलूमुल्क तूनी खानसामाँ नियत हुआ तथ इसके मंसव में २०० 
सवार बढ़ाए गए और वह दूसरा बखस्शी और प्रांतो का अज 
विक्राया बनाया गया । २० वें वर्ष में यह कुछ सेना के साथ गोर 
के थानेदार शाहवेग खाँ के पास पद्मीस लाख रुपये पहुँचाने को 


१००. आकिल खाँ मीर असाकरी 


यह खबाफ का रहने वाला था और ओरंगजेव का एक 
बाढाशाही सेनिक था । जब वह शादजादा था तब यह उसका 
द्वितीय बख्शी था। अपने पिता की बीमारी के समय जब 
शाहजादा दक्षिण से उत्तरी भारत आ रहा था तब आकिल खाँ 
की औरंगाबाद नगर की रक्षा को छोड़ गया था। औरंगजेब 
की राजगद्दी पर यह दरवार आया और आकिल खाँ को पदवी 
पाकर मध्य दोआब का फौजदार नियत हुआ । ४ थे वर्ष यह 
हटा दिया गया ओर बीमारी के कारण दस सहस्र वार्षिक पंशन 
पर लाहौर जाकर एकांतबास करने छगा । ६ ठे वप जब बादशाह 
छाय्मीर से लादोर लौटे तब इस पर दया हुई और यह एकांत 
से वाहर निकला । इसे खिहडआत और दो हजारी ७०० सवार 
छा मंसव मिला | इसके वाद यह गुसलखाना का दारोगा नियत 
हुआ । ९ वें वर्ष पाँच सौ जात बढ़ा और १२ वें वर्ष में यह फिर 
एकांतवास में रहने लगा, तब इसे वारद सहस्र वार्षिक बृत्ति 
मिलती थी । इसके ऊपर फिर कृपा हुई और २२ वें वर्ष में यह 
सफ खाँ क स्थान पर वर्शी-तन नियुक्त हुआ । २४ वें वर्ष यह 
दिल्ली भ्रांति का जध्यक्त नियुक्त हो सम्मानित हुआ। ४० वें 
वर्ष, सन्‌ ११०७ हु? ( १६९५-९६ ) में यह मर गया । यह 

दांत स्वततन्र प्रकृति का था और हृढ़ चित्त मी था। 


( ३८४७ ) 


हिज था दुश्वार, आसाँ यार ने समझा उसे॥ 

शाहजादे ने इस शेर को दो त्तीन बार पढ़ने के लिए 
कहा और तब पूछा कि यह किसका कहा हुआ है । आकिल ने 
उतर दिया कि यह उसके बनाए हैं, जो अपने स्वामी की सेवा' 
में रह कर अपने को कवि नहों कहना चाहता |! 


( रेफरे ) 


इसने बड़े सम्प्रान के साथ सेवा की और अपने समकक्षों से 
बमंड रखता था । 

जब महावत खाँ मुहम्मद इत्राहीम लाहौर का शासक नियत 
हुआ तब उसने दुर्ग तथा शाही इमारतों को देखने को आज्ञा 
माँगी । उसको प्रार्थना स्वीकृत हुई ओर आकिल खाँ को इस काय 
के लिए भाज्ञा भेजी गई। इसने उत्तर में लिख भेजा कि कुछ 
जआरणों से वह महावत खाँ को नहीं दिखछा सकता, क्योंकि पहिले 
टैदरावादी मनुष्य शाही इमारतें देखने याग्य नहीं है और 
दूसरे दरवाजे रक्षा के लिए बंद पड़े हैं तथा कमरे में द्रियाँ 
नहों बिछी हैं । केवल उसऊे निरीक्षण के लिए उच्न सबको सफाई 
ऊराना तथा दूरी बिछवाना उचित नहाीं है। तीसरे वह जैसा 
व्यवद्दार मुझसे चाहेगा वह नहों दिखलाया जायगा । इन सच 
कारणों से उसे भीतर नहीं आने दिया जायगा । महावत के खाँ 
दिल्ली आने पर तथा संदेशा भेजने पर इसने इनकार कर दिया । 
बादशाह ने भी इसकी पुरानो सेवा, विश्वास तथा राजभक्ति का 
विचार कर इसकी इस अहंता तथा हठ की उपेज्ञा की और ऊँचे 
पद इसे दिए । यह वाह्मगुणरविहोन नहीं था। यह बुह्ोनुद्दोद 
शाजे-इलाही का शिष्य था, इसलिए राजी उपनाम रखा था। 
इसऊा दीवान और मधनवी प्रसिद्ध हें। मौलाना रूम की 
मसनवी की खूबियों को समझाने की योग्यता में अपने को 
अद्वितीय समता था । यह उदार प्रकृति और सहृदय या। 
यह इसका शेर है, जिसे इसने जब औरंगजेब जैनावादी की 
अत्यु के दिन घोड़े पर सवार होकर जा रहा था तब पढ़ा था-- 

इश्क़ था आसान कितना ? आह, अब दुड्वार है। 


( ३८६ ) 


देकर अमीरुछ उमरा शायस्ता खाँ के साथ सुलेम्नान शिक्रोह 
पर, जो लखनऊ से फुर्तों से चत्नता हुआ पिता के पास 
जाने की इच्छा रखता था, नियत हुआ। उक्त खाँ ने अमीरुढ्‌ 
उमरा से आगे वोरिया की ओर जाकर पता लगाया हि सुलेमान 
शिकोह चाहता है कि श्रीनार के राजा प्रथ्ची घिंह को 
सहायता से हरिद्वार उतर कर लाहोर की ओर जाय । 
एक दिन रात में अस्सी कोस का धावा कर ये लोग हरिद्वार 
पहुँचे । खाँ के वहाँ पहुँचने पर विद्रोही हैरान होकर पार न 
जा सका ओर श्रीनगर के पहाड़ो देश में चला गया । 
फिदाई खाँ वहाँ से लौट कर दरबार आया ओर वहाँ से खली- 
ठुल्ला खाँ के पास भेजा गया, जो दारा शिक्रोह् का पीछा 
कर रहा था । इधी समय जब ओरंगज़ेव मुल्तान जाने की 
इच्छा से कपूर ग्राम में ठहरा हुआ था तब यह आज्ञानुघार 
दरबार आकर इरादत खाँ के स्थान पर अवध का सूबेदार हुआ 
और वहाँ की तथा गोरखपुर की फोजदारों भी इसे भिज्नी। 
शुज्ञाअ के युद्ध तथा उसके भागने पर यद्द मुअज्जम खाँ मीर 
जुमछा के साथ. नियत हुआ कि सुल्तान मुहम्मद के साथ 
रहकर उस भगैल का पीछा करे | यहाँ से जब सुलुतान मुहृम्भद 
अपने चाचा के साथ खूब युद्ध करते समय मोअज्ञम खाँ की 
हुकूमत से घबड़ा कर शुजाअ के पास चला गया पर वहाँ से उप 
दरिद्रता ओर खराब हालत देखकर लब्जित दो बादशाही सेना 
में फिर लौट आया तब्र मुअज्म खाँ ने आज्ञानुघार फिद्राई खाँ 
को छुछ सेना के साथ उक्त अद्रदर्शो शादजादे को अपनो रक्षा में 
लकर दरबार पहुँचाने को भेजा। ४ थे वर्ष सफशिक्नन खाँ के 


१०१, आजम खाँ कोका 


इसका नाम मुजुफ्फरहुसेन था पर यह फिदाई खाँ कोका 

के नाम से प्रसिद्ध था। यह खानजहाँ बहादुर कोऋलृत्ताश का 
बड़ा भाई था। शाहजहाँ के राज्य-काल मे अपनी सेवाओं के कारण 
विशेष सनमान और विश्वास का पात्र हो गया था। आरंभ में 
अदालत का दारोगा नियत हुआ और उसके बाद बीजापुर के 
राजदूत के साथ शाहजहॉकी भेंट लेकर वहाँ के शाखक आदिलशादह्‌ 
के यहाँ गया। २२ वें बषे तुजुक का काम इसे खोंपा गया और 
२३ वें बपे अहृदियों का बख्शी हुआ । २४ वें वर्ष इसका संसव 
बरढ़क र एक हजारी ४०० सवार का हो गया और काबुल के 
मंसवदारों का बख्शी और वहाँ के तोपणाने का दारोगा नियत 

हुआ । २६ वें वर्ष यह दरबार आकर मीर तुज़ुक हुआ | इसके- 
अनंतर खास फीलखाने का दारोगा हुआ और उसके अनंतर कुल 
फील् खाने का दारोगा हो गया। २९ वें बष गुजबरदारों का दारोगा 

हुआ और तरवियत खाँ के स्थान पर फिर मीर तुज्जुक का काम- 

करने लगा । बादशाह ने कृपा करके इसका मंसव पाँच सदी 
२०० सवार बढ़ाकर ३० वें बषे के आरंभ में फिदाई खाँ की 
पद्‌वी दी थी । इसके बाद जब औरंगजेब बादशाह हुआ तब घाय- 
भाई के संबंध के कारण यह बादशाह का ऋृपापान्न हुआ। 
जिय समय दारा शिकोह का पीछा करते हुए दिल्ली के पास एब्जः 
बाद वाग में बादशाह ठहरे हुए थे, उस समय इसको डंका 

श्र 


( रे८८ ) 


जम्मू की चढ़ाई पर गया | जब उसी समय २७ वें बर्य बादशाह 
हसन अव्दाल की ओर चला तब फिदाई खो महाबत खें के 
स्थान पर काधुल का सूवेदार होकर भारी सेना और बहुत से 
पघामान के साथ वहीँ गया। अगर खा को दरावल नियत 
कर उपद्रवी अफगानों को दंड देने के लिए बाजारक और सेह- 
चोवा के माग से युद्ध करते हुए पेशाबर से जछालावाद पहुँचा 
और वहाँ से काबुछ गया। लौदने के समय बहुत से अफ- 
गानों ने एकत्र होकर इसका रास्ता रोका और गहरा युद्ध हुआ | 
हरावल की फौज के पीछे हटने पर वहुत सा तोपखाना और सामान 
छुट गया और पास था कि भारी पराजय हो परंतु इसने बडी 
वीरता से मध्य की सेना को दृढ़ रखा । अगर खीं को गंदमक 
थाने से बुछाकर हरावल नियत किया और दूखरी वार दुर्ग 
बादी कतल जल॒क पर लड़ाई का ग्रवंध हुआ । तीर और गोली 
के सिवा हाथी के बराबर बड़े बड़े पत्थर पहाड़ की चोटियों से' 
खुड़काए गए कि वादशादह्वी सेना तंग आ गई । केवल इंश्वर की 
कृपा से कुछ वीरता-पूर्ण धावों से अफगान भाग खड़े हुए। 
फिदाई खाँ विजय के साथ जछालावाद पहुँच कर थाने वैठाने में 
लगा ओर उस उपद्रवी जाति को दमन करने में जहाँ वक 
छंभव था प्रयत्न किया कि वे छूट मार न करने पार्वे। दरबार 
से इन सेवाओं के पुरस्कार में इख आजम खाँ कोंका की पदवी 
मिली । २० वें व दरबार आकर अमीरुल उमरा के स्थान 
पर वंगाछ प्रांत का नाजिम हुआ | १२ वे वर्ष जब्न उक्त प्रांत का 
शासन शाहजादा महम्मद आजम शाह को मिला तथ्र वढ़ 
उक्त शाहजादा के वकीलों के स्थान पर बिहार का अ्ंताब्यक्ष 


( रे८७ ) 


स्थान पर यह सीर आतिश हुआ ६ ठे वपष के आरंभ में औरंग- 
जेब कश्मीर की ओर रवाना हुआ। नियाजी अफगानों को 
जातियों मे एक सम्भल जाति दोती है, जो प्विघ नदो के उस 
थार बसती है। उनमें से कुछ पहिले वनक्रोट उफे मुअज्वयमत 
नगर में, जो नदी के इस पार है, आऊर उपद्रव मचाते 
स्े। फौजदारों तथा अधिकारियों ने जाज्ञा के अनुसार 
उन्हे इस तरफ से उघर भगा दिया। इसी समय उस 
जाति ने अपनों मूर्खता से फिर सिंध नदी के इस पार आकर 
यादशाद्दी थाने पर अधिकार कर लिया । चक्त खाँ ने, 
जो वोपखाने के साथ चिनाव नदी के किनारे ठहरा हुआ था, 
उस झुंड को दमन करने के लिऐ नियुक्त होकर वहुत जरद 
उसको नष्ट कर डाला | यह उस प्रांत को प्रबंध ठीक कर ख॑ंजर 
खाँ को, जो वहाँ का फौजदार था, सोंप कर लौट गया। इसी 
नप बादशाह लाहौर से दिल्ली लौटते समय जब छुछ दिन 
सऊ कानवाधन शिकार गाह मे ठहरे तब फिद्ााई खाँ को 
लालंघर के विद्रोहियों को दंड देने के छिए नियत क्विया, 
जिन्होंने मूता से उपद्रव मचा रखा था। ७ वें वर्ष इसका 
संखय चार हजारी २५०० सवार का हो गया। 2१० दें वर्ष 
इसका मंसव ५०० सवार बढ़ने से चार हजारी 8४००० 
सवार फा हो गया और यह गोरखपुर का फौजदार तथा इसके 
बाद अवध का सूवेदार भी हो गया। १३ वें वष यह दरवार 
आऊर लाहौर का सूवेदार हुआ। जब रास्ते में कावुत्त के सूवेदार 
महन्मद अमीन खे के पराजय का विचित्र दाल मिछा तब यह लाहौर 
से पेशावर जाकर वहों का प्रबंधक नियत हुआ और उसके वाद 


१०२. आजम खाँ मीर महम्मद वाकर 
उफं इरादत खाँ 


यह सावा के अख्छे सैयदों में से था, जो एराक का एक 
पुराना नगर है। मुहम्मद के द्वारा वहाँ के समुद्र का सूखता 
प्रसिद्ध है । मीर आरंभ में जब हिंदुस्तान आया तव आसफ खाँ 
मीर जाफर की ओर से स्यालकोट, गुजरात और पंजाब का 
फौजदार हुआ । इसके अनंतर उक्त खाँ का दामाद द्वोकर 
प्रसिद्ध हुआ और जहाँगीर से इसका परिचय हुआ |! इसके 
अनंतर तरक्की कर यमीनुद्दौला आसफ खाँ के द्वारा भच्छा 
मनसव और खानसामाँ का पद्‌ पाया । इस काम में राजभक्ति 
और कार्य-कोौशल अधिक दिखलाने से बादशाह का क्ृपापात्र 
दोकर १५ वें वर्ष खानसामाँ से काश्मीर का सूबेदार हो गया | 
वहाँ से लौटने पर भारी मनसब पाकर मीर वरूशी हुआ | 
जदाँगीर के मरने पर शहरयार के उपद्रव के समय यमीनुद्दोढा का 
दर काम में साथी होकर राजभक्ति दिखलाई और यमीलुद्दौला 
पे पहिले लाहौर से आगरे आकर शाहजहाँ की सेवा में पहुँचा । 
इसका मनसव पाँच सदी १००० सवार बढ़ने से ,पाँच ह॒जारी 
५००० सवार का हो गया और डंका तथा झंडा पाकर मीरबख्शी 
ऊँ पद पर नियत हो गया । इसके अनंतर यमीनुद्दौला की प्रार्थना 
पर पहिले व के ५ रज्वब को दीवान आला का वजीर नियत हुआ । 
दूखरे बप दक्षिण के सूों का अवंधक नियत हुआ । तीसरे वर्ष के 


( रे८९ ) 


हुआ | यहीं ९ रबीउलू आखिर सन्‌ १०८९ हि० (सन्‌ १६७८-५९ 
३०) को मर गया । उक्त खाँ की हवेली लछाहोर की अच्छी इमारतों 
में से है और वहुत दिनों तक वह सबेदारों का निवास-स्थान रही । 
इसके बड़े पुत्र सालह खा का बृत्तांत, जिसे फिदाई खा की पदवो 
मिली, अलग दिया हुआ दै। दूसरा पुत्र सफदर खो खान- 
जहेँ। बहादुर का दामाद था और औरंगजेव के ३३ वें वर्ष 
व्वाडियर की फौजदारी करते समय गढ़ी पर आक्रमण करने में 
तीर लगने से मर गया । 


माल को खाई के भोतर सुरक्षित कर युद्ध का प्रयत्व क्रिया | 
लाचार होकर कुछ सेना खंदक में पहुँची और बहुत माल छूट 
लाई। आजम खाँ ने बड़ी वीरता से रात में पैदल खंदक में 
पहुँचकर निरीक्षण कर माल्म किया कि एक ओर एक बछिड़ को 
है, जो पत्थर और मसाले से बन्द की हुई है और जिसको 
खोलकर ढुगे में जा सकते हैं। इसके पास पत्थर फेंकनेवाले 
अख् नहीं थे और यह किलेदारी की चाल को भी अच्छी वरह 
नहों जानता था परंतु दुग॑ लेने को इच्छा की । दुर्ग क रक्षक 
इनकी काय दक्षता और युद्ध की वीरता देखकर घबड़ा गए । 

३ जम्तादिउल आखोर सन्‌ १०४० हि० का चौथे वर्ष आक्रमण 
कर आजम खाँ सरदारों के साथ उस छिड्की से भीतर चला 
गया | दुगाध्यक्त सीदी सालम, एतभार राव का परिवार और 
अलिकवदन का चाचा शम्स तथा निजामशाह को दादी बहुत 
लोगों के साथ गिरफ्तार हुई। वहुत सामान छूट में मिला ! 
दुर्ग का नाम फतेहाबाद रखकर मीर अब्दुल्ला रिजब्री को उधघका 
अध्यक्ष नियत क्रिया । आज्ञम खाँ को छः हजारी ६००० सवार 
का मंसव मिला | इस प्रकार जब निजाम शाह का काम बिगड़ गया 
ओर उघका सेनापति मोकरव खाँ आजम खाँ से क्षमा प्रार्थी दोरर 
बादशाही सेवा में चछा आया तब उक्त खाँ रनदौला खाँ वोजापुरी 
के इस संदेश पर कि यदि तुम्हारे द्वारा आदिलशाह के दोप 
क्षमा दो जायेंगे तो प्रतिज्ञा करते हें कि फिर उप्चके विरुद्ध वह 
न चलेंगे, मांजरा नदी के किनारे पहुँच कर ठहर गया। देवात 
एक दिन शत्रुओं के झुंड ने धावा किया और बहादुर खाँ रुद्देला 
और यसुफ महम्मद खाँ ताशकंदी को घायल कर पहुड ले गए । 


( ३९१ ) 


आरंभ में जब शाहजहाँ बुद्दोनपुर पहुँचा तब इरादत खाँ ने सेवा में 
पहुँचकर आजम खें की पद्‌वी पाई और पचास सदेख सवार 
की सेना का अध्यक्त होकर खानजहाँ लोदी को दंड देने और 
निजामशाह के राज्य पर अधिकार करने को नियत हुआ। 
उत्त खाँ ने वो ऋतु देवल गैँव में विताकर गंगा के किनारे 
मौजा रामपुर में पड़ाव डाठा। जब मालूम हुआ कि अभी 
खानजहँ। वीर से बाहर नहीं निकला है तब पड़ाव को मछलीगावः 
में छोड़कर रात्रि में चढ़ाई की ओर खानजदाँ के सिर पर एकाएक 
पहुँच गया । उसने भागने का रास्ता बंद देखकर लड़ाई की 
तैयारी की, लेकिन जब बादशाही सेना के आदमी छटसार में 
लगे हुए थे और सेना नियमित नहीं थी तव खानजदाँ अवसर 
पाकर पद्दाड़ से निकला और छड़ने की हिम्मत न करके भाग 
गया । यद्यपि ऐसी प्रबल फौज से बाहर निकल जाना कठिन था 
और बद्दादुर खाँ रुद्देला तथा कुछ राजपूतों ने परिश्रम करने में 
कसर नहीं किया पर वादशाही सेना तीस कोस से अधिक चलछ 
चुकी थी इसलिए पीछा नहीं कर सकी। इसके अनंत्तर वह 
दौलवाबाद चला गया, इसलिये आजम खाँ निजञ्ञामशाह के राज्यः 
में अधिकार करने गया । जब यद्द घारवर से तीन कोस पर 
पहुँचा तव इसकी इच्छा थी कि केवछ करे पर आक्रमण करें 
और दुगे को दूसरे किसी समय विजय करें। यह दुर्ग अपनी 
अजेयता और अपनी सामान की अधिकता के लिए दक्षिण में 
प्रसिद्ध था । यह ऊँचे पर बना हुआ था, जिसके दोनों ओर 
गहरी दुर्गंम खाई थी। दुगंवालों ने तीर और गोली मारकर इन 
लोगों को रोका और वस्ती के आदम्तियों ने अपने अखबाब और 


€ ३९४ ) 


सन्‌ १०४९ हि० में आजम खा ने अपने लड़की की शाहजादा से 
शादी करने की आथना की । इसके गर्भ से सुलतान जैनुल- 
आवदीन पेदा हुआ । आजम खे बहुत दिनों तक गुजरात के 
विस्तृत श्रांत में रद्या | चोदहवें व में आवश्यकता पड़ने पर जाप 
के जमींदार पर चढ़ाई किया और उसकी राजघानी नवानगर 
पहुँचा, क्योंकि वहाँ के लोग इसकी अधीनता नहीं स्वीकार कर 
रहे थे। जाम घमंड भूल होश में आकर एक सौ कच्छो घोड़े 
और तीन लाख महमूदी सिक्‍का भेंट छेकर अधीनता स्वीकार 
करने के छिए आजम खाँ के पास पहुँचा । शत्रु का अदेश होने 
से वहाँ यही सिक्का बनता था । यह इस विद्रोही का काम समाप्त 
कर अहमदाबाद लौट आया । इसके अनंतर इसलामाबाद मथुरा 
की जागीर पर नियत होकर वहाँ मकान और सराय बनवाया । 
इसके बाद बिहार का शासक नियुक्त हुआ। २२१ वें वर्य में 
काव्मीर की सूबंदारी के लिए बुलाया गया। इसने प्राथना पत्र 
दिया कि मुमकों उस प्रांत का जाड़ा सह्य नहीं है इसलिए वह 
मिजा हसन सफवी के बदले सरकार जौनपुर में नियत किया 
जाय। २२ व व सन्‌ १०५९ हि० (सन्‌ १६७९ ३०) में ७५ वर्ष 
की अवस्था पाकर मर गया । उसके मरने की तारीख आजम 
ओलिया' से निकलती है । जौनपुर को नदी के किनारे एक वाग 
अपने शासनारंभ के वब्ष के अंत में वनवाया या, उसीमें गाड़ा 
गया । उसके बनने की तारीख “विहिश्त नेहुम वर छवे आब जूय' 
से निकलती है। इसके लड़कों को अच्छे मनसव मिछे और 
हर एक का बृत्तांत अलग-अलग दिया गया है। कहते दे 
कि आजम खाँ अच्छे गुणों से युक्त था पर आपमिछों का दिसाब - 


( ३९३ ) 


घादशादी सेना के बहुत से लेनिक मारे गए तथा फेद हुए । 
आजम खॉ चतकोवा, भालकी और बीदर के तरफ गया कि 
स्यात्‌ उन सब को छोड़ाने का अवसर मिल जाय | चूँकि खाने 
पीने का सामान चुक गया था इसलिए गंगा के पार उत्तर गया । 
जब इसे माल्म हुआ कि निजामशाह वाले बीजापुरियों से 
संबंध करने के लिए बालाघाट से ठग परिन्दः की ओर जा रहे 
हैं तो यह भी उसी तरफ चला और उक्त दुर्ग को घेर लिया । 
उसके चारों ओर २० कोस तके चारा नहीं मिलता था और 
बिता हाथी के काम नहीं चलता था इसलिए यह घारवर चला 
गया । उसी वर्ष आज्ञातुसार द्रवार गया। शाहजहों ने इससे 
कह कि इस चढ़ाई में दो काम अच्छे हुए हैं--एक खानजहँ। 
को भगा देना और दूसरे धारवर ढुगे पर अधिकार कर लेना । 
साथ दी दो भूलें भी हुईं--पहिला मोकरंब खे की प्राथना 
पर बोदर की ओर जाना नहीं चाहता था और दुसरे परिदः 
डुगे विजय नहीं कर सकते थे, तौ भी तुम्हें ठहरना चाहता था । 
उक्त खा ने अपना दोष स्वीकार कर लिया । इससे दक्षिण का 
काम ठीक नहीं दो सका था इसलिए यह उस पद से हटा 
दिया गया । 

पाचवें वष कासिम खाँ जबीनी के मरने पर यह बंगाल 
प्म सूवेदार नियुक्त दोकर वहाँ गया। वहाँ बहुत से अच्छे 
आदर्तियों को एकत्र किया, जिनमें अधिकतर ईरान के आदमों 
ये। ८ वें वर्ष इलाहाबाद का शासक नियुक्त हुआ। नवें वर्ष 
जुजरात का श्रांवाध्यक्ष हुआ । जब मिजों रुत्तम सफवी की लड़की, 
लो शाहजादा मुहस्मद शुज्ञाअ से व्याही गई थी, मर गई तब 


१०३, आतिश खाँ ज्ञान वेग 


यह बख्तान वेग रुजबिहानी का पुत्र था, जो औरंगजेब के 
राब्य के १ म वष में मुहम्मद झुज्ञाअ के युद्ध में मारा 
गया था | इसके पिता के खम्य द्वी से बादशाह जानवेग ढो 
पहिचान गए थे । इसने २१ वें व में आतिश खाँ को पदवी 
पाई । २५ वें बध्ष में यंह सालद खाँ के स्थान पर मीर तुजुडे 
हो चुका था । इसका एक भाई मंसूर खाँ कुछ समय के लिए 
दक्षिण का मीर आतिश था और उसके बाद औरंगाबाद का अध्यक्ष 
हुआ । ट्वितीय युसुफ खाँ औरंगजेब के समय कमर नगर अर्थात 
कनूछ का फौजदार था | बहादुर शाह के समय दैदरावाद का 
नाजिम हुआ । इसीने वलवाइई पापरा को मारा था । इसझेे वंशज 
अभी भी दक्षिण में हैं । 

पापरा का संक्षिप्त वृत्तांत यों हे कि वह तेलिंगाना का एक 
छोटा व्यापारी था। औरंगजेब के समय जब मुख्तार का पुत्र 
रुस्तम दिल खाँ हैदराबाद का सवेदार था पापरा अपनी बढ़त 
को मारकर, जो अमीर थी, प्यादे एकत्र कर लिए और पहाड़ में 
स्थान बनाकर यात्रियों तथा किसानों को लदने मारने लगा! 
फ्ौजदारों तथा जमींदारों ने जब उसे पकड़ने का ग्रयत्त किया तब 
हू यह समाचार पाकर एलकंदछ सरकार के अंतर्गंव बौलास 
गेना के जमींदार वेंकटराम के पाघ जाकर उसका सेवक हो गया ! 


45 


छ दिनों के बाद वह वहाँ भी डाक डालने लगा तब जमो- 


हि गे 


५ पं श रद 


( ३९४ ) 


किताब पूरी तौर पर नही जानता था। तेमुरी राज्य में बहुद 
से अच्छे काम करके आरंभ से अंत तक सनमान के साथः 
बिता दिया । नीयत की सफाई होना चाहिए, जिससे आज तक, 
जिसको सौ वर्ष बीत गए, इसके वंशज हर समय गखिद्धि प्राप्त- 
करते रहे, जैसा कि इस किताव से माल्म होगा । 


( ३९८ ) 


नहीं पाता था। अपनी पत्नी के द्वारा कई रेतियाँ मँगा कर 
उसने उनसे अपनी तथा अन्य केदियों की वेड़ियाँ काट डालीं। 
जिस दिन पापरा मछली का शिकार खेलने शाहपुर के बाहर 
गया, उसी दिन यह दूसरों के साथ वाहर निकल आया और 
हरा देने वाले प्यादों को तथा फाटक पर के रक्षकों को मार 
कर दुगे पर भ्धिकार कर छिया । यह सुनकर पापरा घबड़ाकर 
दुगे के पास आया पर एक तोप दुर्ग से उसपर छोड़ी गई। 
डसके भाइयों ने कुछपाक के जमींदारों को ऐसा होने का समा- 
चार दे दिया था, इसलिए यद आवाज सुनकर दिलावर पाँ 
तुरंत ससैन्य आ पहुँचा। शाहपुर के पास खूब युद्ध हुआ। 
पापरा परास्‍्त द्वोकर तारीकंदा भागा। जब यूसुफ खाँ ने यह 
समाचार सुना तव पहिले अपने सहकारी मुहम्मद अछी को इस 
कार्य पर नियत किया पर बाद को स्वयं उपयुक्त सेना के साथ 
वहाँ गया और तारीकंदा को नौ महीने तक घेरे रहा । तब इसते 
प्रतिज्ञा का झंडा खड़ा किया कि जो दुग से बाहर निल्‍त 
आवेगा उसे पुरस्कार मिलेगा | पापरा भी छद्य वेश कर टहुगेक 
बाहर निकछा पर उसी साले के द्वाथ में पड़ गया और केद 
हुआ । जब वह्‌ यसुफ खाँ के सामने लाया गया तव डसके आग 
अंग काटे गए और उसका सिर द्रवार भेजा गया । 
शेर 
वृद्ध कृपक ने अपने पुत्र से क्‍या ही ठीक कहा छवि । 
'मरे आंखों की ज्योति ! तुम बढ़ी काठोगे जो वोओंगे! ॥ 





( ३९७ ) 


दार ने सबूत पाकर उसे कैद कर दिया। जमींदार का छड़का 
बीमार हो गया, जिससे यह अन्य कैदियों के साथ छुट्टी 
पाकर भुगेर सरकार के अंतर्गत तरीकंदा परगना के शाहपुर 
गाँग गया, जो बीहड़ स्थान है ओर वहाँ के सो नामक 
डॉकू का साथी हो गया । वहाँ एक हुगे बनाकर वह खुडमखुला 
छूट मार करने छगा । रुस्तमदिल हिय ने कासिस खाँ जमादार 
को शाहपुर के पास कुल्पाक पगने का फौजदार नियत कर 
पापरा को पकड़ने के लिए आज्ञा दी। युद्ध मे कासिम खो 
मारा गया और सर्वा भी युद्ध में अपने पियादों के जमादार 
पुर्दिल खाँ स्रे ज्गद कर इंदढ युद्ध छड़ा, जिसमें वह 
सारा गया । अब पापरा ही सर्वेंसवां हो गया और तारीकंदा 
दुगे बनवाने लगा । इसने वारंगल तथा भुगेर तक घाबे किए 
और उस प्रांत के निवासियों के लिए दुःख का फाटक 
खोल दिया । 

मुहम्मद काम बस्श पर विजय प्राप्त कर बहादुर शाह मे 
यूसुफ खाँ रुजविद्दानी को दैदराबाद्‌ का सूवेदार बना दिया और 
उसे पापरा फो पकड़ने की कड़ी आज्ञा दी। उक्त खाँ ने दिला- 
बर खाँ जमादार को योग्य सेना के साथ इस कारये पर नियत 
किया, जिसने पापरा पर उस समय चढ़ाई की जब बह कुल- 
पाक का थेरा जोर-शोर से कर रहा था। युद्ध में उसे परास्त कर 
कुलपाक में थाना स्थापित किया। इस वीच पापरा का साला, 
जो अन्य लोगों के साथ शाहपुर में वहुत दिनों से केद था, 
उसके साथ ऊठोर चरताव किया जाता था| उसकी स्त्री के सिवा, 
जो प्रतिदिन उसे भोजन देने जाती थी, और कोई वहाँ जाने 


१०५. आलम वारहा, सेयद 


यह सेयद्‌ हिजत्र खाँ का भाई था, जिसका वृत्तांत अढुग 
इस पुस्तक में दिया गया है । जहाँगीर के समय में इसे पहिले 
योग्य मंसब मिला, जो उसके राज्य काल के अंत में डेढ़ हजारी 
६०० सवार का हों गया । शाहजहाँ की राजगद्दी के समय 
इसका मंसव वहाल रखा गया और यह खानखानों के साथ 
काबुल गया, जो बलख के शाखक नज मुहम्मद्‌ खाँ को, जिसने 
उक्त श्रांत के पास विद्रोह मचा रखा था, दमन करने पर नियत हुआ 
था। ३ रे वर्ष इसे खिलआत, तलवार और पाँच सदी २०० 
सबार की तरक्की मिली तथा यह यमीनुद्दोला के साथ वरार प्रांत 
के अंतगत बालाघाट में नियुक्त हुआ | ६ ठे वर्ष यह शाहजादा 
मुहम्मद शुजाअ का परेंदा के कार्य में अनुगामी रद्या । शाहजादे 
ने इसे जाछनापुर में थाना बनाकर पाँच सौ खबारों के साथ 
मार्ग को रक्षा के लिए छोड़ा । ८ वें वर्ष लाहौर से राजधानी 
लौदते समय यह इसछाम खाँ के खाथ दोआब के विद्रोहियों को 
दमन करने में प्रयत्नशील रहा । इसके बाद यह औरंगजेव की 
सेना के साथ रहा, जो जुभार सिंद् बुंदेला को दंड देने गई थी । 
९ वें व जब दक्षिण बादशाह का द्वितीय बार निवासस्थान 
दुआ, तथ यद्‌ साहू भोसछा को दंड देने और आदिल खाँ के' 
राज्य को नष्ट करने पर नियुक्त खानजमाँ वहादुर की सेना में 
नियत हुआ। १३ वें वर्ष में इसका मंसत्र बढ़कर दो दजारी: 


१०४. आतिश खाँ हब्शी 


दक्षिण के शासकों का एक सदोर था। जहाँगीर के समय 
चह द्रवार आया ओर इसे योग्य मंसव मिला । इसके वाद जब 
ज्ाहजहों वादशाह हुआ तब इसे प्रथम बष दो हजारी १००० 
आवार का मंसव मिला और रे रे वर्ष जब वादशाही सेना दक्षिण 
आई तब इसे २५००० रु० पुरस्कार मिला और जब शायस्ता खाँ 
ज्वानजहोँ लोदी तथा नीजामशाह को दंड देने पर नियत हुआा 
लव यह साथ भेजा गया । इसके बाद यह दक्षिण की सहायक 
जद मे नियत हुआ था और दौलताबाद के घेरे में पहिले 
जह्भावत खाँ खानणानों तथा वाद को खानजमाँ के साथ उत्साह 
से झ्ार्य किया | इसके अनंत्र यह दरबार आया और २३ वें 
वर्ष खिलअत, एक घोड़ा तथा दस सह रुपये पाकर विहार में 
आमलपुर का फौजदार नियुक्त हुआ। १५ वें वर्ष में जब उस 
शांत के अध्यक्ष शायस्ता खाँ ने पाल्ामऊ के भूम्ययाधिकारी पर 
चढ़ाई की तब यह उसके दाएँ भाग का नायक था। १७ वें बष 
यह दरबार आया और एक हाथी भेंट की । ज्ञात होता है. कि 
यह फिर दक्षिण में नियत हुआ और २४ वें वबप लौटने पर 
एुछ दूसरा द्ायी मेंठ किया। र५ वे बप सन्‌ २०६१ छि० 
( १६०१ ६० ) में यह मर गया। 





१०६. आसफ खाँ आसफ जाही 


इसका नाम अबुलू हसन था और यह एतमादुद्दौला का पुत्र 
तथा नूरजहाँ बेगम का वड़ा भाई था। जहाँगीर से वेगप की शादी 
होने पर इसको एतमाद खाँ पदची मिली और खानसामाँ नियत 
हुआ । ७ वें वष जद्दांगीरी सन्‌ १०२० दि० ( १६११ ३० ) भें 
इसकी पुत्री अजुमंद बानू वेगम को, जो बाद को मुमत्ताज महल के 
नाम से प्रसिद्ध हुई ओर जो मिज्ां गियासुद्दीन आसफ खाँ की 
पौन्री थी, सुलतान खुरंम से शादी हुईं, जो शाहजहाँ कहलाता 
था। ९ घं बप इसकों आसफ खाँ को पद्वी मिली ओर बराबर 
तरकी पाते-पाते यह छ हजारी ६००० खबार के मंसत्र तक पहुँच 
गया । जिस समय जहाँगीर तथा शाहजहाँ में वैमनस्य हो गया 
था, उस समय कुछ बुरा चाहने वाले शंका करते थे कि आसक 
खाँ शाहजादे का पक्ष लेता'है और वेगम को भाई से रुष्ट करा 
दिया, जो साम्राज्य का एक स्तंभ था । 

शैर 
जब स्वार्थ प्रकट होता है तब बुद्धि छिप जाती है । 
हृदय के आँखों पर सेकड़ों पर्दे पड़ जाते हैं 

डसने इसे अपने पड़यंत्र का विरोधी सम कर आगरे से 
कोप डाने के बढाने दरवार से हटा दिया, परंतु शाहजहाँ के 
ऊ्ठतह॒पुर पहुँच जाने के कारण आसफ खाँ आगरा दुर्ग से कोप को 
हटाना अनुचित समककर दरवार छोद आया | यद्द मथुरा नदी 


( ४०१ ) 


१००० सवार का हो गया । १९ वें वष यह शाहजादा मुराद- 
बख्श के साथ बलख-बदरुशाँ बिजय करने गया। इसके बाद 
यह शाहजादा शुजाअ के साथ बंगाल गया और २४ वें वर्ष 
सुलतान जैनुद्दीच के साथ द्रबार में आकर सेवा की । इसके बाद 
एक घोड़ा पाकर यह लौद गया । जब औरंगजेब बादशाह हुआ 
और भाइयों से खूब युद्ध हुए तब यह शुजाअ की ओर पहिली 
लड़ाई में रहा तथा दूसरी मे, जो बंगाल की सीमा पर हुई थी, 
इसके प्राण जाते जाते वच गए । अंत में जब शुजाअ अराकाक 
भागा और उसके साथ वारहा के दस सैयदों तथा बारह मुगल 
सेवकों के सिवा कोई नहीं रह गया था तव आलम भी साथ था । 
उसी प्रांत में यह भी गायब हो गया । 


न 
हे । 





गआउफनजाही 


>> 
ट 
हि ३ 


आउठफ दा 


( ४०४ ) 


मित्रा । इसके वाद सात हजारी ७००० सवार का मंसव मिला । 
सब्‌ १०३७ द्वि० ( १६२७ ३० ) २२ वे वर्ष में बादशाह राजौर 
थाने से कश्मीर से छौटे | मार्ग में उसमे मदिरा का प्यारा 
माँगा पर जब उसे ओठ में लगाया तब पी न सका। दूसरे दिन 
२७ सफर को अंतिम सफर को । पड़ाव में वड्शा उपद्रव मचा । 
आसफ खाँ ने खुसरों के लड़के दावरवर्श को कैदखाने से 
निकाल कर नाममात्र का बादशाह बनाया। उसको विश्वास नहीं 
होता था पर दृढ़ शपथ खाकर लोगों ने उसे शांत किया तव उसने 
ऋक्च किया । वेगम शहरयार को बादशाह बनाया चाहती थी इसलिए 
अआसफ खाँ तथा आजम खाँ मीर वबख्शी को कैद करने का विचार 
किया क्योंकि दोनों साम्राज्य के स्तंभ तथा उसके काय के विरोधी 
थे । यद्यपि उसने अपने भाई को बुलाने के लिए आदमी भेजें 
पर इसने बहाना कर दिया और उसके पास नहों गया | ब्रेगम 
शव के साथ आ रही थी । आसफ खाँ ने चंगेज हृट्टी थाने से 
वनारसी नामक हिंदू को, जो हृथसाछ का मुंशी था ओर अपनी 
फर्ती तथा तेजी के लिए प्रसिद्ध था, शाह॒जद्दाँ के पास भेजा । 
लिखने का समय नहीं था इसलिए मौखिक संदेश भेजा और 
अपनी मुहर की ऑँगूठी चिन्ह रूप में दे दी। नौशहरः में रात्रि 
यतीत कर दूसरे द्न पहाड़ों के नीचे आए और भीमवर में 
सड़ाव डाला । यहाँ शव को कफन देने तथा ले जाने का प्रबध 
किया और उसे छाद्दौर की नदी ( रावी ) के उसपार एक बाग 
मै, जिसे वेगम ने बनवाया था, ग्राइने के छिए भेजा | दर एक 
उचा या नीचा ठीक समझता था कि यदद खब कार्यवादी शादजदँ। 
5 मा साफ करने के छिए दै और दावसत्रदश भोज की भेड्टी 


( ४०३ ) 


पहुँचा था कि शाहजादे के सम्मतिदाताओं ने राय दी कि आसफ 
खाँ से सदौर को इस प्रकार चले जाने देना ठोक नहीं है और 
रेसे अवसर पर ध्यान न देना बुद्धिमानी से दुर है । शाहजादे को 
मुख्य इच्छा पिता की कृपा प्राप्त करना था, इसलिए उसने बड़ो 
लम्रता का व्यवहार किया | इसके बाद जब वह पिता का सामना न 
कर छौटा और मालवा की ओर कूच किया तब १८ वें बर्ष में 
आसफ खो बंगाछ में आंताम्यक्ष नियत हुआ । पर जब यह झात 
हुआ कि शाहजादा भी बंगाल की ओर गया है तब वेगम ने अपने 
भतीजे की जुदाई नसह सकने के वहाने उसे बुछवा लिया । २१वें 
बर्ष सन्‌ १०३५ हि० (१६२६ ई० ) में जब महावत खाँ आखफ 
खाँ की असतकेता तथा ढिल्लाई से मेलम के तट पर सफल होकर 
जहाँगीर पर अधिकृत हो गया तव आसफ खा ने, जो इस सच 
उपद्रव का कारण था, इस अशुभ कार्यवाद्दी के हो जाने पर देखा 
कि उसके श्रयत्त निष्फछ गए और ऐसे शक्तिशाली शत्रु से 
छुटकारा पाने की आशा नहीं है तब वह वाध्य होकर जठक 
गया, जो उसकी जागोर में था और वहाँ शरण ली । भद्दावत्त 
झाॉँ से अपने पुत्र मिर्जा बहर:बर के अथोन सेना भेजी कि घेरा 
झोर शोर से किया जाय । इसके बाद स्वयं चहाँ गया ओर वादा 
तथा इकरार करके इसे बाहुर निकाल कर इसके पुत्र अबू तालिव 
च॒था दामाद खलीलुठा के साथ अपने पास रक्षा में रखा । दरवार 
से भागने पर भी आसफ खाँ को वह छोड़ने में बहाने ऋर रहा 
था पर वादशाह के जोर देने पर तथा अपने वादे मौर इकरार 
जा ध्यान कर इसे द्वार भेद दिया। इसी समय आसफ खाँ 
पंजाब का ग्रांताध्यक्ष नियुद्ध हुआ और वकीछ छा उच्च पद मो इसे 


( ४०६ ) 


की चिट्टी से ज्ञात हुआ तब उसने खिद्मतपरस्त खाँ रजाः 
बहादुर को अहमदाबाद से आसफ खाँ के पास भेजा और अपने 
हाथ से लिखकर पत्र दिया कि ऐसे समय में, जब आकाश अशांत 
है और प्रथ्बी विद्रोही दे तब दावर वर्श तथा अन्य शाहजादे 
सत्यु के मैदान में भ्रमणकारी बना दिए जायें तो अच्छा दै। 
२२ रवीडलू आख़िर (२१ दिसं० सन्‌ १६२७ ई० ) रविवार 
को आसफ खाँ ने दावर बरूुश को केद कर शाहजहाँ के नाम 
घोषणा निकलवाई । २६ जमादिउलू अव्वल (२३ जनवरी 
सन्‌ १६२८ ३० ) को उसे, उसके भाई गशास्प, सुलतान शहर- 
यार और सुलतान दानियाल के दो पुत्र वहमूस और होशंग को 
जीवन-कारागार से मुक्त कर दिया । जब शाहजादा भागरे पहुँचा 
ओर हिंदुस्तान का वादशाह हुआ तब आसफ खाँ दारा शिकोह, 
मुहम्मद शुजाअ और औरंगजेब शाहजादों के, जो उसके दौहित्न 
थे, तथा सर्दारों के साथ लाद्वोर से आगरा आया और २ रजत 
(२७ फरवरी १६२८ ई० ) को कोनिंश की । आसफ खाँ को 
यमीनुदौला की पद्‌वी मिली और पत्न-व्यवहार में इसे मामा लिखा 
जाता था। यह वकील नियत हुआ और ओऔजक मुद्दर इसे मित्री 
तथा आठ हजारी ८००० सवार दो भस्पा सेह अस्पा का मंसव 
मित्रा, जो अब तक किसी को नहीं मिला था । इसके अमनंतर जब 
यमीठुदौला ने पैच सहस्र सुसज्जित खबार शाहजहँ। को निरीक्षण 
कराया तव इसे नौ दजारी ९००० सवार का मंसब मिला 
और पचास लाख रुपये की जागीर मिठो। <« वें वर्ष के आरंभ 
में यह भारी सना के साथ बीजापुर के मुहम्मद आदिल शाह को 
दमन करने के लिए भेजा गया । जब यह बीजापुर में पढ़ाव 


( ४०४ ) 


के सिवा कुछ नहां है, इसलिए वे आसफ खा ही की जाज्ञा मानते 
बे। यह बेगम को ओरसे स्वयं निश्शंक नहीं था और इस 
कारण सतेक रहकर किसी को उससे मिलने नहीं देता था| कहते 
हैं कि यह उसे शाही स्थान से अपने यहँँ। लिया छाया था । जब 
ये छाहौर से तीन कोस पर थे तभी शहरयार, जो गंजा हो रद्द 
था और सूजाक से पीड़ित था तथा लाहौर फुर्ता से जा पहुँचा 
था, सुलतान बन बैठा ओर सात दिन में सत्तर लाख रुपये व्यय 
कर एक सेना एकन्न कर ली और उसे सुलतान दानियाल के पुत्र 
मिजा वायसंगर के अधोन नदी के उसपार भेजा । स्त्रयं दो दीन 
सहस्र सेना के साथ लाहौर में रह गया ओर भाग्य की ऋृति 
देखने छगा । 
मिसरा 
आकाश क्‍या करता है इसकी आशा छगाए हुए। 

पदिले हो टक्कर में इसकी सेना अस्त व्यस्त होकर भाग 
गई । शहर्यार ने यह दुःखप्रद समाचार सुनकर अपनी भलाई 
का कुछ विचार नहों किया और दुर्ग में जा घुसा । अपने हाथ 
से उसने अपना पेर जाल में डाल दिया । अफसर लोग हुगे में 
जा पहुँचे और दावरबख्श को गद्दी पर बिठा दिया। फीरोज 
खाँ खोजा शदर॒यार को जहाँगीर के अंतःपुर के एक कोने से, 
जद्दों वह छिपा था, निकाल लाया और अलावर्दी खॉ फो सोंप 
दिया । उसने उसकी करथनी से उसका हाथ बाँध कर दावर 
बद्श के सामने पेश किया और कोर्निश करने के वाद वह 
क्ंद किया गया तथा दो दिन बाद अंथा छिया गया । 

जब शाइजदाँ को यह सब समाचार गुजरात के महाजनों 


( ४०८ ) 


खाना पसंद था । इसका देनिक भोजन एक मन शाहजहानी था 
पर बीमारी के अधिक दिन चलने पर इसके लिए एक प्याला 
चना का जूस काफी हो जाता था। 'जे है श्रक्तोस भासफ खाँ 
( आसफ ज्ाँ के लिए भाह शोक, सन्‌ १०५१ हि० १६७१ ३०) 
से इसकी मत्यु-तिथि निकलती थी। यह जहाँगीर के मदवरे के 
पासगाड़ा गया | आज्ञा के अनुघार एक इमारत तथा बाग बनवाया 
गया। जिस दिन शाहजहाँ इसे वीमारी में देखने गया था उस दिन 
इसने लाहौर के निवास-स्थान को छोड़ कर, जिसका मूल्य 
बीस लाख रुपया ऑका गया था, तथा दिल्ली, आगरे और 
कश्मीर के अन्य मकान और वागों के सिवा ढाई करोड़ रुपये 
मल्‍य के जवाहिरात, सोना, चाँदी और सिक्रक्ा छिखाकर बाद 
शाह को दिखलाया था कि वे जब्त कर लिए जाँय । वादशाह 
उसके तीन पुत्रों ओर पाँच पुत्रियों के लिए वीख लाख रुपय 
छोड़ दिए ओर लाहोर की इमारत दारा शिक्नेद्द को देंदी। 
बाकी सब ले लिया गया । 

आसकफ खाँ हर एक विज्ञान में गम रखता था । बह विशेष 
कर नियमों को अच्छी तरह जानता था और इसी कारण शाही 
दफतरों में जो पद्वियाँ इसके नाम के साथ लगाई जातो थीं 
उनमें 'अफलातूनियों की बुद्धि का श्रद्माशद्रावा तथा तक शाद्द्ियों के 
हृदय का बुद्धिदावा' लिखा जाता था । यद्द्‌ अच्छा लेखक था और 
जुद्ध महावरों का प्रयोग करता था। यह हदिसाव क्रिताव अच्छा 
जानता या | यह स्वयं कोपाधिकारियों तथा अन्य अफसरों के 
द्विघाव को जाँचवा था। इसके लिए इसे फिसी प्रदर्शक की 
आवश्यकता नहीं पड़ती थो। इसके तिज्ञोीं कार्य यय भी 


डाले 


था आबने और मारते 
रथबूक्ज कं; देशी 
लारे के दि 


हां हुई 
९. में यह , जानो आर केलू 
मा वें बे स्व १०५२ ह्णि में वह 
गो कै, भर गया | नहते है | श्से ; 


( ४१० ) 


वस्त्र पहिरना, गाना सुनना तथा इत्र छगाना छोड़ दिया था 
ओर मजलिसें रुक गई थीं। दो वधे तक हर प्रकार की ऐश 
की वस्तु काम्र में नहीं लाए। उसकी संपत्ति का, जो एक 
करोड़ रुपयों से अधिक की थी, आधा बेगम साहिबा को मिल। 
ओर आधा अन्य संतानों में बॉट दिया गया। स॒त्यु के छ महीरे 
बाद शाहजादा मुहम्मद शझुजाभ, वजीर खे और सद्रुन्िया 
सती खानम शव को आगरे लाकर नदी के दक्षिण पास ही एक 
स्थान पर गाड़ा, जो पहिले राजा मानसिंद का और अब राजा! 
जयसिह का था। बारह वर्ष में पचास लाख रुपया व्यय करके 
उस पर एक मकबरा बना, जिसका जोड़ हिंदुस्तान में कह 
नहीं था। आगरा सरकार और नगरचंद पगना के तीस ग्राम, 
जिनकी वाषिष्र आय एक लाख रुपये की थी तथा मकबरे से 
संलभ सरायों और दूकानों की आय, जो दो लाख रुपये हैं? 
गई थी, सब उसके लिए दान कर दी गई । 


( ४०९ ) 


इतने थे कि ध्यान में नहीं लाए जा सकते, विशेष कर 
बादशाह, शाहजादों तथा वेगमों के चहुधा आने जाने में अधिक 
व्यय होता | पेशकश तथा उपहारों के सिवा, जो बड़ी रकम हो 
जावी थी, इसके खान पान मे क्‍या वैभव न रहता था और बाहर 
भीतर की सजावट तथा तैयारी में क्या न होता था ! इसके नौकर 
भरी चुने हुए थे और यह उन पर दृष्टि भी रखता था। अपने 
पिता के समान ही यह भो विनम्र तथा मिलनसार था। इस 
बड़े अफसर के पुत्र तथा संबंधीगण का, जो साम्राज्य में 
झँचे पदों पर पहुँचे थे, विवरण यथास्थान इस पभ्रंथ मे दिया 
गया दै । इसकी पुत्रों मुमताज महल बीख वर्ष की अवस्था में 
शाहजहाँ से व्यादी गई थी और चौदह बार गर्भवती हुई । 
इनमें से चार पुत्र और तीन पुत्रियोँ अपने पिता के राज्य के अंत 
समय जीवित थी। बादशाहत के ४ थे वर्ष सन्‌ १०४० छवि० 
(१६३१ ३० ) में घुहानपुर में इस साध्वी स्ली ने, जिसकी 
अवस्था ३९ बष की हो चुकी थी, गौहरआरा नामक पुत्री को 
जन्म देने के वाद ही अपनो हालत में कुछ फरके होते देखकर 
बादशाह को बुला भेजने के लिए इशारा किया। वह घत्राए 
चुए आए और अंतिम मिलाप हुई, जिसमें वियोग-काल के 
होंप को संचित कर लिया। १७ जीकदा, ७ जुलाई सन्‌ 
२६३१ ई० को ताप्ती नदी के दूसरी ओर जैनाबाद बाग में 
अस्थायी रूप से गाड़ी गई। जाय मुमताज-महल जन्नत बाद! 

अर्थात्त झुमतवाज महल छा स्थान स्वर्ग में हो (सन्‌ १०४० हि) । 

गे ऊहते है कि इन दोनो उच्च वंशस्थ पति-पत्नी में अत्यंत 

अमन था, जिससे उसके मरने पर शाहजहाँ ने वहुत दिनों तक रंगीन 


( ४१२ ) 


प्रांत का बख्शी नियुक्त हुआ कि मिजा कोका का सेना के प्रव॑ध में 
सहयोग दे । २१ वें बे में यह अन्य अफसरों के साथ इंडर 
अं नियत हुआ, जो अहमदावाद्‌ प्रांत के अंतगंत है । इसे विद्रोहियों 
की दमन करना था। वहाँ के राज्याधिकारी नारायणदास 
राठौर ने घमंड से धादियों से निकल कर युद्ध किया और उससमें 
ठंड युद्ध भी खूब हुए । शाही हरावल हट गया और उसका 
अध्यक्ष मिर्जा मुक्कतीम नकशवंदी मारा गया तथा पूर्ण पराजय 
दोने को थी कि आसफ खाँ तथा दाएँ बाएँ के सदारों ने बड़ा प्रयतत 
छिया और शत्रु परास्त हुए। २३ वें बर्ष के अंत में अकबर ने 
इसे मालवा तथा .गुजरात भेजा, जिसमें यह मालवा के नाजिम 
शहाबुद्दीन अहमद खाँ का सहयोग कर मालवा की सेना में 
दाग की प्रथा जारी करके शीघ्र गुजरात चला जाय | वहाँ के 
शासक कुलीज खाँ की सहायता कर सेना की ह्वालत ठीक करे 
तथा उसकी ठीक हालत जाँचे । आसफ खाँ ने शाही अज्ञाउसार 
काय किया और सचाई तथा ईमानदारी से किया । सन्‌ ९८९ 
हि० ( १५८१ ३० ) में यह गुजरात में मरा । इसका एक पुत्र 
मिर्जा नूर॒ुद्दीवब था । जब सुछतान खुसरो को कैद कर जहाँगीर 
से उसको कुछ दिन के लिए आसफ खाँ मिर्जा जाफर की रक्षा 
में रखा तव नूरुद्दीन, जों आसफ खाँ का चचेरा भाई था, 
आप ही खुसरों के पास गया और उसके साथ रहने लगा वा 
एसा निश्चय क्रिया कि अवसर मिलते हो उसे छूड़ा कर उसका 
व्वाये करे। इसके बाद जब खुसरो खोजा एतबार खाँ की 
का म॑ रखा गया तब नूनदीन ने एक हिंद को अपने विश्वास 
लिया, जो खुसरों के पास जाया करता था और उसे ख़ुसरो 


८ 


हल थे 


१०७. आसफ खाँ ख्वाजा गियासुद्दीन 
अली कजवीनी 


यह आका मुल्क दवातदार का पुत्र था । ऐसा श्रसिद्ध है कि 
यह शाह तहमास्प सफची का खास मुसाहिब था। इसके अन्य 
पुन्न मिर्जा बदीउज्जसा और मिजा अहमद वेग फारस के बड़े नगरों 
के बजीर हुए। कहते हैं कि यह शेखुल शयूल शेख शहाबुद्दीन 
सुहरवर्दी के वंश का था, जिसके गुणों के वर्णन की आवश्यकता 
नहीं है और जिसकी वंशपरंपरा अवेवक्रुस्खिद्ीक के पुत्र 
मुहम्मद तक पहुँचती थी। सूफी विचार में यह अपने चाचा 
नजीवुद्दीन सुहरवर्दी के समान ही था। यह विज्ञानों का भांडार 
था और वगदाद्‌ के शेखों का शेख था । यह अवारिफुलू मुआरिफ 
तथा अन्य अच्छी पुस्तकों का लेखक था। यह सन्‌ ६४३ या 
६३२ द्वि० (१२३५ ६०) में सर गया । ख्वाजा ग्रियासुद्दीन अली 
अपनी वाकू शक्ति तथा सनन के लिए प्रसिद्ध था और उसमें 
उत्साह तथा खाहस भी कम न था। जब यहद्द हिंदुस्तान आया 
तब्र॒ सौभाग्य से अकबर का कृपापात्र हुआ और बख्शी 
नियव हुआ । सन्‌ ९८१ द्वि० ( १५७३ ३० ) में यद गुजरात 
की नो दिन की चढ़ाई में साथ था और विद्रोहियों के साथ 
के युद्ध में, जिन सबने पसिर्जा कोका को अहमदाबाद सें घर 
रखा था, अच्छा कार्य किया, जिससे इसे आसफ खाँ की पदवी 
मिली । राजथानों को विजयी सेना के श्रस्यागमन-काल में यह उठ 


१०८, आसफ खाँ मिजां किवामुद्दीन 
जाफर वेग 


यह दवातदार आका सुल्लाई कजबीनी के पुत्र मिजो 
बदोउज्ममाँ का पुत्र था। शाह तहमासध्प सफवोी के राध्य-काल 
में 'बद्ीडज्ञमाँ काशान का वजीर था और मिर्जा जाफर वेग 
अपने पिचा तथा पितामह के साथ शाह का एक दरवारी दो 
गया था। २२ वें वर्ष सन्‌ ९८५ हि० ( सन्‌ १५७७ ई० ) में 
यह पूर्ण योवन में एराक से हिंदुस्तान आया और अपने पिठ्व्य 
धियासुद्दीन अली आसफ खाँ वर्शी के साथ, जो इंडर का 
काम पूरा करके दरवार आया था, अकबर की सेवा में उपस्थित 
हुआ । अकबर ने इसे दो सदी मंसव दे कर आसफ खाँ की 
सेचा में भर्ती किया। यह इस छोटी नियुक्ति से अप्रसन्न दो 
गया ओर सेवा छोड़ कर द्रवार जाना बंद कर दिया । बादशाह 
भी अपसन्न हो गए और इसे बंगाल भेज दिया, जहाँ को 
जल वायु अस्वाध्ययकर थी तथा दंडित लोग भी वहाँ भज 
जाकर जीवित न रहते थे । 

कहते हैं कि मावरुन्नहर का मौछाना कासिम काही, जो 
शक पुराना शायर था और बिलकुछ स्वतंत्र चाल से रहता 
था, जाफर से आगरे में पिला और इसका द्वाल चाल पूछा । 
जब उसने कुछ हाल सुना तब कहा कि मेरे सुंदर युवक, बंगाल 
मत जाओ ।/ मित्रो ने कहा कि में क्‍या कर सकता हैँ ? में 


( ४१५ ) 


खुदा पर भरोसा करके जाता हूँ ।! उस प्रसन्न चित मलुष्य ने 
हा कि 'उस पर विश्वास कर सत जाओ । वह वही खुदा है 
जिसमे इप्ताम हुसेन ऐसे व्यक्ति को कबछा मारे जाने के लिए 
जैजा था | ऐसा हुआ कि जब मिर्जा वंगार पहुँचा तब बहाँ का 
आंताध्यक्ष खानजहाँ तुकेमान बीमार था और बाद को मर गया । 
मुजफ्फर खाँ तुबंती उसका स्थानापन्न हुआ। अधिक दिन नहीं 
व्यतीत हुए थे कि काकशालों के विद्रोह और मासूम खा काबुली 
के उपद्रव से उस प्रांत में गड़बड़ सच गया। यहाँ तक हालत 
हुई कि मुजपफर खाँ टांडा ढुगे चला आया और उसमें जा बैठा । 
मिर्जा उसके साथ था। जब बहू पकड़ा जाकर मारा गया तब 
उसके वहुत से साथी रकम दे कर छुट्टी पाने के लिए रोके गए पर 
यह अपनी चालाकी तथा घातों के फेर में डाठ कर ऐसे देन 
से छूट कर निकल आया और फतेहपुर सीकरी में सेवा में 
उपस्थित हुआ । यह घुणा तथा असफलता में चला गया था 
पर सौभाग्य से फिर लौट कर भाग्य के रिकाव की सेवा में 
आया था इस लिए अकवर ने प्रपत्र हो कर कुछ दिन बाद 
इसे दो हजारी मंसथ और आसफ खाँ की पदवी दो । यह 
आाजी अली के स्थान पर मीर वरझुशी भी नियत हुआ और 
डदयपुर के राणा पर भेजा गया। इसने आक्रमण करने, छूटने, 
नारने तथा ख्याति लाभ करने में कसर नहीं की | ३२ वें वर्ष 
में जब इस्माइल कुछी जा तुक्तान को दरों को खुला छोड़ देने 
जे कारण भत्सना को गई, जिससे जछालुद्दीन रोशानी निकल 
प्वा, तब आचसफ खो उसका स्थानापन्न नियत हुआ और खबाद 
जा बानेदार हुआ। ३७ वें वपे सन्‌ १००० हि० ( १५९२ 


( ४१६ ) 


इ० ) में जब जलाल रोशानी, जो वूरान के बादशाह अच्दुझ 
खाँ के यहाँ गया था पर असफल छोट भाया था, तीराह में उपद्रव 
मचाने छगा तथा अफ्रीदी ओर ओरकजई भ्फ़ग्रान उससे मिल्न गए 
तब आसफ खाँ उसे नष्ट करने भेजा गया | सन्‌ १००१ हि? 
( १५९२-३ ३० ) में इसने जैन खाँ कोंका के साथ जलाढ को' 
दंड दिया और उसके परिवार, वहदत अली, जो उसका भाई 
कहा जाता है. तथा दूसरे सगे संबंधियों को, जो लग-भग चार 
घो के थे, गिरफ्तार कर लिया और अकवर के सामने पेश 
क्रिया । ३९ वें बष में जब मिजो यूसुफ खाँ से कश्मीर ले लिया 
गया और अहमद वेग खा, मुहम्मद कुछी अफशार, हसतअरब 
और ऐमाक बदख्शी को जागीर में दिया गया तब आसफ खाँ 
जागीरदारों में उसे ठीक-ठीक बॉटने के लिए वहँ। भेजा गया। 
इसने केशर तथा शिकार को खाल्सा कर दिया और काजी अली' 
के वंदोवरत के अनुसार इकतीस लाख खरवार तहसील निश्चित 
किया । भ्रति खरवार २४ दाम का निश्चय कर जागीर का ठीक- 
ठोक बँटवारा करके यह तीन दिन में काश्मीर से छाहोर पहुँच 
गया । ४२ दें वर्ष में आसफ खाँ कश्मीर का प्रांताध्यक्ष 
नियत हुआ क्योंकि वहाँ के जागीरदारों के आपस के भगड़े से' 
वह श्रांत विश्ंखल द्वो रहा था । ४४ वें वध में सन्‌ १००४ हि ० 
के आरंभ में यह राय पत्नदास के स्थान पर दीवाने कुल ।नियतः 
हुआ और दो वर्ष तक उस कार्य को बढ़े कौशल से निभावा । 

जब १०१३ द्वि० ( १६०४-५ ३० ) में सुलवान सलीस विद्रोह 
का विचार छोड़कर मरियम्र मकानी की मृत्यु के अवसर पर 

शोक मनाने के लिए अपने पिता के पास चला आया और बारह 


( ४९१५ ) 


खुदा पर भरोसा करके जाता हूँ ।/ उस असन्न चित मनुष्य ने 
कहां कि 'उस पर विश्वास कर मत जाओ | वह वही खुदा दे 
जिसने इम्राम हुसेन ऐसे व्यक्ति को कबछा मारे जाने के लिए 
भेजा था ।! ऐसा हुआ कि जब मिजा वंगाढू पहुँचा तव वहाँ का 
आंताभ्यक्ष खानजहाँ तुकेमान बीमार था और बाद को सर गया । 
मुजपफर खो तुबंती उसका स्थानापन्न हुआ। अधिक दिन नहीं 
ब्यवीत हुए थे कि काकशालों के विद्रोह और मासूम थॉ काबुली 
के उपद्रत्र से उस प्रांत में गड़बड़ मच गया। यहाँ तक हालत 
हुई कि मुजफ्फर खाँ टांडा ढुरग चल्ला आया और उसमें जा बैठा । 
मिज्ञो उसके साथ था। जब वह पकड़ा जाकर मारा गया तब 
उसके वहुत से साथी रकम दें कर छुट्टी पाने के लिए रोके गए पर 
यह अपनी चाछाकी तथा धातों के फेर में डाछ कर ऐसे देन 
से छूट कर निउन्त आया और फर्तेद्पुर सीकरी में सेवा में 
उपस्थित हुआ । यह घृणा क्या असफलता में चला गया था 
पर सोभाग्य से फिर लौट कर भाग्य के रिक्राव की सेवा में 
आया था इस लिए अकवपर ने प्रप्तन्न हो कर छुछ दिन बाद 
इसे दो हजारी संसव और आसफ खाँ की पदवी दो । यह 
छाजी भल्ली के स्थान पर मीर वरुशी भी नियत हुआ और 
डदयपुर के राणा पर भेजा गया । इसने आक्रमण करने, छटने, 
मारने तथा ख्याति लाभ छरने में छसर नहीं की । ३२ वें वर्ष 
में जत्र इस्माइल कुछी जाँ तु्कग्नान को दरों को खुला छोड़ देने 
डे ज्ारण भनसना की गई, जिससे जछालुद्दीव रोशानी निऋल 
र्वा, तव आसफ खो उसका स्थानापन्न नियत हुआ और खबाद 
झा बानेदार हुला । ३७ वें वे सन्‌ १००० हिं० ( १५९२ 


( छ४श्एण ) 


पर शाहजादे में सेनापतित्व के अभाव, अधिक मदि्रा पान तथा 
ल्यूटमार की चढ़ाइयों के कारण काय ठोक नहीं चला । इसके 
विपरीत अफसरों के कपटाचरण से हर एक बार जब जब वह 
सना को वालाघाट ले गया तब तब उसे असफल होकर असम्मान 
के साथ लौट आना पड़ा । इन विरोधों के कारण आसफ खाँ 
का कोई उपाय ठीक नहीं बैठा । अंत में यह ७ वें वप सन्‌ १०२१ 
हि० (१६१२ ३० ) में बीमारी से मर गया। सद हैफड्े 
आसफ खाँ” अथोत्‌ आसफ खाँ केलिए सौ शोक (१०२१ हिं०) 
से मृत्यु को तारीख निकलती है। यह अपने समप्रय के अद्ठि- 
तीयों में था । हर एक विज्ञान को खूब जानता तथा बिद्वता में 
पूर्ण था । इसकी तीत्र बुद्धि और ऊँची योग्यता श्रसिद्ध थी। 
यह स्वयं बहुधा कहता कि जो में सरखरी दृष्टि से देखने पर 
नहीं समझ सकता वह निरथंक ही निकलता है ।” कहते हैं. कि 
यह बहुत सी पंक्ति एक साथ पढ़ सकता था। वाक॒शक्ति, कौशल 
लथा आथिक और नेतिक काय करने में अम्रगाएय था। यह 
वाह्य तथा आंतरिक गुणों से शोभित था। कविता तथा मनों- 
रंजकू साहित्य में इसकी अच्छी पहुँच थी । बहुतों का विश्वास 
था कि शेल्व निजामी गंजवी के समय के बाद ख़ुसरों और शीरां 
के कथानक को इससे अच्छा किसी ने नहीं कहा है । 
शैर 

[ यहाँ दस शेर दिए गए हैं, जिनका अथ देना आवश्यक 
नहीं है । 

कद्ते हैं कि फूलों, गुलाब वाड़ी, वाग तथा क्यारियों से इसे 
बड़ा शौक था और अपने द्ाथ से बीज वथा कलम छगाता। 


( ४३७ ) 


दिन गुसुलखाने में बंद रहने पर उस पर कृपा हुई तथा यह 
निश्चि हुआ कि वह गुजरात का प्रांत जाग्रीर में छे लेवे 
और इलाहाबाद तथा बिहार श्रां8, जिसे उसने विना आज्ञा 
के अधिकृत कर रखा है, दे दे । तब बिहार की सूवेदारी आसप्ड 
खॉ को दे दो गई और उसका मंसब बढ़ाकर तीन हजारी करके 
उस आंत का शासन करने भेज दिया गया। जब जहाँगीर 
चादशाह हुआ तव आसफ खॉ चुलाया जाकर सुलतान पर्वज का 
अभिभावक नियत हुआ । यह राणा को दंड देने भेजा गया, जो' 
उस समय आवश्यक द्वो पड़ा था पर सुल्तान खुसरो के विद्रोह 
क्रे कारण बुला लिया गया। २२रे बर्ष सन्‌ १०१५ हि० 
( १६०६-७ ३० ) में जब जहाँगीर काधुठ की ओर चला तब 
यह शरीफ खाँ अम्ीरुछ उमरा के स्थान पर, जो कड़ी बीमारी के 
कारण लाहौर में रूक गया था, वकील नियत हुआ और इसका 
मंसव पॉच दजारी हो गया तथा इसे जड़ाऊ कलमदान मिलना ! 
दक्षिण के अ्धान पुरुषों ने, मुख्यतः सलिक अंवर हवशी ने अकवर 
ऊी मृत्यु पर उद्दंडता आरंभ कर दी ओर शाह्दी अफसरों से वाला- 
आाट प्रांत के अनेक भाग छीन लिए । खानखानोँ ने आरंभ ही मे 
कुच् दलवंदी तथा ईष्या से इन ब्वाडाओं को वुमाने का प्रयत्त 

नहीं ऊिया ओर उन्‍हें. बढ़ने दिया। बाद को जब इधर ध्यान 

दिया तथा जहाँगीर से सहायता माँगी तव उसने सुलतान पर्वेज 

हो आसफ खाँ मिर्जा जाफर की अभिभावकता में वहाँ नियुक्त कर 

दिया और इसके अनंतर क्रमशः बड़े बड़े अफसरों को जैसे राजा 

मानसिद, खानजहाँ लोदी, अम्तीदल उमरा, खानेआजम और अच्छुड्ा 

वो छो भेजा जिनमें प्रत्येेक्त एक एक राज्य विजय कर समझता यः 


न 
९] 
के 


६ ४5% ) 


(| 


एक आदमी ने पुकारा कि दक्षिण के एक बुज में बहुत से श 
दिखलाई पड रहे हैं। अली अस्तगर ने कहा कि में जाक 

उन्हें पकडूँगा । खानदौराँ ने रोका कि ऐसी रात्रि में इस प्रकार 
के उपद्रव में जाना ठीक नहीं है जब शबन्जु और मित्र की 
पहचान नहीं पड़ रही है, पर उसने नहीं माना और चला गया । 
जब वह दुग की दीवाल पर चढ़ गया तव एकाएक मशाछ का 
गुल, जिसे छुटेरों ने माल देखने के लिए वाल रखा था, वारूद 

के ढेर पर गिर पड़ा, जो वुज के नीचे जमा था। कुल बुज' 
दोनों ओर की अरसी अस्सी गज दीवाल सहित, जो दस गज 
मोटी थी, हवा में उड़ गया । अली अखगर, उसके कुछ साथी 
तथा कुल छुटेरे, जो दीवाल पर थे, नष्ट हो गए । मोतमिद खाँ 
की पुत्री इसके गृह में थी पर निकाह नहीं हुआ था, इसलिए 

हद बादशाह की आज्ञा से खानदोराँ को व्याही गई । 


€ ४१९५ ) 


यह प्रायः फावड़ा लेकर काम करता | इसने वहुत सी ओरतोें 
इकट्ठी कर ली । अपनी अंतिम बीमारी के समय इसने एक सौ 
सुंदरियों को घिदा कर दिया। इसने बहुत से लड़के लड़की पेदा 
किए पर कोई पुन्न प्रसिद्ध नदी हुआ। मिर्जा जैनुलूआबदोन 
डेढ हजारी १७०० सवार के मंसव तक पहुँच कर शाह- 
जहाँ के ट्विंतीय वप में मर गया । इसका पुत्र प्ि्जा जाकर, जो 
अपने पितामहू का नाम्र तथा उपनाम्त रखे था, अच्छी कविता 
लिखता था। हर ऋतु में जानवर एकत्र करने की इसे रुचि थी। 
इससे जादिद खो कोका और सैफ कोका के पुत्र मिजा स्राकी से 
घनी मित्रता थी तथा शाहअदाँ उन्न लोगों को चीन यार कहता 
था। अंत में मंखव छोड़कर यह आगरे गया । शाहजहाँ ने इसको 
वार्षिक वृत्ति बाँध दी, जो औरंगजेब के समय बढ़ाई गई। यह 
सन्‌ १०९४ हि० (१६८३ ६० ) में मरा। यहाँ तीन शैर 
उसीके दिए हैं, जिनका अर्थ देने की आवश्यकता नहीं है । 
आसफ खाँ का एक अन्य पुत्र सुहराव जाँ था। शाहजहोँ 
के समय डेढ़ हआरी १५०० सवार का मसव पाकर मरा। 
दूसरा मिजो अली असगर था। भाइयों में यह सबसे बढ़कर 
व्यसनी और उच्छूंखल था। जवान नहीं रोकता था और बहुधा 
समय तथा स्थान का बिना विचार छिए बोल देता था। परंदा की 
चढ़ाई में इसने शाह गुजाअ और मद्दावत खाँ अमीरुलू उमरा में 
नगड़ा करा दिया । इसके वाद जुन्ार बुंदेल्ा को चढ़ाई में 
नियुक्त हुआ | जब घामुनी ढुगे का अध्यक्ष रात्रि के अंबकार में 
बाहर निकछा तब सेनिक भोवर घुस गए और छटने छगे | 
खानदोरोँ को वाध्य होऊकर इसे रोऊने के लिए दुग में जाना पड़ा । 


पल 
( ४२२ ) ; 


यद्यपि वह शीत्र ही मर गया पर मराठों ने उसके सनदों के जोर 
पर खानदेश का ब्रहुत अंश तथा औरंगाबाद का छुछ अंश छे 
लिया । इसका कुल गृह-क्वाय इसके पूरे राज्य-काल भर अफसरों 
की राय पर होता रह्दा। जब दक्षिण का प्रबंध-भार इसके भाई 
निजामुद्देला आसफजाह को बादशाह ने दे दिया, जो पहिले 
युवराज घोषित हो चुका था और शासन कार्य भी जिसे मिल 
चुका था, तब इसको अलग दोना ही पड़ा । यह करेदखाने में 
सन्‌ ११७७ हि० ( १७६३ ३० ) में मरा और प्रस्चिद्ध यद हुआ 
कि इसके रक्षकों ने इस मार डाला । 


कि 


१०६. आसफुद्दोला अमीरुल मुमालिक 


यद्द निजामुलू मुस्क आसफजाद का तृतीय पुत्र था। इसका 
चाघ्तविक नाम सैयद मुहम्मद था । अपने पिता के जीवन दी में 
इसे खा की पद्वी तथा खलावतत जंग बहादुर नाम मिला था 
और हैदराबाद का प्रांवाध्यक्ष नियव हुआ था। पिता की मृत्यु 
के बाद सलावत जंग नासिर जंग के साथ सुजफ्फर जंग 
का पिद्रोह दसन करने के लिए पांडिचेरी गया । नासिर 
जंग के मारे जाने पर यह मुजफ्फर जंग के साथ लौढा। 
जब मागे में मुजफ्फर जंग अफगानों द्वारा मारा गया तब 
सलावत जंग गद्दो पर बैठा क्योकि अन्य भाइयों से यही बड़ा 
या । बादशाह अहमदशाह से इसे मंसव में तरक्की तथा 
आसफुद्दौल्ञा जकर जंग की पद॒वी मिली | इसके वाद इसे अमीरुछू 
मुमालिक की पद्‌वी मिली । इसके मंत्री राजा रघुनाथदास ने दैट 
पहिरने वाले फरासीसियां की पल्टन को, जो मुज़फ्फर जंग के 
साथ आई थी, शान्त कर सेवा में ले लिया । सन्‌ ११६४ हि० 
( १७५९१ ३० ) में सलाभत जंग औरंगाबाद आया और मराठों 
के प्रांव पर आक्रमण किया अंत में संधि हो जाने पर दौट 
आया। मार्ग में रघुनाथ दास सैनिकों द्वारा मारा गया और 
स्क्‍नुद्देला सैयद लश्कर खाँ प्रधान अमात्य हुआ । इसके दूसरे 
वर्ष इसका बड़ा भाई गाजीउद्दीन खाँ फीरोज् जंग दक्षिण के 
शासन पर नियत होकर मराठों के साथ औरंगावाद आया और 


( ४२४ ) 


अशरफ खाँकी पदवी पाई। इसके वाद कुछ दिनों तक दीवाने खा 
के दारोगा के पद के साथ मोर आतिश का मी काम करता रहा । 
इसके अनंतर जब महम्मद फरुखसियर चचा पर विजय पाकर 
दिल्ली पहुँचा तब पहिले वर्ष इप्का संसव बढ़कर सात हजारी 
७००० सवार का हो गया और झंडा, डंका तथा समझामुद्दोढा 
खानदौराँ बहादुर मनसूर जंग की पदवी पाई। ओछे आदमियों 
की राय, वादशाह की अनुमब-हीनता और वारहा के सेयदों के 
दूठ से बादशाह्द और सेयदों के बोच जो मित्रता थी वह वैमनस्य 
में बदल गई परंतु इसने दृरदर्शिता से वादशाह की राय में शरीक 
रहते हुए भी सेयदों से बिगाड़ नहों किया | दूसरे वर्ष जब 
अमीरुलू उमरा हुसेन अलोखाँ निजामुल मुल्क फतेद्द जंग बहादुर 
के स्थान पर दक्षिण का सूचेदार नियत हुआ तब यद्द नायव मीर 
बरूशी नियत हुआ | उसी समय महम्मदशअप्तोन खाँ बहादुर की 
जगह पर यह दूसरा बख्शी हुआ । इसके अनंवर गुजरात का 
सूबेदार नियत हुआ और हैदर कुली खाँ, जो सूरत बंदर में 
सुतसद्दी था, इसका प्रतिविधि द्वोकर वहाँ का काम करता रद्दा । 

जब मुहम्मद शाह बादशाह हुआ और पहिले ही व हुसेन 
अली खाँ मारा गया तब उप साथ की सेना ने झुंड-झुंड होकर 
ओर उसका भांजा सेयद गेरत ख्ाँ ने अपनी सेना के साथ 
बादशाह के खेमे पर आक्रमण किया । वादशाद् अपने द्वितैपियों 
की राय से द्वाथी पर सवार दोकर खेमे के फाटक पर ठद्दरा। 
खानदौरों ठोक युद्ध के समय अपनी सेना के साथ आकर दरावल 
नियत हुआ और गैरत खाँ के मारे जाने पर तथा उपद्रव के शान्त 
द्ोने पर इसे अमीरल उमरा को पदवी मिछी और मोर बख्शों 


११०. खानदोरों अमीरुल उमरा 
ख्वाजा आसिम 


यदद अच्छे खानदान का था। इसके पूषंज बदरुशाँ से 
दिदुस्तान आकर आगरे में वस गए । इनमें से कुछ सैसिक 
होकर और दूसरों ने फकीरी लेकर दिन बिताये । इसका बड़ा 
भाई ख्वाजा सहसम्मद्‌ जाफर एक खच्चा फफीर था।- शेर 
श्रब्दुह्ल वाएज मुठतानी और इससे जो झगड़ा घर्म के बिपय में 
महम्मद फरुखसियर वादशाह के तीसरे बे में चछा था, वह 
ज्ञोगों के मुंह पर या। ख्वाजा महस्मद वासित ख्वाजा महम्मदः 
जाफर का लड़का था । यद्द आरंभ में सुल्तान अजीमुश्शान के 
वाल्ाशाद्दी खबारों में छोटे मंसव पर भरती हुआ । जिस समय 
औरंगजेब की मृत्यु पर अपने पिता के बुलाने पर यह बंगाल से 
आरगरे को चला तब अपने पुत्र फरंखसियर को उक्त प्रांत में छोड़ 
गया और यह भी उसी के साथ नियत हुआ | यह्‌ व्यवहार- 
कुशल्न वथा योग्य था इसलिए छुछ दिलों में महम्मद फरुेखसियर 
से हिलमिलकर दवर एक कार्मों में हस्तक्षेप करने लगा। दूसरे 
ताल्लुकेदारों ने यहाँ तक शिकायत्त लिखी कि छुलतान अजी- 
मुश्शान ने इसको अपने यहाँ बुला लिया । जब बहादुर शाह मर 
गया और अजीमुश्शान अपने भाइयों से छड़कर मारा गया तछ 
महम्मद फरुखसियर ने वादशाद्दी के लिये बारदा के सैयदों के 
साथ अपने चचा जहाँदार शाह से छड़ने की तैयारी की तब यह 
उसके पा पहुँच और इस पर कृपा तथा विश्वास बढ़ने से 
ह्‌ दीवाने खास का दारोगा नियत हुआ, मनसव बढ़ा और 


( 


इरानी सेना पर चढ़ाई कर दी। खानदौरोँ मो पीछे से उसकी 
सहायता को अपनी सेना के साथ गया । दोनों सेनाओं में लड़ाई ' 
होने लगी । खानदौराँ हृढ़ता से खूब लड़ा और इसके बहुत से 
साथी मारे गए । यह स्वयं भी गोली से थायल होने पर खेमे से 
लाया गया ओर दूसरे दिन मर गया। इसके तीन लड़के, जो साथ 
थे और इसका भाई मुजफ्फर खाँ, जो प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका 
था और कुछ दिनों तक अजमेर का सूवेदार रह चुका था, इस 
युद्ध में मारे गए । ख्वाजा आशोरी नामक उसका लड़का, जो कैद 
हा गया था, मुहम्मद शाह वाद्शाह के राज्य में अपने पिता की 
पद्‌वी पाकर खन्‌ ११६७ हि० में मीर आतिश नियत हुआ, और 
आलमगीर द्वितीय के पहिले वर्ष में अमीरलू उमरा द्वोकर कुछ 
दिन बाद मर गया। 

नादिर शाह्‌ का उल्लेख हुआ है इसलिए उसका कुत्र द्वाल 
लिखना आवश्यक है । वह करकल्कू जाति का था, जो अफशाद 
तुकमानों का एक भेद है । पद्दिले यह जाति ठुकिस्तान में बसी 
थी और तूरान के मुगोलियों के समय में वहाँ से निकल कद 
आजरवईजान में जा बसी। शाह इस्माइल सफवी के राज्य में आगे 
कूचकर खुरासान के अंतर्गत अनीवंद मद्दाछ के कोंकान में, जो मझ- 
दद के उत्तर मव से बीस कर्संख् दूर पर वसा हुआ है, आ वी * 
यह सन्‌ ११०० हि? में पेदा हुआ और दादा के नाम पर उसका 
नाम नजरकुली रखा गया । सुल्तान हुसेन सफब्री के राज्य के 
अंत में दंड देने में ठिलाई होने से राज्य में उपद्रव मच गया य। 
और दर एक को वादशाह बनने का शौक हों गया था| खुर- 
सान और कंथार में अब्दाली तथा गिलज: अफागानों ने अछि 


रद ) 


कि 


( ४२४ ) 


नियत हुआ । यह्‌ वहुत दिनों तक उक्त पद पर हदृढवा से 
रहा । यह अच्छी चाल का था ओर भाषा पर अच्छा अधिकार 
था। विद्वानों और पंडितों का सत्संग इसे प्रिय था, इसलिए 
इसके साथ विद्वान लोग बराबर रहते थे । गरोबों के साथ भी 
अच्छा व्यवहार करता था और वरावर वालों से उचित बताद 
रखता था। जो कोई इस्रकी जागीर से आता उप्रको सेना में 
भर्ती करता था, क्योंकि उसको अच्छा समझता था। बाद्शाही 
मामिलों में अनुभव नहीं रखता था । 
कहते हैं कि जब बंगाल का सूबेदार जाफर खा मर गया 
ओर उप्तका संबंधी शुज्ञावहौला उसके स्थान पर नियत हुआ, 
लब बादशाही सेंट के सिवाय, इसके लिये भी धन भेजा । इसने 
मेंट के साथ वह रुपया भी बादशाद्दी फोप में जम्रा कर दिया ) 
राजा लोग वहुधा इससे परिचय रखते थे । जब मालवा में 
सरहठों का उपद्रव हुआ तब सन्‌ ११४७ हि» में राजाओं के 
साथ उन्‍हें दंड देने के लिए रवाना हुआ । दूसरी सेना एतमा- 
दुद्देला कप्ररद्दीन खॉके अथोन थी। खानदोरों का सामना 
सल्द्वार राव होलकर से हुआ और जब कोई उपाय नहीं चला तब 
संधि छर लौट गया । सन्‌ ११४९ हि० में जब वाजी राव ने दिल्ली 
दक्ष पहुँचकर उपद्रव किया तव यह नगर से बाहर निरुछा और 
बाजों राव लौट गए। सन्‌ ११५१ हि० में नादिर शाह दिदुस्तान 
ज्यया और मुहम्मद शाह उसका सामना करने की इच्छा से 
करनाल पहुँचा, तव अचव का सूवेदार बुरदानुल मुल्क सआदत 
खाँ, जो पीछे रह गया, शीघ्र यात्रा करके सेवा में पहुँचा । उसने 
अएनी सेना के पिछठे भाग के छूटे ज्ञाने का सम्राचार पाकर 


१११. इखलाक खाँ हसनवेग 


यह शाइजहाँ के वालाशाही खबारों में खथा। जब शाद* 
जहाँ गद्दी पर बैठा तब पहिले द्वी चप इसे दो हजारी ८०० 
सवार का मंसव और ६०० ०) ८० नहुद पुरस्कार देकर बुह्न- 
एर प्रांत का दीवान नियत छिया। तीसरे वर्ष मंसव में २०० 
बार बढ़ाए गए । चौथे बष अजमेर का फौजदार नियत हुआ। 
३२ वे वर्ष सन्‌ १०४९ हि० में इसकी मृत्यु इसका पुत्र 
मे वा पांच सदी २२० सवार का संसब पाकर १५ मं 


कक, 


भ सर गया । 


( ४२७ ) 


कार कर लिया और रूमियों ने सीमा पर अधिकार करना 
आरंभ कर दिया। इसने भी अपने देश में विद्रोही होकर 
पहिले अपने जाति वालों को, जो उघकी बराबरी करते थे, 
युद्ध कर अधीन किया और फिर अफगानों को युद्ध में मार कर 
उनकी चढ़ाइयों को रोका । इसके अनंत्तर मशहद्‌ विजय कर 
सन्‌ ११७१ द्वि० मे इसफहान ले लिया। सन्‌ ११४५ हि० में 
रूम की सेना को परास्त कर पाँच शर्तों पर संधि की । 
पहिली यह कि रूम के विद्वान इमामिया तरिके को कच्चा घर 
समझें । दूसरी यह कि इस सजहूब के भी आदमी हर एक 
भेद मे शरीक द्ोकर जाफरी नीमाज पढें | तीसरी पद कि प्रति 
बंप ईरान की ओर से एक मीरहज्न नियत होगा, जिसका 
सम्मान किया जाय । चौथी यह कि इरान और रूम देश के जो 
गुलाम जिस किसी के पास हो वह मुक्त कर दिये जाय और 
उनका बेचना और खरीदना नियमित न हो । पाँचवी यह कि एक 
दूसरे के वक्कीछ दोनों दरवार में उपत्यित रहे, जिसमे राज्य के 
सव काम वही निपटा दिए जावें। यह ११४७ हि० में गद्दी पर 
बैठा और ११५१ हि० में भारत आया । मुहम्मद शाह ने संधि 
कर बहुत घन, सामान तथा शाहजहाँ का बनवाया तख्त ताझुस 
सौंप दिया । ११५२ हि० में यह छौट गया और कुछ देश ईरान, 
चलख तया खझ्वारिब्ध पर अधिकृत हो गया। ११६० हि० में 
उसके पाश्वेचर्ताी लोगों ने रात्रि में खेमे में घुछख कर इसको 
खत्म कर दिया । इसके अनंतर इसके कई पुत्र गदी पर बैठे पर 
अंत में नाम के सिवा कुछ न बच रहा । 


( ४३० ) 


छग होकर दरधार पहुँचा। इसके वाद झंडा पा कर प्रसन्न 
डुआ | २९ वें व इसका मंसव वढ़कर ढाई हजारी २००० 
सवार का हुआ और शाहजादा औरंगजेब के साथ कंधार गया। 
२३ वें बष पाँच सदी मंसव बढ़ा और २५ वें वर्ष डंका मित्रा | 
यह दूसरी बार चक्त शाहजादा के खाथ उसी स्थान को गया। 
२६ व बष शाहजादा दाराशिकोह के साथ उस्ची चढ़ाई पर जाते 
समय खिलअत और चाँदी के जीन सहित बोड़ा पाकर सन्मा- 
नित हुआ | वहाँ से सस्तम ख्राँ के साथ बुस्त पर अधिकार 
करने में बहादुरी दिखछाई। २८ वे वर्ष जुमलतुल झुर्क के 
साथ दुग चित्तौड़ उज़ाड़ने गया। ३० वें वर्ष मोअज्जम खाँ के 
साथ दक्षिण के सद्दायक्रों में नियत होकर वहाँ के सूवेदार शाहजादा 
ओऔरंगजेब के पास गया। अदिलिखानियों के साथ युद्ध 
जंबे म॑ भाला लगने से घायल हो गया। इसके पुरस्कार मे 
३१ वे वष इसका मंसव वढ़कर तीन हजारी १००० खबार का 
डो गया । इसके वाद का हाल नहीं मिला । 


११२. इखलास खाँ शुख आलहदिय: 


यह ऋतुबुद्दीन खाँ शेख खुबन के लड़के किशवर खाँ शेल्ल 


इन्नाहीम खाँ का पुत्र था, जिसका बृत्तांत लिखा जाता हैं। शेज 
इत्राहीम जहॉँगीर के पहिले वष में एक हजारी ३०० सवार 
का मंसव और किशवर खाँ की पदवी पाकर तीसरे वर्ष 
रोहतास का अध्यक्ष नियत हुआ । चौथे वर्ष दरबार आकर 
दो हजारी २००० सवार का मनसव पाकर उब्जैन का फौजदार 
हुआ । ७ वें बप शुजाअत खाँ और उसमान अफगान के युद्ध में 
जो उड्ीसा की ओर से छडने आया था, बहादुरी से लड़कर 
मारा गया । शेख आलहृदिय: योग्य मंसत्र पाकर शाइजहों के 

वेब में शाहजादा औरंगजेब के साथ नियत हुआ, जो 
जुमार सिंह बुँदेला को दंड देनेवाली सेना का सहायक नियुक्त 
हुआ था। १७ वे वष इसका संखव बढ़कर डेढ़ हजारी १००२ 
सवार का हो गया और यद्द कालिज़र का टुग्राध्यक्ष नियत 
हुआ । १५ बे बष शाहज्ञादा मुरादबरुश के साथ चलख और 
वदख्शों को चदाई पर नियत हुआ । इसका मंसव दो द॒जारी 
२००० खबार का दो गया तथा इस़छास खाँ की पदवी मिली । 
२० वें चष जुमूछतुल सुल्ऊ साहुद्या खॉ के प्रस्ताव पर, जो उत्त 
शाहजादा के लोठने पर वलख का प्रवंच करने गया था, इसका 
मंखव ५०० सवार का बढाया गया और झंडा मिछा । २२ वे 
वष वहाँ से लौदने पर आज्ञा छे अनुसार शाहजादा औरंगजेब से 


( ४३४२ ) 


इसकी निर्दोपिता स्वोकार कर इसे ओरंगावाद में रहने दिया ) 
बद्ादुरशाह का अधिकार दोने पर सेवा में उपध्यित होने पर 
इसका मंसब बढ़कर ढाई हजारी १००० सवार का हो गया ओर 
इखलास खाँ की पदवी और अज॑-सुकरर फा पद्‌ मिला | कहते हें 
कि जब यह्‌ अपना काम सुनाने के लिए दरवार में उपस्थित दोता, 
तव बादशाह के भी विद्वान्‌ दोने के कारण मुकद्मों के सिछसिले 
में इल्मी बहस होने लगती । दूसरे पदाधिकारी चुप होकर आपस 
में इशारा करते थे कि अथ रहस्य फा पदी उठने वाला है, 
सांसारिक वातें बंद कर देना चाहिए । उस समय वादशाह और 
बजीर की हिम्मत बहुत ऊँचे चढ़ गई थी, इसलिए कोई 
द्रख्वास्त पेश न हुई। बक्त खाँ ने, जो मुतसदीगिरी के समय 
अपनी कड़ाई के लिए ग्रसिद्ध था, खानखानाँ से श्रगठ किया कि 
बादशाह का क्ृपा-ब्रक्ष सिवाय अयोग्य के योग्यों के लिए कल 
हीं ठाता है । खानखानोाँ इस अपकीति को सचाई को अपने से 
संत्रंध रखता हुआ समझकर इखलास खाँ के पीछे पढ़ गया। 
वक्त खाँ ने भी आदभियों की कद्मा सुनी को पसंद न कर उस 
काप्त से हाथ खींच लिया और उस पद पर मुस्तैद खाँ मदस्मद 
स्ताको नियत हुआ । जह्दोंदार शाह के समय में जुल्फिकार खाँ ने 
पदिल पद के खिवाय दीवान-तन का पद भी देकर इसे अपना 
मित्र बनाया । फरुखसियर के समय में जब युद्ध का शोर मचा' 
और कुछ खदार इस पर नजर रखे हुए थे तब कुतबुरू सुल्क- 
और हसेन अली णॉ ने पुरानी जान पहिचान का विचार कर 
इसको इसके देश कत्वा ज्ञान सदतः रवाना कर दिया और 
इसके बार बादराह से श्राथना कर इसकी पुरानी जागीर और 


११३. इखलास खाँ इखलास केश 


यह खन्नी जाति के हिंदू का लड़का था। इसका असल 
जाम देवीदास था। इसके पूर्वंज कलानौर में, जो दिल्ली से 
७० कोंस पर है, कानूनगोई करते थे । यह अल्पावध्या से पढ़ने 
लिखने में ठगा था और राजघानो दिल्ली मे रहते हुए इसने 
आलिमों और फहीरों का सत्संग करने से योग्यता प्राप्त कर 
ली । यह सैयद अब्दुल्ला स्याठकोटी का शिष्य था, इसलिए 
उसके द्वारा औरंगजेब की सेवा में पहुँचकर इखलास केश की 
ददवी पाई । छोटा मंसव पाकर २५ वें ब्ष में मोदीखाने का, 
२६ वें वर्ष नम्राजखाने का और २९ वें वे प्रधान पन्नों का 
केखक नियत हुआ । ३० वें वष यार अलोवेग के स्थान पर 
मीस्बख्शी रुहुछ्ा खाँ का पेशकार नियुक्त हुआ। ३३ वें बर्षे 
शरफुद्दीन के स्थान पर छ्ानसामाँ कचहरी का वाकियानवीस 
डुआ और इसके वाद बीदर प्रांत के कुछ भाग का अप्तीन नियत 
हुआ । ३९ वें वपे महम्मद काजिम के स्थान पर इंदौर प्रांत का 
अमीन तथा फौजदार नियत हुआ । उसी वर्ष इसका मंसव चार 
सदी ३५० सवार का हुआ । ४१ वे व रुहुह्या खाँ खानसामाँ 
का पेशऊार पुनः नियत हुआ । ५० वें वपे रूपा करके इसका नाम 
सहन्मद रखकर शाहआछम बहादुर का वकील नियत किया | 
औरंगजेब के मरने पर आजमशाह उक्त चहालत के कारण इससे 
अग्रसन्न या, इसलिए बसालत खाँ मिजा सुलतान नज़र के द्वारा 


११७. इखलास खाँ, खानआलम 


यह खानजमाँ शेश्न निजाम का बड़ा पुत्र था। औरंगजेब के 
२९ वे बसें अपने पिता के साथ द्रबार में पहुँच कर इसने 
योग्य मंसव पाया । ३२ वें वष में जब इसके पिता ने शंभाजी 
को पकड़ने में बहुत अच्छी सेवा की तब यह भो उसका शरीक 
था। इसका मंघत्र बढ़कर पाँच हजारी ०७2०० सचार का हो 
गया और इसने खानआछम को पदयो पाई। ३९ वें वर्ष 
हेजारी १००० सवार बढ़ाए गए । ४३ वें बे महम्मद वेदार 
घेख्त आर राना भाँसला के युद्ध में बहुत प्रयत्त किया | 5० वें 
चध सालवा पात का अध्यक्ष चुता जाकर महम्मद आजप्रशाह के 
साथ वियुक्त हुआ, जिसने वादशाह्व के मरने के कुछ दिन पहले 
मालवा जाने को छुट्टी पाई थी । उस अवश्यंभावी घटना के वाद 
महम्मद्‌ आजम शाह का पक्ष लेकर वद्ादुर शाह के यु 
दिन सुलतान अजीमुश्शान के खामने पहुँच कर वीरता से धावा 
किया । बहुत बहादुरी दिखलाने के वाद तोर से घायछ द्ोकर 
गिर पड़ा । उसके पुत्रों में से एक खानआलम द्वितीय था, जो 
पिता की झृत्यु पर सरदारी पर पहुँचा । बोदर प्रांत की ओर उसे 
एक परगना जागोर में मिला, जहाँ वद्‌ घर की तौर पर बस 
गया था । अपनी विवादिता दवा से वहत प्रेम रखता था और 
जागोर का कुछ काम उसीकों सोप दिया था। दर्भाग्य से वह 
जो मर गई, जिसपर इंसको ऐसा दुःख हुआ कि चार महीने वाद 


( ४३३ ) 


मंखव की बहाली का आज्ञा पत्र भेजवा दिया। यद्यपि यह 
स्वतंत्र स्वभाव के कारण नौकरी नहीं करना चाहता था पर दोनों 
भाइयों के कहने से इसने सेवा कर लिया और मीर मुंशी के पद 
पर तथा अपने समय की घटनाओं का इतिहास लिखने पर नियत 
हुआ । महम्मद्‌ फरंखसियर के हृटाए जाने के बाद सात हजारी 
मंसव तक पहुँचा और मदम्मद्शाह्‌ के राज्य-काल से उसी पद्‌ 
पर रहा । यह सभा-चतुर मनुष्य था और सिचाय सफेद कपड़े 
के और कुछ नहीं पहिनता था। कहते हैं कि कम संखब के 
समय भी अच्छे सदार इसकी प्रतिष्ठा करते थे। इसने महस्मद 
फरुखसियर की घटनाओं को लिघकर बादशाहनामा. नाम रख! 
था । समय जाने पर यह मर गया | 


न 
|] 


११५. सेयद इख्तसास खाँ उर्फ सेयद 
फीरोज खाँ 


शाहजहाँ के समय के सेयद खानजहाँ वारहा का भतीजा 
ओर संबंधी था | अपने चचा के जीवन ही में एक हजारों 9०० 
सवार का मंसब पा चुका था और उसकी सत्यु पर १९ वें बये में 
पाँच सदी ६०० सवार इसके मंसब में बढ़ाए गए । २० वें वर्ष 
में अन्य कई मनसबदारों के साथ अछामी साहुल्‍ला खाँ के पास 
पच्चीस लाख रुपये पहुँचाने वलख गया और वहाँ से लौटने पर 
इसका मंसव बढ़कर दो हजारी १००० सवार का दो गया 
तथा झंडा मिला । २२ वें बपे खाँ की पदवी पाकर सुलतान 
मुहम्मद्‌ औरंगजेब बहादुर के साथ कंधार की चढ़ाई पर गया । 
विदा होते समय इसे खिलअत ओर चाँदी के साज सादित थोड़ा 
मिला । वहाँ से रुस्तम खाँ के साथ कुलीज खाँ की सहायता को 
युस्त की ओर गया और कजिलवाशों के साथ युद्ध में बहुत 
प्रयत्न कर गोढी छगने से घायछ हो गया | २५ वें वर्ष दूसरी 
बार उसी शाहजादे के साथ उसी चढ़ाई पर फिर गया। २६ वें 
वर खिड्मत और चांदी के जीन सद्दित बोड़ा पाकर सुलतान 
दारा शिक्ोह के साथ उसी चढ़ाई पर गया। २९ वें बर्ष एरिज, 
भांडर और शहजादपुर का फौजदार नियत हुआ, जो आगरे के 
पास खालसा महाल दे और जो नजायत खों के प्रबंध न कर सकने 
से बीरान हो रद्या था तथा जिसकी तदसील तीन करोड़ चालीस. 


( ४३४ ) 


यह भी मर गया। सोना, जवाहिर और हथियार एकट्ठा करने का 
इतना शौक था कि स्वयं काम में नहीं लाता था। नकद भी 
चहुत सा जमा किए था। सरकार में आधे से अधिक जब्त 
हो गया | इसको लड़का नहीं था। द्वितीय पुत्र एहत्तशाम खॉ 
था, जिसका आरंभिक हाल ज्ञात नहीं है। इसका एक पुत्र 
एहतशाम खाँ द्वितीय अपने चाचा खानआलम के साथ सारा 
गया, जिसकी पुत्री से उसका विवाह हुआ था। उससे एक 
लड़का था, जिसने बहुत प्रयत्त करके खानआलम की पदवी 
ओर वही पेन्रिक महाल की जागीरदारी प्राप्त की परंतु भाग्य 
की विचित्नता से युवावस्था ही से मर गया। 


११६, सेयद इज्जत खाँ अब्दुरेजाक गीलानी 


पहिले यह दारा शिकोद्द की शरण में था। शाहजहाँ के 
तीसरे वर्ष में उक्त शाहजादे की प्रार्थना पर इसे इज्जत खाँ की 
पदवी मिली और मुलतान श्रांत का शासक नियत हुआ । ३१वें 
वध बहादुर खाँ के स्थान पर राजधानी लाहोर का अध्यक्ष हुआ । 
जब दाराशिकोह आगरे के पास औरंगजेव से परास्त होकर 
लाहौर गया और वहाँ भी न ठद्दर सकने पर मुलतान चला गया 
तब तक यह भी साथ था परंतु जब वक्त शाहजादा साहछ 
छोड़कर भकक्‍्कर की ओर चला तव यह उससे अलग द्वोकर 
औरंगजेब की सेवा में पहुँचा और तीन हजारी ५०० खबार का 
मंसव पाया। सुदृम्मद्‌ शुजाअ के युद्ध में यद बादशाह के साथ था । 
४ थे वप॑ संजर खाँ के स्थान पर भक्‍कर का फौजदार नियत 
हुआ। १० वें वष गजनफर खाँ के स्थान पर ठट्ठा का सूवेदार 
हुआ और इसका मंसव वढ़कर साढ़े तीन हजारी २००० सवार 
का दो गया | आगे का वृत्तांत नदीं माल्म हुआ । 


( ४३७ ) 


लाख दाम की थी । जब औरंगजेब बादशाह हुआ तब मिजाराजा 
जय॑सिंह के साथ, जो सुलेमान शिकोह से अछग द्ोकर द्रबार में 
उपस्थित द्वोने की इच्छा रत्ता था, सेवा में पहुँचकर अमोरुल्‌ 
उमरा शाइस्ता खाँ के संग सुलेमान शिकोह को रोकने के लिए 
हरिद्वार गया | सुल्तान शुजाअ के युद्ध के बाद बंगाल की चढ़ाई 
पर नियत हुआ | दूसरे वर्ष के अंत में जब फीरोज मेवाती को 
खाँ की पदवी मिली, तव इसे सैयद इख्तसास खो की पदवी 
मिली | बहुत दिनों तक बंगाल प्रांत के पास आसाम को सीमा पर 
गोह्दाटी का थानेदार रहा । १० वें वर्ष बहुत से आखाभियों ने 
एकत्र होकर उपद्रव सचाया और सहायता न पहुँच सकने के 
कारण उक्त खाँ बहुत वीरता दिखला कर सन्‌ १०७७ हि ० 
( सन्‌ १६६७ ३० ) में मारा गया। 


११८, इनायत खाँ 


इसके वंश और निवास स्थान का पता नहीं है । न उसके 
पृ्ेज्ों की खबर है और न उसके संबंधियों का पता है, केवल 
इतना ज्ञात हुआ कि यह खबाफी कहलाता था। औरंगजेब के 
२७ वें वर्ष के अंत में खालसे का दीवान नियव हुआ । १३ वें 
वष में इसने शहजहाँ के समय से चोदह लाख रुपया आय 
बढ़ाई । आज्ञा हुई कि चार करोड़ रुपया खालसा नियव रखे 
ओर इतना ही खच रखे । कागजों को देख करके वादशाही, 
शाहजादों और बेगमों के व्यय के बहुत से मदू कम कर दिए । 
यहाँ से थोड़े समय में उस भारत-साम्राज्य के विभव वथा 
विस्तार को और छस भारी देश के फेलाव का अन्वेषण कर 
लिया, जिसके सिवा दूसरे सुलतानों को कद्दी जानेबाडी खल्त- 
नतें इसके सेवक सदोरों की आय को नहीं पहुँच सकती थीं । 
इमाम कुली खाँ और नजर मुहम्मद खॉ की, जो मावरुननहर, 
तुर्किस्तान तथा बलख वद॒झशाँपर अधिकृत थे, आय जकात 
आदि हर मद से एक करोड़ वीस ठाख खानी अर्थात्‌ वीस छात्र 
रुपये की थी, जो प्रत्येक सात हजारी ७००० सबार दो अध्पा से 
अस्पा मंसवदार का वेवन है और एक करोड़ दाम पुरस्कार है| 
यमीनुदौला आसफ खाँ को श्रति. वर्ष जागीर से पचास लाख 
रुपए मिलते हें। दारा शिक्रोह का मंसत्र अंत में साठ 
दजारी ४०००० सवार दो अत्पा सेद्द अस्पा का दो गया था 


११७. इज्जत खाँ ख्वाजा वाबा 


यह अब्दुद्म खाँ फीरोज जंग का एक संबंधी था। जहाँगीर 
के राज्य काल में पक हजारी ७०० सवार का मंसबदार था | 
शाहजहाँ के वादशाह् होने पर यह लाहौर से यमीजुद्दौला के 
छाथ आकर सेवा में उपस्थित हुआ और पुराना मंसब बहाल 
रहा । ३ रे वर्ष डेढ़ हजारी १००० सवार का मंसव पाकर 
अब्दुद्या खाँ बहादुर के साथ नियत हुआ, जो खानजहाँ लोदी के 
दक्षिण से भागने पर मालवा प्रांत में उसका पीछा करने को 
नियत हुआ था। ४ थे ब्ष इसका मंसब बढ़कर दो हजारी 
१००० सवार का हो गया और इज्जत खाँ की पदवी, झंडा और 
दाथी इनाम तथा सक्‍कर की फ्ौजदारी मिढी । ६ ठे वध सन्‌ 
२०४२ हि० ( सन्‌ १६३३ ६० ) में भककर में सर गया । 


६ डर 


वध के अंत में आठ सौ भस्सखी करोड़ दाम प्रांतों क्री आय 
ओर एक सौ वीस करोड़ दाम खालखा से नियत किया, 3 
बारद्द महीने में तीन करोड़ रुपये होते हैं । अंत में चार करो 
तक पहुँच गया था। 

इससे अधिक विचित्र यह है कि बहुत स्रा रुपया दी 
पुरस्कार, युद्ध आदि तथा इमारतों में व्यय द्वो जाता था । पहि। 
ही वर्ष एक करोड़ अस्सी लाख रुपया नकद और सामान ठ« 
चार लाख वीघा भूमि और एक सौ वीस मौजा वेगमों, शाह 
जादों, सरदारों, सेयदों तथा फक्ीरों को दिए गए। २० दें व 
के अंत तक नौ करोड़ साठ छाख रपये केबछ इनाम खाते: 
लिखे गए | वलख ओर बदख्शों की चढ़ाई में खान-पान के व्यः 
के दो करोड़ रुपये के सिवाय दो करोड़ ठपये दूसरे आवश्यः 
कामों में खच हो गए। दाई करोड़ रुपए इमारतों के बनवाने 
व्यय हुआ | इसमें से पचास लाख रुपया मुमताज महल के रोज 
पर, वावन छाख रुपये आगरे की अन्य इमारतों में, पचास लाए 
रुपए दिरली के किले में, दुख लाख जामा मसजिद में, पचास लाख 
छादौर की इमारतों में, वारह छाख कावुल में, आठ छठाख काश्मीर 
के बागों में, आठ लाख कंघार में ओर दस लाख अहमदाबाद, 
अजमेर तथा दूसरे स्थानों की इमारतों में व्यय हुए । साथ दी इसके 
जो कोष अकवर के इक्यावन वर्ष के राज्य में संचित हुआ था और 
कभी खाली न होने वाला या, बढ़ता गया । औरंगजेब, जो बहुत 
ठीक प्रबंध करता था, आय तथा व्यय के द्िखाव को ठीक रखते 
में बहुत प्रयत्न करता रद्या परंतु दक्षिण के युद्ध से बहुत बन न5 
दोता रहा । यहाँ तक कि दारा शिकरोद आदि के अछुवायियों इस 


( ४४१ ) 


और पुरस्कार विरासी करोड़ दाम तक पहुँच गया था और 
उसका वार्पिक वेतन दो करोड़ साढ़े सात छाख रुपये था। 
कागजात के देखने से श्रगट होता है कि अकबर के समय 
में, जो वादशाहत का संस्थापक और राज्य के चियमों का 
पोषक था इस प्रकार के असाधारण ओर निश्चित व्यय नहीं थे 
ज्यों ज्यों प्रांत पर धांव और देश पर देश बढ़ते गए और 
साम्राज्य का विस्तार वढ़ता गया उसी तरह व्यय आवश्यकता- 
जुसार बढ़ता गया परंतु आय के मद भी एक से सौ हो गए ओर 
रुपया वहुत जमा हो गया। जहाँगीर के राज्यकाल में, जो वादशाह्‌ 
राज्य तथा माल का कोई काम नहीं देखता था और जिसके 
स्वभाव में लापरवाही थी, वेइमान और छालची मुतसद्दियों ने 
रि्शिवत लेने तथा रुपया वटोरने में हर तरद्द के आदियों के साथ 
सया हर एक के काम में कुछ भी रियायत नहीं किया, जिससे देश 
चीरान दो गया और आय बहुत कम हो गई | यहाँ तक कि 
खालसा के महालों फी आमदनी पचास लाख रह गई और 
उ्वय डेढ़ करोड़ तक पहुँच गया । कोप की बहुमूल्य चीजें खर्च 
दो गई । शाहजह्दों के राज्य के आरंभ में जब आय और व्यय 
विभाग का निरीक्षण बादशाह के द्रवारियों को मिला तव उस 
घुद्धिमान तथा अनुभवी बादशाह ने डेढ़ करोड़ रुपये के महालू, 
जो रक्षित प्रांत के वार्षिक निश्चित आय का १५ वा हिस्खा है, 
खालसा से जब्त फरके एक करोड़ रुपया साधारण व्यय के 
लिए नियत किया तथा बचे हुए म्रदां क्े विशेष व्यय के लिए 
खुरक्षित रखा । बादशाह के सौभाग्य वथा सुनीति से प्रति दिन 
आय बढती गई और साथ साथ खचे भी बढ़ा। २७० वें 


( ४४४ ) 


“इसके दामाद तहव्युर खाँ ने अजमेर को फोजदारी के समय 
राजपूतों को दंड देने में वहुत काम किया था, इसलिए उ्ी 
'फौजदारी के लिए इसी वर्ष प्राथना की और वीर राठौरों को शीघ्र 
दमन करने का दावा किया। इच्छा पूरी होने से प्रसन्न हुआ और 
२६ वें वप सन्‌ १०९३ ह्वि० (सन्‌ १६८२-३ ३०) में मर गया । 


( ४४३ ) 


माल दिदुस्तान से दक्षिण जाकर व्यय दो गया ओर साम्राज्य 
इस कारण वीरान होता गया और आय कम हो गई। दक्त 
बादशाद्‌ के राज्य के अंत समय में आगरा दुर्ग में लगभग दस 
बारह करोड़ रुपये थे। बहादुर शाह के समय में जब आय 
से व्यय अधिक था, वहुत कुछ नए्ट हुआ । इसके अन॑तर मुहम्मद 
इज्मदीन के समय में नष्ट हुआ और जो कुछ वचा था वह 
मिकोसियर की घटना मे वारद्ा के संयदों ने ले लिया। उस 
समय साम्राज्य की आय बंगाल प्रांत को आय पर निरभर थी । 
वहाँ मी मरहझे दो तीन वर्ष से उपद्रव सचा रहे थे । व्यय भी 
उतना नहीं रह गया था । इतना विपय के अतिरिक्त लिख गया । 
१४ वें बषे मे इनायत खाँ खालसा की दीवानी से बदलकर 
बरेली चकला का फौजदार नियत हुआ और उस पद्‌ पर मीरक 
मुईनुद्दीन अमानत खाँ नियत हुआ । १८ वें वर्ष मुजाहिद खाँ के 
स्‍थान पर खैराबाद का फौजदार हुआ । इसके अनंतर जब मत 
अमानत खाँ ने खालसे को दीवानी से त्यागपत्र दे दिया तब 
आक्षा हुई छि दीवान-तन क्रिफायत खाँ खालसे के दफ्तर का भी 
काम देखे । २० वें वर्ष दूसरी वार खालसा का प्रबंधक नियत 
होकर एक हृजारी १०० सवार का मंसबदार हुआ। २७ में 
वर्ष अजमेर प्रांत में इसका दामाद तहव्युर खाँ बादशाह छुत्ी 
खाँ, जो शाहजादा मुहम्मद अकबर का कुम्ार्ग-प्रद्शक हो गया 
था और थुरे विचार से या अपने श्वछुर के लिखने से सेवा में 
लौट आया या और बादशाह के सामने उपस्थित होकर राजद्रोह 
का दूंड पा चुका था। इसी व यह खालसा ही दीवानी से बदल 
कर कामदार छा के स्थान पर सरकारी त्रयूताती पर नियत हुआ । 


( ४४७ 


शी 


) 


कि जल 


४५ वें वष अशंद खाँ अबुलअला के मरते पर खालसा की भी 
दीवानी इसे मिली और इसका मंसव बढ़ कर डेढ़ हज्ारी २५० 
सवार का हो गया | ४६ वें वर्ष इसे हाथी मिछा। ४९ वें वर्ष 
दो हजारी २५० सवार का मंत्रव दो गया। बादशाह के साथ 
अधिक रहने से इस पर विशेष विश्वास हो गया था। यहाँ तक 
कि जब असद खाँ बृद्धावस्था तथा विपषय-भोग के कारण मंत्रित्व 
के कागजों पर हस्ताक्षर करने में अपनी अग्रतिष्ठा सममने लगा 
तब आज्ञा हुई कि इनायतुल्ला खाँ उसका श्रतिनिधि हो कर 
दृस्तखत करे । बादशाह की इघ पर यह अजीब कृपा थीं, जेसा 
कि मआसिरे आलमगीरी के लेखक ने लिखा है, जो अमीरुल्‌ 
उम्ररा असद खाँ के नीचे लिखे हाल से ज्ञात होगा । 

ओरंगजेव की मृत्यु पर आजम शाह के साथ यह हिंदुस्ताव 
इस कारण गया कि कुछ कागजात ग्वालियर में छूट गए थे, 
जो असद खाँ के साथ वहों थे। बहादुर शाह के समय में 
पुराने पदों पर नियत रह कर असद खाँ के साथ दिल्‍ली 
छौटा । इसका पुत्र हिंदायतुल्ला खाँ इसके बदले द्रवार में काम 
फरता रहा । दृक्षिण से आने पर, इस कारण कि खानसामोँ 
मुख्तार खाँ मर गया था, यद्द उस पद्‌ पर नियत द्वो कर दरबार 
पहुँचा | जहाँदार शाह के समय में काइप्रीर प्रांत का नाज़िम 
नियत हुआ | फरुखसियर के राज्य के आरंभ में इसका बड़ा 
पुत्र सादुलला खाँ हिंदायतुल्ला खाँ मारा गया, इसलिए इनाय- 
तुला खाँ ने काश्मीर से मक्का जाने का विचार किया | दक्त 
राज्य के मध्य में वहाँ से लौटने पर चार हजारी २००० सवार 
झा मंसचदार हो गया और खालसा तथा तन को दीवानी के 


११६, इनायतुल्ला खाँ 


इसका संबंध सैयद जमाल नेशापुरी तक पहुँचता हे । संयोग 

से काव्मीर पहुँँचकर यह वहीं व गया ) इसका पिता मिजा 
शुकरुछ् था और इसको माँ मरिञ्रम द्वाफिजा एक विदुपो 
स्री थी । ओरंगजेब के राज्यकाल में जेबुन्षिसा वेगम को 
पढ़ाने पर यह नियत हुई, जो महम्मद आजम शाह की सगी 
बहिन थी। बेगम उससे कुरान पढ़ती थी और आदाव सीखतो 
था । उसने इनायतुल्ा को मंसव दिल्लासे के लिए अपने पिता 
से प्राथना की । इसे आरंभ में छोदा मंघव और जवाहिरखाने 
में कुछ काप्त मिला । ३१ वें वध इसका मंसव बढ़कर चार 
सदी ६० खबार का हो गया । ३२ वें वर्ष बेगम की सरकार में 
खानसामोँ नियत हुआ | ३५ वें बप जब खालसे का मुख्य छेखऋु 
रशीद जॉ बदीउज्जमोाँ देदराबाद भांत के कुछ खालसा मद्दालों को 
दसील निमश्चय करने के लिए भेजा गया तब यह उक्त खाँ का 
नाएव नियत हुआ और इसका मंसथ बढ़कर छः सदी 
६० खबार का हो गया और खाँ की पदवी मिली । ३६ दें व 
अमानत खा मीर हुसेन के स्थान पर यह दीवान-तन हुआ और 
इसऊा मंसव बढ़कर सात सद्दी 2८० खबार का हो गया । कुछ दिन 
बाद दीवान खास खर्चे का पद और २० सवार की तरक्की मिली । 
४- वें वर्ष दूसरे के नियत होने तकू सदर का भी काम इसीकों 
मिला और मंसव बद़कर एक हजारी १०० सवार का हो गया। 


१२०, इफ्तखार खाँ ख्वाजा अबुल वका 


यह अब्दुल्ला खाँ फीरोजजंग का भतीजा ओर महावत खाँ 
खानखानाँ का भांजा था | इसे लखनऊ में जागीर मिली थी । 
शाहजहाँ के १८ वें वष में इफ्तखार खाँ की पद्‌वी पा कर मीर खाँ 
के स्थान पर, जो सछाबत खाँ और अमर घिंद की बदना में 
मारा गया था, तुजञुक और जड़ाऊ चोब की सेवा पर नियत 
हुआ | इसके अनंतर अकबर नगर की फोजदारी पर नियुक्त 
होते समय इसका मंसब डेढ़ हजारी ५०० सवार का दो गया । 
२६ बे वर्ष रुस्तम खाँ द्खिनी के साथ कंघार के कजिलबाशों 
के युद्ध में बड़ी वीरता दिखछाई । जिस समय कजिलबाश सेना 
में रुस्तम खाँ के दाहिने भाग पर घावा किया तब उस भाग के 
बहुत से वीर भाग गए, पर इफ्तखार खाँ ने कुछ सरदारों के साथ, 
जो नहीं भागे थे, बहुत बीरता दिखलाई। इसके पुरस्कार में 
द्रबार से इसका मंसब पॉच सदी ५०० खबार का बढ़ा कर 
दो हजारी २००० सवार का हो गया ओर इसे झंडा मिला । 
इसके मस्तक से बहादुरी और कार्य-कुशछता भलक रही थी 
इस लिए इसे कृपा के योग्य समझ कर २५ वें वध और तुलादान 
के उत्सव पर इसका मंसब्र पाँच सदी बढ़ाया गया और डंका 
इनाम मिला | २७ वे बष शाहजादा दाराशिकोह के साथ कंथार 
की चढ़ाई पर नियत हुआ । उस शाहजादा की प्रार्थना पर पाँच 
सदी और मंसत्र बढ़ाया गया। २८ वें वर्ष माल्या प्रांत के 


( ४४७ ) 


खाथ काश्मीर की सूबेदारी मिली | आज्ञा हुई क्लि स्वयं दरबार 
में रहे और अपना अतिनिधि वहाँ भेज दे । महसम्मद्शाह्‌ के राज्य 
में एतमादुद्दोला महस्मद्‌ अमीन खाँ की झत्यु पर सात दजारी 
संसव पाकर आसफजाद के पहुँचने तक अतिनिधि रूप में 
चआजीर का और मीर सामान का निज् का काम करता रहा । 
खन्‌ ११३९ हि० में उसी समय मर गया । 

कहते हैं कि यह साफ सुथरा, व्यवहार-कुशछ और घर्म 
भीरु तथा भ्रेमी था । 'साधुओं का सत्त-संग करने के लिए प्रसिद्ध 
था। राज्य के नियम और दपतर के कामों में बहुत कुशछ था। 
औरंगजेब इसके पन्न-लेत्नन को चहुत पसंद करता था। जो पत्र 
शाहजादों और सरदारों को इसझे द्वारा भेजे गए थे वे संग्रहीत 
दो कर एदकामे-आलमगीरी कहछाए ओर वादशाह के हस्ताक्षर 
छिए हुए पन्न भी संगृद्ीत हो कर कलमाने-तईबात कहलाए। 
ओे दोनों संग्रह प्रचलित हैं । उक्त खाँ को छः लड़के थे । पहिले 
जादुल्छा थाँ दिदायतुलला खाँ का ऊपर उल्लेख दो चुका है। 
दूसरे जिभाठल्ला खो का द्वाल उसके लड़कों सनावल्धा और 
असानुद्दा खा के दाल में आ चुका है। तीसरे का नाम किफायतुद्ा 
साँ या। चौथा अदीयतुडझा खा था, जो पिता के बाद इनायतुल्दा 
जञ्ाँ के नाम से काइमीर का शाखक हुआ | पॉँचयाँ उचेढुद्दा खाँ 


था । छठा क्षव्दुस्ला खाँ दिल्‍ली में रहता है और उसे मनसूमदौला 
ही पदवी मिली दे । 


( ४४० ) 


उसको बारूद, वान और हुक्‍्कों से भरवा कर उसझे पास स्वयं 
थावे को नष्ट करने के लिए खड़ा था कि एकाएक आगरकी 
चिनगारी उसमें गिर पड़ी और वह दो लड़कों के साथ उसमें 
जल गया | बादशाही बहादुर नक्कारा पीदते हुए शहर में घुस 
गए । डुग़ांध्यक्ष मौत के चंगुल में फंसा था, इस लिए अपने 
लड़कों को दुर्ग की ताली के साथ भेजा । दूसरे दिन वह मर 
गया । ऐसा दृढ़ ढुगे, जिसके चारों ओर २५ गज चौड़ी तीन 
तीन गहरी खाइयाँ थीं, जिनकी १५ गज गहरी दीवार पत्थर से बनी 
हुई थी, केवछ शाहजादा के एकबाल से २७ दिल में विज्य हो 
गया | बारह लाख रुपया नकद, आठ लाख रुपये का बारूद 
आदि दुगे का सामान और २३० तोपें मिलीं । शाहजादा अपने 
दूसरे पुत्र सुछतान मुहम्मद मोअज्जम को इफ्तखार खाँ के साथ 
उस दुर्ग में छोड़कर स्वयं दरबार की ओर रवाना हुआ । अभी 
यह कार्य इच्छानुसार पूरा नहीं हुआ यथा कि आज्ञातुसार 
शाहजादा वहाँ के तथा अपने जगह के सद्दायकों के साथ लौट 
गया । इसी समय महाराजा जस्रवंत सिंह मालवा के सूत्रेदार 
हुए और कुज्न जागीरदार उसके सहायक नियत हुए । 
उक्त खाँ भी शीघ्रता और चालाकी से सबके पढ्िले राजा के 
पास पहुँच गया । एकाएक तमाशा दि्खलानेबाले आकाश ने, 
जो किसी मनुष्य का विचार नहीं करता, यह हदृश्य दिखलाया 
कि ३२ वें वर्ष के आरंभ सन्‌ १०६८ द्वि० में शाहजादा औरंगजेव 
दक्षिण को सेना के साथ आग जाने के त्रिए मालवा आया । 
राजा, जो रात्ता रोके हुए था और इसी दिन की अपेक्षा रर 
रद्दा था, युद्ध के लिए तैयार हुआ । इफ्तखार खाँ कुछ मंसव- 


( ४४९ ) 


अंतगत चौरागढ़ की फौजदारी और जागीरदारी पाकर इसका 
संसब एक हजारी १००० सवार बढ़ने से तीन हजारी ३००० 
सवार का हो गया। ३० वे ब्षे शाहजादा औरंगजेब तिलंग 
के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुबशाह्‌ को दंड देने के लिए दक्षिण का 
ग्रांताध्यक्ष नियत हुआ और बादशाही आज्ञानुसार मालवे का 
सुवेदार शाइस्टा खाँ इफ्तखार खाँ और अन्य सब फौजदारों, 
मंसबदारों के साथ, जो उस श्रांत में नियुक्त थे, मालवा से 
रवाना हो कर शाहजादा की सेना में जा मिला । इफ्तखार खाँ 
शाहजादे के जादेश से हादीदाद जा अनसारी के साथ उत्तरी 
मोर्चे में नियत हुआ। उस काम के पूरा होने पर अपने काम 
पर लौट गया । उसी वर्ष के अंत में जब उक्त शाहजादां बीजापुर 
के सुलतान आदिल शाह के राज्य पर अधिकार करने और 
छटने पर नियत हुआ तब वादशाही आज्ञानुसार इफ्तखार खाँ 
अपनी जागीर से सीधे शाहजादे की सेना में जा मिठा। 
शाहजादा ३१ वें बप में भारी सेना के साथ कूच करता हुआ 
जब वीदर दुर्ग के पास पहुँचा तव उसके अध्यक्ष सीदी मरजान 
ने, जो इन्नाहीम आदिल्शाह्‌ का पुराना दास था और तीस वर्ष 
से उस दुगे की रचा कर रद्या था, ठगभग १००० खबार तथा 
४००० पेदछ बंदूकची घनरधोारी और बहुत से सामान के 
साय चुजे आदि की दृढ़ता से विश्वस्त दो कर युद्ध का साहस 
क्रिया | शाहजादा ने सोअज्म जाँ मीरजुमला के साथ दस दिन 
में तोपों को खाई के पास पहुँचा कर एक बुज को तोड़ डाला । 
देवात्‌ एक दिन जब मोअज्जस खाँ के मोर्चे से धावा हुआ तब 
दुर्गाध्यक्ष जो उक्त बुज के पीछे भारी गढ्ा खुदबा कर और 
५ 


१२१. इफ्तखार खाँ सुलतान हुलेन 

यह एसालत खाँ मीर बख्शी का बड़ा पुत्र था । जब इसका 
पिता शाहजदाँ के २० वें वर्ष में वलख में मर गया तब गुण- 
ग्राहक बादशाह ने उस सेवक की अच्छी सेवाओं को ध्यान में 
रखकर उसके पुत्र पर कृपा को और २१ वें बष में सुछतान 
हुसेन को शस्त्राहूय का दारोगा नियत कर दिया। २२ वें बप 
रहमत खाँ के स्थान पर दाग का दारोगा बना दिया। २४ वें 
बप इसे दोआब में फौजदारी मिली। ३१ वें बपष इसका 
पंसव बढ़कर एक हजारी ५०० सवार का हो गया और 
महाराज यशवंत सिंह के साथ, जो वात्तव में दारा शिकोर्द 
की राय से शहजादा औरंगजेब का सामना करने नियत 
हुए थे, मालवा गया। इसी समय वह माग्यवान शादहजादा 
नमंदा नदी पार कर उस श्रांत में पहुँचा ओर राजा रात्ता रोक 
कर लड़ने को तैयार हों गया। जब बहुत से नामी राजपूत 
सरदार मारे गए और मद्याराज घबड़ा कर भाग गए तथा 
बहुत से सरदार सहायक गण ओऔरंगजेव की शरण में चछे गए! 
वच सुलतान हुसेन, जो कई विश्वासियों के साथ दरावल में 
नियत था सबसे अलग होकर आगरे चला गया। जब ओरंग- 
जच वादशाद हथा तन इसपर जो वास्तविक बात को अच्छी 
तरह नहीं जानता था, वादशाद्वी कृपा हुईं, इसका मंसत्र बढ़ा 
वथा इफ्तखार खाँ की पदवी मिली। झुजा के युद्ध के बाद 
पेफ था के स्थान पर आखझुतावेग नियुक्त हुआ और इसकः 


( ४४५४ ) 


वर्ष जौनपुर का फौजदार हुआ। २४ वें वर्ष सन्‌ १०९२ हि० (सन्‌ 
१६८ १-२ ३०) में वहीं मर गया। इसके पुत्र अब्दुल्ला, अब्ठुल- 
दादी और अब्दुलबाकी ने दरबार पहुँच कर मातमी खिलथत पाए । 
इनमें से एक ने बहादुर शाह के समय एसालत खाँ का पदवी पाकर 
मुख्तार खाँ का खानसामानी में नायव हुआ । उसी राज्य-काल में 
दरिद्र होकर दक्षिण गया। गुण-मआइहक नवाच आसफजाद की 
शरण में जाकर दक्षिण की दीवानी में नियत हुआ | अंत में 
हैदराबाद का अध्यक्ष नियत हुआ और वहीं मर गया । दूसरा 
मामूर खाँ का दामाद था। तफाखुर खाँ की पद॒वी पाकर महन्मद 
फरुंखसियर के समय बीजापुर का बहुत दिनों तक दुर्गाध्यक्त 
रद्य और संतोष के साथ कालयापन करते हुए वीं मर गया ) 


( ४श्३ ) 


मंसब बढ़कर ' दो हजारी १००० सवार का दो गया। ढठे 
अप फाजिल खाँ के स्थान पर, जो वजीर हो गया था, भीर 
सामान नियत हुआ । उक्त खाँ बादशाह के स्वभाव को समम् 
गया था इस लिए बहुत दिन तक वही काम करता रहा । १३ वें 
बये बादशाह की समाचार मिला कि दक्षिण का सूचेदार शाह- 
जादा महम्मद सोअब्जम चापलूरसों के फेर सें पढ़कर मूखता 
और दृठ से अपना सतमाना करना चाहता है, तत्र इसको 
मिश्वासपात्र समझ कर दक्षिण भेजा और इससे मौखिऊ संदेश में 
कड़वी और मीठी दोनों तरह को बातें कहलाई। इसने भी 
कुर्ती से वहाँ पहुँच कर अपना काम किया। शाहजादा का दिछ 
साफ था और उस समाचार में कोई सचाई नहों थी तो सिवाय 
मान लेने के कोई जयाब नहीं दिया । वादशाह को यह ठोक वाच 
मालूम हुई तब उसका क्रोध कृपा में बदल गया। परंतु इसो 
समय चुगुलखोरों की चुगी से इफ्तखार खाँ पर बादशाही 
क्रोध उचल पड़ा और इसके द्रचार पहुँचने पर इतना विश्वास 
ओर प्रतिष्ठा रहते हुए भी इसका संसव ओर पदवी छीन ली 
गई तथा यह गुर्जबरदार को सोंपा गया कि इसे अटक के उस 
पार पहुँचा आवबे | १४ वे वर्ष इसका दोप क्षमा क्रिया गया 
ओऔर इसका संसच वदाल कर तथा पुरानी पद्वी देझर सेफ खाँ 
के स्थान पर काश्मीर का सूवेदार नियत किया। इसके अनंतर 
काश्मीर से हटाए जाने पर जब काबुछ के अफगानों का उपद्रत 
मचा तब यह पेशावर में नियत हुआ। २१९ वें व बंगश का 
फौजदार हुआ। २१ चें वर्ष अजमेर का शासक हुआ और यहाँ 
से शाइजादा महम्मद अकबर के साथ नियत हुआ । २३ दें 


१२२. इब्ाहीमस खाँ 


अमीरुल्‌ उम्रा अछीमदोन खाँ का यह बढ़ा छड़का था । २६ 
वे वर्ष सन १०६३ हि० में शाहजहाँ ने इसे खाँ की पदवी दी । ३१ 
वें बधे में पिता की रत्यु पर इसका मंसव चार हजारी ३००० 
पवार का हो गया । सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह के सध्य 
की सेना का प्रबंध करता था। पराजय होने के बाद अनुभव 
की कमी तथा अदुरद्शिता से शाहजादा मुरादबख्श का साथी 
हो गया । उक्त शाहजादा ने घमंड के मारे बिना समझे बुसे 
शाहजहाँ के जीवित रहते हुए गुजरात में अपने नाम का 
ख़ुतबा पढ़वा कर तथा सिक्का ढलवा कर अपने को मुरव्विजुद्दीन 
के नाम से वादशाह समझ लिया। णौरंगजेव की कूठो 
चापद्सी और उस अनुभवी की भूठी बातों से, जो अवखर 
के अनुधार उच्च निवुद्धि के साथ किए गए थे, उसे वड़ा अहंकार 
दो गया था । दारा शिकोह के युद्ध के वाद और शाहजदाँ के 
राज्य त्यागने पर वादशाहत का कुल अधिकार और वेभव 
ओरंगजेव के हाथ में चछा आया, तब भी यह सूख और 
नादान वाद्शादी सेवकों को पद्वियाँ दे कर, मंसथ बढ़ा कर 
ओर वहुत तरह से समरका कर अपनी जोर मिला रहा या, 
जिससे एक भारी झुंढड उसके साथ हो गया । औरंगजेव ने इस 
बेकार कुंड के इकट्ठा होने और उस मूर्ख के कुप्रय॒त्नों को देख 
कर भिन्नता के थाने में उसका काम तम्ताम्न कर दिया । 


( छ्रश्ण ) 


स्थान पर विहार का सूवेदार हुआ | फिर १९ वें वर्ष नौकर 
छोड़ कर एकांत-सेवी हों गया। २१ वें वपष किवामुद्दीन खाँ 
के स्थान पर काश्मीर का शासक हुआ भऔर इसके भर्नंतर 
बंगाल का सूवेदार हुआ । जब ४१ वे वर्ष शाहआलम् वहादुर 
शाद्द का छ्वितोय पुत्र शाहजादा महम्मद आजम वहाँ का शासक 
नियत हुआ तब यह सिपहदार खाँ के स्थान पर इलाहाबाद 
का नाजिम हुआ । इसके अनंतर छाहौर का शासक हुआ पर 
४४ वें बप में जब वह प्रांत शाहजादा शाहआहछम को मिला 
तब चक्त खाँ काश्मीर में नियत हुआ, जिसका जलवायु 
इसकी प्रकृति के अनुकूल था। ७६ वें वष शाहजादा महत्मद' 
आजमशाह के वकीलों के स्थान पर, जो अपनी प्रार्थना पर 
दरवार बुला छिया गया था, अहमदाबाद गुजरात का प्रबंध 
इसको मिला । इसने पहुँचने में बहुत समय लगा दिया इसलिए 
मालवा का नाजिम शाहजादा वेदार बख्त उस प्रांत का अव्यक्ष' 
नियत हुआ । इत्राह्यीम खाँ अहमदाबाद पहुँचा था और अर्भी 
स्थान भी गर्म नहीं कर पाया था कि शाहजादा, जो इसीकी 
प्रतीक्षा कर रहा था, शहर के बाहर ही से कूच आरंभ करने 
को था कि औरंगजेब के मरने की खबर पहुँची। 

कहते हैं कि इत्राहीम खाँ ने जो अपने को आजमशाद्वी सम- 
भमता, था शाहजादा को मुबारकवादी कहला भेजी । वेदार बछ्ठ ८ 
जवाब में ऋहलाया कि औरंगजेव बादशाह की कदर को दम 
लोग समभते हैं, क्या हुआ कि एक ही वार आकाश ने दमारः 
काम पूरा कर दिया। अब आदमी लोग जानना चाहेंगे कि 
क्रिस दीवाने से काम पड़ता है। इसके अनंवर वढादुर शांद 


( ४४५७ ) 


जर अपने एकांत स्थान में लिया गया और दोनों भोजन करने 
गे । उसके अनंतर यह से पाया क्ति आराम करने के बाद 
आय सलाह होगी । बह बड़ी वेत्तकल्छुफी से शत्ष खोल कर सो 

दया । औरंगजेब ने स्वयं अंतःपुर में जा कर एक दासी को भेजा 
कि कुल शस्त्र उठा लावे। इसी समय शेल्व मीर, जो घात में 
छगा था, कुछ सैनिकों के साथ वहा पहुँचा । जब वह सैनिकों 
के दथियारों की आधाज से जागा तब दूसरा रंग देखा । ठंढी 
साँख भर कर कहा कि मुझ से ऐसा बताव करने के,वाद्‌ इस 
सरह थोखा देना और कुरान की प्रतिष्ठा को न रखना उचित नहीं 
था । औरंगजेब परे के पीछे खड़ा था। उसने उत्तर दिया कि 
प्रतिक्षा की जड़ में कोई फत्र नहीं है और तुम्हारी जान सुरक्षित 
डै, परंतु कुछ बदमाश तुम्दारे चारों तरफ इकट्ठे हो गए हैं 
और बहुत कुछ उपद्रव मचाना चाहते हें इध लिए छुछ दिन 
लक तुमको घेरे मे रखना उचित है। उसी समय उसे कैद कर 
दिलेर खाँ और शेजमीर के साथ दिल्ली भेज दिया। शहूबाज 
व्यॉँ ख्वाजासरा, जो पाँच हजारी मंखबदार था और घतनी भी था, 
दो दोन विश्वासपात्रों के साथ पकड़ा गया। जब उसकी सेना 
झो समाचार मिला कि काम हाथ से निकल गया तब छाचार 
दो कर दर एक ने वादशाहो सेना में पहुँच कर कृपा पाई । 
इनादीस खाँ भी सेवा में पहुँचा परंतु उस समय इसी कारण 
अंखद से हटाया जा कर दिल्ली में वापिक बृत्ति पाकर रहने 
हगा | दूसरे वर्ष पाँच हजारी ५००० सवार का मंसत पाकर 
ऋाश्मीर का सुवेदार हुआ और इसके अनंतर खलीलुरछा के 
स्थान पर लाहौर का सूचेदार हुआ । ११ दें बपे लश्कर खाँ के 


है 6ब्ओ 


गदी पर बैठा। महम्भद्‌ अजोमुश्शान ने केवल बंगाल से 
अप्रसन्न होकर अधिकार करने का विचार किया | खानखातनाँ 
वंश के विचार से तथा इसकी योग्यता को समझ कर गुप्तरूप से" 
इसका कास करने लगा। दरबार से काबुल को सूबेदारी का 
आज्षापत्र और अलीमर्दान खाँ की पदवी भेज़्कर इस पर कृपा की 
गई । उक्त खाँ पेशावर पहुँच कर ठद्दरा परंतु उस प्रांत का 
प्रबंध इससे न हो सका, इसलिए वहाँ की सूवेदारी नासिर खाँ 
को मिली । यह इत्राहीसाबाद सौधरा, जो लाहौर से तीस कोस 
पर इसका निवासस्थान था, आकर कुछ महीने के वाद मर 
गया । इसके बड़े पुत्र जबरदस्त खाँ ने अपने पिता की सूबेदारी 
के समय बंगाल में रहीम खाँ नामक अफगान पर, जो फिसाद 
मचाए हुए था और अपने को रहीम शाह कहता था, घावाः 
करके पूरी तौर पर उसे पराजित कर दिया। औरंगजेब के 
४२ वें वर्ष मे अवध का नाजिस हुआ और इसका संखत्र बढ़ - 
कर तीन दइजारी २५०० सवार का दो गया और ४९ वें बे 

हम्मद आजम शाह के छोड़ने पर अजमेर प्रांत का हाकिप 
हुआ और मंसच बढ़कर चार हजारो ३००० खबार का दो 
गया । दूसरा पुत्र याकूव खा बहादुर शाह के समय लाहौर के 
सवेदार आसफुद्दौला का नायव हुआ। पिता को मृत्यु पर 
इसको इत्रादीम खाँ को पदवी मिली । कहते हैं. क्रि इससे शाह- 

आलम को एक नगीना या मणि भेंट दिया था, जिस पर अल्लाह, 
महन्मद और अली खुदा हुआ था। पहिले सोचा गया कि स्थात्‌ 
नऊली द्वो पर अंत में तय हुआ कि असलो है । 





(६ 


( ४६१ ) 


पचास सदृस्न॒ दूसरे मंसबवारों के नाम से और एक लाख 
जप्तीदारों के नाम से अलग करके भुतसद्दियों से कहा कि इस 
रुपये को हमारे कोष से मिज्ा के यहाँ पहुँचा दो और तुम लोग 
उसे तहसील करके खजाने में दाखिल करो । दरबार को दो वार 
लिखकर इसे एक साल के भीतर हजारी मंसबदार बना दिया । 

जब एतमादुदौला का सिलसिला बैठ गया तब मिजों ९ चें 
बपे से द्रवार पहुँच कर डेढ़ हजारी ३०० सवार का मंसप 
ओर खाँ की पद॒वी पाकर दरबार का बखशी नियत हुआ । 

इसके वाद इसका संसव बढ़ कर पाँच हजारी हो गया और 
इन्नादहीम खाँ फतह जंग की पद्‌वी पाकर बंगाल और उड़ीसा का 

आंताभ्यक्ष नियत हुआ । 

१९ दें वर्ष जब शाहजादा शाहजद्दोँ तेलिगाना से वंगाल- 
की ओर चला तब इसका भतीजा अहमद वेग खाँ, जो चड़ीसा 
में इसका नायव था, करोहा के जमीदार पर चढ़ाई कर वहाँ 
गया या। वहां इख अदभुत घटना का हाल सुन पीपलो से, 
जो उस्त श्रांत के अध्यक्ष का निवास स्थान था, अपना सामान 
लेकर कटछ चला गया, जो वहाँ से १२ कोख पर था | अपने 
में सामना करने का सामथ्य न देख कर चह बंगाल चला गया । 
शादजादा उड़ीसा पहुँचकर जाननिसार खो व एदमाद खाँ ख्वाजा 
इद्राक से इन्रादीम खाँ को संदेशा भेजा कि, भाग्य से हस 
इधर आ गए <। यद्यपि इस आंत का विस्तार हमारी आँखों में 
अधिऊ नहीं दे पर यद रास्ते में पड़ गया है इसलिए न पार कर 
सऊते हें. और व छोड़ सझ्ते हैं। यदि वह दरबार जाने को 
इच्छा रखता दो वो उसके माल असवाब और स्षियों को कोई 


( ४६७ ) 
इत्राहीम खाँ को कोइ संतान नहीं थी। इसकी ब्ली द्वाजीहूर- 
परवर खानम, जो नूरजहाँ बेगम को मौसी थी, बहुत दिन तक 
जीवित रही और दिल्‍ली के कोलजलाढली स्थान में बादशाही 
आज्ञा से रहती थी। बहुत से लोगों के खाथ आराम से रहती 
हुई वहीं मर गई 


( ४5३१ ) 


आुद्ध की आग्र बाहुर और भीतर प्रवल हो उठी। अब्दुल्ला 
खाँ फीरोज जंग और दरिया खाँ रुहेला नदी के उस्र पार उत्तर 
गए क्योंकि इत्राहीम खो को साथियों से उस पार से सामान 
जादि मिलता था। इन्ादीस खॉ ने इससे घबड़ा कर अहमद वेग 
खाँ ऊे साथ, जो इसी बीच आ गया था, हुगे से बाहर निकल 
ऋर युद्ध को तैयारी की । घोर युद्ध हुआ, जिसमें अहमद वेग 
ब्वाँ वीरता से लड़ कर घायल हुआ । इत्राहीम खाँ यह्‌ देख कर 
छहर न खका और धावा किया पर इससे प्रबंध का सिलसिला 
खुठ गया और इसके वहुत से साथी भागने लगे। इत्राद्दीम खाँ 
थोड़े आदृभियां के साथ इृढ़ता से डटा रहा। छोगों ने बहुत 
चाहा कि इसे उस युद्ध से हटा लें पर इसने नहीं माना और 
ऋह्या कि यह अवसर ऐसा करने के लिए उचित नहीं है, चाहता 
हूँ क अपने स्वामी के काम में त्राण दे दूँ। अभी यह वात 
पूरी भी न कर चुका था कि चारों ओर से घावा हुआ और यह 
आायल हो कर मर गया। दइतन्राहीम खाँ का परिधार व सामान 
डा में था इस लिए अहमद वेग खॉ वहाँ चला गया । शाहजादा 
स्व जल मार्ग से उसी भोर चला। लाचार हो कर वह शाहजादे 
ही सेचा में चला आया । लगभग चौबीस लाख रुपये नकद 
जे सिबराय बहुत सा सामान, हाथी, घोड़ा आदि शाहजादा को 
मिला । इस कारण अदमदवेग खाँ पर वादशाही कृपा हुई और 
जल्यूस के पदिले वर्ष अच्छा मंसव पाकर ठट्ठा और सिवित्तान 
झादाक्िप्र हुआ, जो सिंध देश में है। इसके अनंतर यह 
सलतान का द्वाकिम हुआ। वहाँ से दरवार लौदने पर जायस और 
अमेठी का परगना उसे जागीर में मिला | यहीं बह मर गया । 


( ४६६ )» 


की प्रतिज्ञा करा ली और ख्वाजाजहाँ के पास, जो साम्राज्य का 
सेनापति था, पहुँच कर चाहा कि उसके साथ खानजमाँ के खेमा 
में जावे और उक्त खाँ को अपनी सेना में चुछावे । यह निश्चय 
हुआ कि खानजमों अपनी माँ और उक्त खाँ को योग्य मेंट 
के साथ बादशाह के पास भेजे । तब खानखानोँ ओर ख्व्राजाजहँ। 
बादशाह के पास चले । उक्त खें। के गले में कफन और तलवार 
छटका कर वादशाह के सामने लें गए । इसके स्वोकृत 
होने पर और खानजमाँ के दोषों के क्षमता होने पर कफन और 
वलवार उसके गले में से निकाल दो गई | जब्र १२ वें वध में 
वूसरी वार खानजमाँ और सिकंदर खाँ ने विद्रोह और शत्रुता 
की, तब उक्त खाँ सिकंदर खाँ के साथ अबध गया ओर जब 
सिकंदर खाँ बंगाल की तरफ भागा तत्र उक्त खाँ खानखानोाँ के 
द्वारा अपने दोष क्षमा कराकर खानखानाँ के अवबीन नियत 
हुआ | इस्तके मरने की तारीख का पता नहीं। इसका लड़का 
इस्माइल खाँ था, जिसको अली कुछी खाँ खानजमों ने घंडीला 
कस्बा जागीर में दिया था । जब तोखरे वर्प उक्त कसवा वादशाद्ष 
की ओर से सुछतान हुसेन खाँ जछायर को जागीर में मिला वत्र 
उसको अधिकार करने में इसने रोका। इसके वाद जब वह 
जबरदस्ती ले ढिया गया तव खानजमाँ से कुछ सेना लेकर आया 
पर लड़ाई में हार गया । 


ज् 


१२७. इब्राहीम खाँ उजबेग 


यह हुमायूँ का एक सरदार था। दिंदुस्तान के विजय के वर्ष 
में इसको शाह अबुल्म आछी के साथ लाहौर में इसलिए नियुक्त 
किया कि यदि सिकंदर सुर पहाड़ से वाहर आकर बादशाही 
राज्य में छूट मार करे तो उसको रोकने का पूरा प्रयत्न हो 
सके। इसके अनंतर उक्त खाँ जौनपुर के पास सरहरपुर में 
जागीर पाकर अली कुली खाँ सानजमाँ के साथ उस सीमा की 
रक्षा पर नियुक्त हुआ। जब अकबर बादुशाह्‌ के राज्यकाल में 
खानजमाँ और सिकंदर खाँ उजबक ने विद्रोह के चिन्ह दिख- 
छाए और मीर मुंशी अशरफ खाँ एक उपदेशसय फरमान 
सिकंदर खाँ के सामने ले गया तब सिकंदर खाँ ने क्रोधित 
दो कर कद्दा कि इन्राहीम खो सफेद दादी वाछा और पड़ोसी है, 
उसको जाकर देखता हूँ और उसके साथ बादशाह के पास 
आता हूँ । 

इस इच्छा से वह सरदरपुर गया और वहाँ से दोनों मिछ 
कर खानजमाँ के पास गए । वहाँ यद्द निम्यय हुआ कि उत्त 
खाँ सिकंदर खाँ के साथ लखनऊ को ओर जा कर बलवा 
मचावे । इस पर उक्त खाँ उस तरफ जाकर लड़ाई का सामान' 
करने लगा । 

जब मुनइम खाँ खानखानोँ ने अली कुली खाँ खानजमों 
से भेंट करके उससे बादशाह की फिर से अघीनता स्वीकार करने 

३५ 


( ४४६८ ) 


हि. 


का सरदार था । २९ वें वर्ष दरवचार लौदा । ३० वें बे मिर्जा 
हकीम की मृत्यु पर जब अकवर ने काबुल जाने का विचार क्रिया 
तब यह आगरे का शासक नियत हुआ और कुछ दिनों तक यहाँ 
काम करता रहा । ३६ वें वर्ष सन्‌ ९९९ हि० में यह मर गया । 
बादशाह इसकी दूरदर्शिता और कार्य-कौशल को मानते थे । 
यह दो हजारी मंसबदार था । 


१२५, शेख इत्राहीम 


यह शेख मूसा का पुत्र और सीकरी के शेख सलीम का भाई 
था| शेख मूसा अपने समय के अच्छे लोगों में से था और 
सीकरी कस्बे में, जो आगरे से चार कोस पर है ओर जहाँ 
अकबर ने दुगे और चद्दारदीवारी वनवा कर उसका फतहपुर 
नाम रखा था, आश्रम बना कर इश्वर का ध्यान किया करता था ! 
अकबर की कोई सतान जीवित नहीं रहती थी इस छिये साधुशभों 
से प्राथना करते हुए शेख सलीम के पास भी गया था। उसी 
समय शाहजादा सलीम की माँ गर्भवती हुई और इस विचार से 
कि साधु की उस पर रक्षा रहे, शेख के मकान के पास गुविंगी 
के लिये भी निवास-स्थान बनवाया गया। उसी में शाहजादा 
चैदा हुआ और उसका नामकरण शेख के नाम्न पर किया गया। 
इससे शेत्व की संतानों और संववियों की राज्य में खूब उन्नति हुई । 

शेख इन्ादीम पहुत दिनों तक राजधानी आगरे में शाहजादों 
दी सेवा में रहा | २२ वे बप कुछ सैनिकों के साथ छाडलाई को 
बानेदारी और वहाँ के उपद्रवियों को दमन करने पर नियत 
हुआ | वह्दों इसके अच्छे प्रबंध तथा कार्य-कौशल को देख कर 
२३ वें व में इसे फतहपुर का दाऊम नियत छिया। २८ वें वर्ष 
खानआजम कोका का सहायक नियत हुआ और बंगाल के युद्धों 
में बहुत अच्छा कार्य किया | इसके अनंतर वजीर खाँ के साथ 
ऊतत्व को दसन करने में शरोहू था, जो उड्डीसा के विद्रोहियों 


| 


चली तव यह अवध का सूवेदार नियत हुआ और इसका मंसव 
पाँच सदी ५०० सवार बढ़कर तीन हजारी ३००० सवार का, 
जिसमें १००० सवार दो असपा सेह असपा थे, हो गया और 
डका पाकर यह सम्मानित हुआ | यह पुराना आकाश किसी 
को भलाई नहीं देख सकता अथात्‌ यह कुछ दिन अपनी सफलता 
का फछ उठाने नहीं पाया था कि दो महीने कुछ दिन वाद 
सन्‌ १०६८ हि० (सं० १७१५ ) के जीहिज्जा महीने में मर 
गया । आसफ खाँ जाफर के भाई आका मुल्ला के लड़के मिरजा 
बदीउज्जमाँ की बड़ी पुत्री इस को व्याही थी। जाहिद्‌ खाँ कोका 
की लड़की से दूसरा विवाह हुआ था, जिसके गर्भ से बड़ा पुत्र 
महम्मद्‌ जाफर हुआ । उसके मुख से सौमाग्य कल्नकता था पर 
वह मर गया । उसके दूसरे भाई मीर मुबारकुछाह ने औरंगजेब के 
३३ वे वर्ष ( सं० १७४६ ) में चाकण का फौजदार होऋर अपने 
पिता की पद्‌वी पाई। ४० वें वर्ष औरंगाबाद के आसपास का 
फौजदार हुआ और उसका मंसब बढ़ा कर सात सदी १००० 
सवार का हुआ | इसके अनंतर मालवा के मंद्सोर का फौजदार 
नियत होकर बहादुर शाह के राज्य में खानखानोँ मुनइम खाँ का 
पश्चवत्ती हो गया । पटना जालंघर दोआब की फौजदारी उसे 
प्रिल्ली । वह परिहास-प्रिय था और कविता सूक्ष्म विचार की करता 
था । उपनाम वाज़ह! था और उसने एक दीवान लिखा था-- 
शैर ( उद अनुवाद ) 

रश्क फर्माए दिल नहीं है सिवा ऐशे हवाब। 

पाया यक्त परहने दृस्ती वो भी है हम कफन || 

म्मद्‌ फरुखसियर के राज्य में यह मर गया। इसका 


१२६. इरादत खाँ समीर इसहाक 


यह जहाँगीरी आजम खो का तीसरा पुत्र था । शाहइजद्दों के 
राज्यकाल में अपने पिता की सुत्यु पर नो सदी ५०० सवार का 
मंसव पाकर मीर तुजुक हुआ । २५ वें व (सं० १७०८ ) में 
इरादत खो की पद्वी और डेद हजारी ८०० सवार का मंसव पाकर 
द्वाथीखाने का दारोगा नियत हुआ । २६ वें वर्ष तरबियत खाँ के 
स्थान पर आख्तावेगी पद पर नियत हुआ । उसी वर्ष दो हजारी 
१००० सवार का मंसव और दुसरे वख्शी का फिलअत 
पहिरा । २८ वें वर्ष ८०० सवार की तरक्ो के साथ अद्दमद्‌ वेग 
खाँ के स्थान पर सरकार छखनऊ और वैसवाड़े का फौजदार 
नियत किया गया । २५ वें वर्ष द्रवार लौट कर असद्‌ खाँ के 
स्थान पर कुल प्रांतों का अजे-बक्ायः नियत हुआ और मंसब 
बढ़कर दो हजारी २००० खबार का हो गया। शाहजहाँ के 
राज्यकाछ के अंत में किसी कारण से इस्रका मंसव छिन गया 
ओऔर इसने कुछ दिन एकांतवास किया । इसी बीच बादुशाही तर 
औरंगजेब से सुशोभित हुआ । इसके भाई मुलतफत खाँ और 
खानजमाँ उस शाहजादे के साथ रहे थे और दारा शिक्कोह के 
पहले युद्ध में पहिंठा भाई जान दे चुझ्ा था । चादशाही फौज के 
आगरा पहुँचने पर पाँच सदी ५०० सवार इसके मंसब में 
पढ्ाफर इसको फिर से सम्मानित किया । उसी समय जब 
जिज्ञयी सेना आगरा से दिल्ली को दारा शिक्लोेह् का पीछा करने 


( ४७१ ) 


पुत्र मीर हिंदायतु्ला, जिसे पहिले दोशदार खाँ और फिर 
इरादत खाँ की पदवी मिल्री थी, बहादुर शाह के राज्य में पंजाब 
प्रांत के नूरमहछ का फौजदार हुआ और बहुत दिनों तक मालवा 
प्रांत के अंतर्गत दक पेराहः का फौजदार रहकर महम्भद शाह के 
छठे वर्ष में आसफजाह के साथ दक्षिण आया और मुवारिज खाँ के 
युद्ध के वाद सत दयानत खाँ के स्थान पर कुछ दिन दक्षिण का 
दीवान और चार हजारी मसवदार रहा। कुछ दिन औरंगा« 
बाद में पुनः व्यतीत किये । अंत में गुलबगो का दुगगोध्यक्ष हुआ । 
त्रिचनापलडी की यात्रा के समय यह आसफजाह के साथ था 
और छौटते समय औरंगाबाद के पाख ११५७ हि० (स॑ं०१८०२१) 
में मर गया । सेनिक गुण बहुत था और इस बुक्ौदी में भी 
हथियार नहीं छोड़ता या । तलवार पहिचानने में बहुत बढ़कर 
था। शौर को अतिछा से न देखता । औरतें बहुत थों और इसीसे 
संतान भी बहुत थीं। इसके सामने दी इसके जवान लड़के सर 
चुके थे । लिखते समय वढ़ा छड़का द्वाफिज खाँ बाप के मरने पर 
गुलबग्गा का दुर्गाष्यक्ष हुआ । 


( ४७३ ) 


बदमाशों और छुटेरों को मार डाढा और बहुत लूद एकत्र की, 
जिसके पुरस्कार में उचको खानआलम्न की पद्‌वी मिली। 

जब पंजाब का हाकिम छिल्र ख्वाजा खाँ सिकंदर सूर के 
आगे बढ़ने पर, जो उध देश का शत्रु था, लादौर लौढ आया 
और दुग की दृढ़ता से साहस पकड़ा तब बहू उस प्रांत को 
आय को मुफ्त की समझ कर सेना एकत्र करने लगा । अकबर ने 
फुर्तवावाज सिकन्दर खो को स्थालकोद और उसका सोमा प्रांत 
जागीर में देकर उक्त फौज पर जरदी रघाने किया, जिसमें यह 
ब्विज्न ख्वाजा खाँ का सहायक हो जाबे। इसके अनंतर यह अवध 
का जागीरदार हुआ। दुष्ट प्रकृतिवाज्ञों को आराम तथा सुख 
मिलने पर नीचता तथा दुष्टता सूकतो है। इसी कारण 
दसवें चप में इसने विद्रोह का सामान ठीक करके बढ्वा किया | 
वादशाद की ओर से मीर मुंशो अशरफ खाँ नियुक्त हुआ कि 
इस भूले हुओं को समझा कर दरबार में छावे | यह कुछ समय 
चछ टालमठील कर खानजपम्ोँ के पाध चला गया और उससे 
मिलकर विद्रोह का झंडा खड़ा करके लठमार करने लगा | सि्क॑- 
दर खाँ ने वह्दुर खाँ रैयानी के साथ मिछ कर खरावाद के पास 
मोर मुइज्जुस्मुलक सशहदी से, जो बादशाह को ओर से 
इन कृतदर्नां को दंड देने के छिए नियत हुआ था, खूब युद्ध 
किया । यथपि अंद म॑ बहादुर स्राँ सफल हुआ पर सिकंदर खॉ 
पहिले द्वी परास्त होकर भाग गया । वारहवें वर्ष भें जब खान- 
जमा भौर वहादुर खो से दूसरी बार घठवा किया तब सिकंदर 
जो पर, जो उस समय भी अवध में ढींगे मार रहा था, मुहम्मद 
कुत्ी स्लाँ वरठास ने भारी सेना के साथ नियुक्त होकर उसे 


ै 5०7४5 / 


वहाँ से लोदने पर युसुफजई पठानों को दंड देने पर नियत 
हुआ । देवात्‌ स्वाद और वजौर के पावर्वेत्य श्रांत की हवा के 
कारण वहाँ बहुत सी वीमारियाँ फैल गई जिससे उस जाति के 
सरदारों ने आप ही आप खाँ के सामने आकर अधीनता स्वीकार 
कर ली । 

जब जावबुलिस्तान के शासक जैन खाँ ने जछाल रौशानी को 
एसा तंग किया कि वह तीराह से इसी पावत्य प्रांत में चला 
आया । जैन खाँ पहिले की छज्जा मिटाने के लिए, जो बीरबर की 
चढ़ाई के समय हुई थी, इस प्रांत में पहुँचा । सादिक खाँ द्रवार 
से सवाद के जंगल में नियत था कि जलाल जिस तरफ जाय 
उसी तरफ पकड़ा जाय । इस्माइल कुलो खाँ ने, जो उस जंगल 
का थानेदार था, सादिक खाँ के आने से फिक्र छोड़ दिया और 
उतार को खाली छोड़कर द्रवार चल दिया। जडाल एकाएक 
रास्ता पाकर भाग गया । इस कारण इष्माइलछ कुली खाँ कुछ दिन 
के लिए दंंडित हुआ । ३३ वें वर्ष यह गुजरात का द्वाकिम नियत 
हुआ | ३६ वें वर्ष जब शाहजादा सुलतान मुराद मालवा का 
प्रांताध्यक्ष हुआ तब इस्माइल कुछी खाँ उसका वकील नियत 
हुआ । अभिभावक के कामप्तों के साथ ठीक प्रबंध किया | ३८ वें 
वर्ष सादिक खाँ के उसके स्थान पर नियुक्त द्वोने से यद्द दरबार 
छोट गया। ३९ वें व अपनी जागीर कालपी में नियत हुआ 
कि वहाँ की वस्ती बढ़ावे । ४२ वें वर्ष सन्‌ १००५ हिं० में चार 
दजारी मंसव पाकर सम्मानित हुआ । कहते हैं कि वड़ा विलास- 
प्रिय था और गहने कपड़े विछावन और वरतन में बड़ा तकल्छक 
रखता था। १२०० औरतें थीं। जब दरबार जाता तद्र इनके 


१२५८. इस्माइल कुली खाँ जुलकद्र 


यह अकबरी दरबार के एक सरदार हुसेन कुली खाँ खान- 
जहाँ का छोटा भाई था। जालंधर के युद्ध से जब बैराम खाँ 
पराजित होकर लौठा तव वादशाद्दी सैनिकों ने पीछा करके इस- 
माइल कुली खाँ को जीवित द्वी पकड़ लिया । इसके अनंतर जब 
इसके भाई पर कृपा हुई तब इसने भी वादशाही कृपा पाकर भाई के 
साथ बहुत अच्छा काय किया | जब खानजहाँ बंगा की सूबेदारी 
करते हुए मारा गया तब यद्द अपने भाई के मार 'असवाब के 
खाथ द्रवार पहुँच कर ऋृपापान्न हुआ। ३० वें वष बलचों को 
दंड देने के लिए, जो उद्दंडता से सवा और अधीनता का काम 
नहीं कर रहे थे, नियत हुआ । जब विलोचिस्तान पहुँचा तव कुछ 
विद्रोदियों के पकड़े जाने पर उन सबने शीघ्र क्षमा माँग लो और 
उनके सरदार गाजी खाँ, चजीद और इत्रद्वीम खाँ वादशाही सेवा 
में चले आए । इस पर बादशाह ने बह वसा हुआ भ्रांत उन्हे फिर 
लौटा दिया । ३१ वें बष में जब राजा भगवानदास उन्म्राद रोग 
के कारण जाघुलिस्तान के शासन से छौटा लिया गया तथ 
इस्माइल कुछी खाँ उसके स्थान पर नियत हुआ परंतु यह मृखंता 
से झूठे बहाने कर नजर से गिर गया। जब आत्षा हुई कि नाव पर 
वैठारुर इसे भकऊर के रात्ते स हेजाज रवाना कर दें तब लाचार 
होकर इसने क्षमा प्रार्थना की | यद्यपि वह स्वीकार हुआ परंतु 


( ४७७ ) 
क्र जाता था। अंत में सबने लाचार होकर 
बर के राज्य-काल ही में इसके पुत्र 
ली और खढील कुल योग्य मंसब- 


इजारबंदों पर मुहर 
इसे विप दे दिया। अके 
इन्नाहीम कुछी, सलीम कु 


पा चुके थे । 


१३१. इस्माइल बेग दोलदी 


यह बाबर के सरदारों में से था। बीरता तथा युद्ध-कौशछ 
में यह एक था । जब हुमायूँ बादशाह एराक से लौदा और दुगग 
कंघार घेर लिया तब घिरे हुए लोग बड़ी कठिनाई में पड़े तथा 
बहुत से सदोर प्रिजा अत्करी का साथ छोड़कर हुगे के नीचे 
विजयी बादशाह के पास चले आए । उन्हीं में यह भी या । 
कंघार-विजय के अनंतर इसे जमींदाचर के इछाके का झासन 
मिला । काबुल के घेरे के समय खिज्ञ ख्वाजा खाँ के साथ यह 
मिर्जा कामराँ के दौकर शेर अली पर नियत हुआ, जिसने मिर्जा के 
कहने के अनुसार काबुल से विलायत के काफिले को नष्ट करने के 
लिए चारीकारोँ पहुँचकऋर उसे नष्ट कर डाला था पर रास्तों 
को, जिसे बादशाही आदमियों ने वना रखे थे, नष्ट करने 
के लिए काबुठ न पहुँच सका तव ग़जनी चला गया । स्जांवद 
की तलहदों में शेर अछी पर पहुँच कर इस्माइल वेग से 
युद्ध भारंभ कर दिया। वादशाही आदमी विजयी होकर बहुत 
छूट के साथ हुमायूँ के सामने पहुँच कर सम्मानित हुए | जब 
कराच: खतरा, जिसने बहुत सेवा करके बहुत कृपा पाई थी, कादरता 
से भारी सेना को सागे से लेकर मिजो काप्रों के पास बदझ्शाँ की 
ओर चला तव उन्हीं भूले भटकों में उक्त खाँभीथा। इस 
कारण बादशाह के यहाँ इसकी पदुवी इत्माइल खाँ रीछ हुई 
जब बादशाह खं वदझ्शों की ओर गए तथ युद्ध में यह केद 

शेर 


हो गया । मुनइम खाँ की प्राथना पर इस्रकी प्राण रक्षा हुई 
ओर यह उसी को सोंपा गया। भारत के आक्रमण के समय 
यह बादशाह के साथ था। दिलली-विजय पर यह शाह 
अबुलू मआली के साथ छाहोर में नियत हुआ। बाद का हाल 
ज्ञात नहीं हुआ । 


१३१. इस्माइल बेग दोलदी 


यद बाबर के सरदारों में से था। वीरता तथा युद्धकौशछ 
में यह एक था जब हुमायूँ बादशाह एराक से लौटा और दुग 
कंघार घेर लिया तब घिरे हुए छोग बड़ी कठिनाई में पड़े तथा 
चहुत से सदर मिर्जा अस्करी का साथ छोड़कर हुगे के नीचे 
विजयी बादशाह के पास चले आए । उन्हीं में यह भी था । 
केंधार-विजय के अनंतर इसे जमींदाबर के इलाके का शासन 
भिला | काथुल के घेरे के समय खित्र ख्वाजा खो के साथ यह 
मिर्जा कामरो के नौकर शेर अली पर नियत हुआ, जिसने मिर्जा के 
कहने के अनुसार काबुल से विल्ञायत के काफिले को नष्ट करने के 
लिए चारीकाराँ पहुँचकऋर उसे नष्ट कर डाला था पर रास्तों 
को, जिसे बादशाही आदमियों ने बना रखे थे, नष्ट करने 
के लिए काबुल न पहुँच सका तब ग़जनी चला गया | सजांवद 
को तलहठों में शेर अछी पर पहुँच कर इस्माइल वेग दे 
युद्ध भारंधभ कर दिया। बादशाही आदसी विजयी होकर बहुत 
छूट के साथ हुमायूँ के सामने पहुँच कर सम्मानित हुए | जब 
ऊराच: जा, जिसने बहुत सेचा करके वहुत पा पाई थी, कादरता 
से भारी सेना को मांगे से छेझर मिर्जा कामरोँ के पास बदझ्शों की 
ओर चला तब उन्हीं भूले भटकों में उक्त खाँमीया। इस 
कारण बादशाह ऊँ यहाँ इसकी पदवी इस्माइल खाँ रीछ हुई । 
जन बाद्शाद स्वयं बदझ्शों की ओर गए तथ बुद्ध में यह करे 

३१ 


१३२. इसलाम खाँ चिश्ती फारूकी 


इसका नाम शेख अलाउद्दीन था और शेख सलीम फतहपुरी 
ऊे पौन्नों में से था। अपने चंश वालों में अपने 'अच्छे गुणों और 
सुशीढ्ता के कारण यह सबसे बढ़ कर था और जद्दोंगीर का घाय 
भाई होने से बादशाही मंसब्र, सम्मान और विश्वास पा चुका 
था | शेख अबुलफजल की बहिन से इसका विवाह हुआ था । 
जब जहाँगीर बादशाह हुआ तब इसलाम खा पदवी और पॉच 
हजारी मंसव पाकर यह विद्वार का सूचेदार नियुक्त हुआ। ४3२९ 
बषे जद्ाँगीर कुली खा लालवेग के स्थान पर भारो भांत बंगाल 
का सूवेदार हुआ । वह प्रांत शेरशाह के समय से अफगान 
सरदारों के अधिकार में चछा आता था। भकबर के राब्यकाल 
में घड़े वड़े सरदारों को अधीनता में प्रवल सेनाएँ नियत हुई । 
बढुत दिनों तक घोर प्रयत्व, परिश्रम और छड़ाई होती रहो, यहाँ 
ठक कि बह पूरी जात दमन दो गई । बचे हुए सीमाओं पर 
भाग गए। इसी चीच कत्ल लोहानी के पुत्र उसमान खाँ ने 
सरदार बनकर दो बार वादशाही सेना से छड़ाइयाँ की । विशेष 
कर राजा मानसिंह के शासनऊाल में इसके लिए बहुत छुछ 
प्रयत्त किया गया पर फिसाद के जड़ का कांठा नहों निऊुला । 
जब इसलाम खें वहँ। पहुँचा त्तय शेख कबीर सुज्ञाजत ज री 
सरदारी में, जो उक्त खी का संबंधी था, एक सेना अन्य सहा- 


७७ 


यह फे साथ अरझुपर नगर से सब्जित कर दस पर भेजी गई । 


( छपण्श ) 


दारों और नौकरों को दिए थे। इसके यहाँ बीस सहस शेख- 
जादे सवार और पेद्छ रहते थे। इसका लड़का एकराम खाँ 
'होशंग अदुलफजल का भांजा था और बहुत दिनों तक दुष्खिन 
में नियत था । जद्दोंगीर के राज्यकाल के अंत में यह असीर गढ़ 
का अध्यक्ष था। शेरखाँ तौनूर की लड़की इसके घर में थी पर 
उससे बनती नहीं थी । उसके भाई लोग अपनी वहिन को अपने 
बर ले गए। ऐसे वंश में होने पर भी यह ऋर हृदय था। 
शाहजहों के राज्यकाल के मध्य में किसी कारण जागीर और दो 
दजारी १००० खबार के संसबव से हटाया गया और नकदी 
वृत्ति मिली । फतहपुर में रहकर शेख सलीम चिश्ती के मजार का 
प्रबंध करता था । २४ वें वर्ष में मर गया। इसका भाई शेख 
मोअज्ञम उक्त रौजे का मुतव्ली नियत हुआ। २६ वें वर्ष इसे 
फतहपुर की फौजदारी मिली और इसका मंसव बढ़ाकर एक 
हजारी ८०० खबार का हो गया । सामूगढ़ के युद्ध में यह दारा 
शिकोद् की सेना के मध्य में नियत था ओर वहीं युद्ध में मारा गया । 


( ४८७ ) 


अध्यक्ष नियत किया । जब गुजरात का सूवेदार शेर खाँ तौनूर 
४ थे वध मर गया तब इसलाम खो उसके स्थान पर पाँच हजारी 
मंसव पाकर सूवेदार नियत हुआ । ६ ठे वष के अंत में मीर 
बख्शी पद्‌ पर नियत हुआ, जिसकी तारीख 'बछ्शिए मुमालिक' 
घ निकलती है। ८ वें वर्ष आजम खाँ के स्थान पर वंगाछ का 
प्रांताध्यक्ष नियत हुआ । वहाँ इसे बड़ी बड़ी विजय मिली, जैसे 
आस।मियों को दंड देना, आसाम के राजा के दामाद का केद्‌ 
होना, एक दिन में दोपहर तक पंद्रह दुर्गां को जीतना, श्रीघाठ 
और मांडू पर अधिकार करना, कूच हाजी के तमाम महालों पर 
थाना बैठाना और ११ वें वध में पाँच सौ गढ़े हुए खज़ानों का 
मिलना । मधघराजा का भाई माणिकराय, जो चटगाँव का शासक 
था, रखंग के आदम्तियों के पराजित होने पर १२ वें वर्ष सन्‌ 
१०४८ हि० में क्षमाप्राथी होकर जहॉँगीर नगर उफ ढाका में 
खाँ के पास आया। १३ वें बष इसलाम खेँ आज्ञा के अनुसार 
दरबार पहुँचकर बजीर दीवान आठढा नियत हुआ । जब दक्षिण 
का सूबेदार खानदौरों नसरवरजंग मारा गया तब १९ वें वष के 
जशन के दिन इसलाम खी छः हजारी ६००० सवार का मंसव 
पाकर उस आंत का सूवेदार नियत हुआ । इसके भाई, लड़के: 
और दामाद संसवों में तरक्की पाकर प्रसन्न होकर साथ गए । 
कहते हें कि खानदौरों के “मरने की खबर जब शाहजहाँ को 
मिली ठव उसने इसडाम खाँ से क॒द्दा कि उस सूबेदारी पर 
किसको नियत किया जाय । इसने अपने घर आकर अपने 
भला चाहने वाले प्रित्रों से कदा कि बादशाह ने इस तरह फर- 
माया है। देर वक विचार करने पर में सममता हैं कि अपना 


( ४९० ) 


बुरद्ानपुर का बख्शी और वाकेआनवीघ नियत हुआ और वह 
के बहरे-गूंगे घर का दारोगा भी हुआ । औरंगजेब के समय दो 
बार सूरत बंदर का मुतसद्दी, औरंगाबाद का बख्शी तथा 
वाकेआनवीस होकर २२ वें वर्ष में मर गया। छठा मीर 
अव्दुरहमान औरंगजेब के २१६ वें वर्ष में हैदराबाद प्रांत में 
नियुक्त होकर कुछ दिन तक औरंगाबाद का बख्शी और 
वाकेआनवीस रहा और बहुत दिनों तक भाजतावेग और 
दारोगा अज रहा । 


( ४८५ ) 


जाड़ गया । सकभरा और बाग अपने तरह का एक ही है, 
यहाँ तक कि आज भी पुराना होने पर उसमें नवीनता मिली 
हुई है । ख्वाजा अम्वर क॒त्र पर बैठा। शाहजहाँ ने इन सच 
बातों पर जान बूककर भी इसको पुरानी सेवा के कारण ध्यान 
सदी दिया ओर इसके लड़कों में से हर एक पर कृपा करके 
उनका मंसब और पद बढ़ाया । चतुझुुंज को मालवा का दीवान 
बचना दिया । इसलाम खो हर एक विषय तथा पत्न-व्यवहार में 
ऋुशछ था | वादशाद्दी कामों में सदा तत्पर रहता था। यह 
नहीं चाहता था कि दूसरे कमंचारी इसके काम में दखल द। 
काम को बड़ी दृढ़ता तथा सफाई से करता था। दक्षिण वाले, 
जो खानदोराँ से दुखी थे, इससे प्रसन्न हो गए। दुर्ग के 
गोदामों को किफायत से वेंचकर न५ सिरे से उन्हें बनवाया । 
द्वाथी, धोड़े बहुत से एकट्ठे हो गए थे भौर यद्यपि यद्द स्वयं 
उनपर सवारी नहां कर सकता था लेकिन उनका प्रबंध और 
रचा वहुत करता था । इसको छः लड़के थे, जिनमें से अशरफ 
खाँ, सफी खाँ और अब्दुरंहीम खाँ को अलग अछग जीवनियाँ 
दी गई हैं । तीसरे पुत्र मौर मुहम्मद शरीफ ने इसके मरने पर 
एक इजारी २०० सवार का मंसथ पाया। शाहजहीँं के 
२२ दें व में सुलतान औरंगजेव के साथ कंधार पर चढ़ाई के 

उमय साथ गया । २४ दे वर्ष जड़ाऊ बरतनों का दारोगा हआ | 
पंठर्मे सूरत बंदर का मुतसददी हुआ । जिस समय शाहजदँत 
योमार था भौर सुलतान सुरादबख्श बादशाद्‌ बनना चाहता था, 
यह कैद कर दिया गया । चौथे मोर मुहस्मद गियास ने पिता के 
जरने पर पंच सदी १०० खबार का मंसव पाया। २८ ने बपे 


१३४. इसलास खाँ मीर जिआउद्दीन 
हुसेनी वंदरूशी 


औरंगजेब का यह पुराना वाडाशाही सवार था | उस शुण- 
ग्राहक की सेवा में अपनो भ्वस्था प्रायः बिता चुका था। उसको 
शाहजादगी में उसके सरकार का दीवान था । जब शाहजही की 
दालत अच्छी नहीं थी और दारा शिकोह सल्तनत का जो कार्य 
चाहता था रोक लेता था, तव औरंगजेब ने प्रगठ में पिता की सेवा 
करने के बहाने और वास्तव में बढ़े भाई को हठाने के लिए 
१ जमादिउल ओऔवल सन्‌ १०६४ दिं० की अपने पुत्र सुलतान 
मुहम्मद्‌ को नजाबत खो के साथ औरंगाबाद से दुरद्ानपुर 
भेजा । उक्त मीर जो उठ समय दीवानी के काम पर था, 
सुलवान के साथ नियत हुआ । शाहजादे के पीछे उक्त शहर 
पहुँच कर फरमॉँनारी वाग में, जो शहर से आधघ कोस पर है, 
खेमा डाला । उछ सीर को हिम्मत खाँ की पदवी प्िज्ञी । जसवंत 
सिंद के युद्ध के बाद इसने इसलाम खाँ की पदवी पाई। दारा शिकोह 
के युद्ध में जब रुस्तम खाँ दक्षिणी ने बद्रादुर स्राँकोका को दवा 
रखा था तव इसने वाएँ साग के बहादुरों के साथ दाई ओर से 
शत्रु पर घावा कर दिया । दारा शिकोद के द्वारने पर उसका पीछा 
किया | महम्मद सुल्तान इसलाम जाँ की अमिमावकता में आंगरे 
का प्रतंधक तनियद हुआ । उक्त था का संसच बढ़ कर चार 
दजारी २००० सवार का हो गया और इसे तीस सदहत्न रुपया 


१३५. इसलाम खाँ रुमी 

यह अली पाशा का लड़का हुसेन पाशा था। उस प्रांत में 
याशा अमीर को कहते हैं । यह वसरा का शासक था और 
प्रगट में रू के सुल्तान की सेवा में था। इसका चाचा 
महम्मद इससे दुखी दोकर इसतंबोढ चला गया । उसकी 
इच्छा थी कवि अपने भत्तीजे को खारिज कराकर स्वयं उस जगह 
पर नियुक्त होवे | जब उच्चका मतलब वहाँ पूरा नहीं हुआ तब 
वह अबशर पाशा के पास, जो रूम के अंतर्गत कुछ शहरों के 
द्किमों को हटाने और नियत करने का अधिकारी था, दलत 
जाकर अपने भतीजे की वद्सछूकी और असभ्यता का उच्चसे 
बयान किया और प्राथना की कि वह उस्ते झलग कर दे कि वहाँ की 
आय जरूरी कामों में लगे। अवशर पाशा ने हुसेन पाशा को 
लिखा कि बसरा का एक महल उसके लिए छोड़ दे । इसके 
अनंतर जब वह वसरा आया तब हुसेन पाशा ने अवशर पाशा 
के लिखे हुए काम को नहीं किया और महम्मद्‌ को सान्त्वना 
देकर अपने पाख रख लिया। जब महम्मद्‌ ने अपने भाई के 
साथ मिठकर कुछ उपद्रव करना आरंभ क्रिया तब हुसेन पाशा न॑ 
दोनों को कैद कर हिंदुस्तान भेज् दिया। ये दोनों बहुव से 
यहाने कर लद॒सा के किनारे जहाज से उतर कर मुर्तजा पाशा 
दास वगदाद गए । महस्मद ने कपट और पेशबन्दी से ७: 
पाशा का ऋजिलवाशों से मिन्नवा रखने का बयान किया ४+- 
उसके परिपूर्ण कोप को प्रगह करने का वादा किया कि ५5 


( ४९३ ) 


हे 


अनुसार वहाँ पहुँच कर जमीवोस हुआ । इसका संसब एक 
हजारी १००० सवार बढ़ कर पाँच हजारी ३००० सवार का ही 
गया और आगरे का सूवेदार नियत हुआ। चहाँ पहुँचने पर 
पूरा एक महीना भी नहीं वीता था कि सन्‌ १०७४ हि० के 
आरंभ मे सर गया। कश्मीरी कवि “गनी ने उसके मरने की' 
तारीख इस भकार कही--मुर्द ( मर गया ) इसलाम खाँ चाला- 
जाह ।* यह मीर महम्मद नोमान के मकबरे में, जिस पर इसका 
विश्वास था, गाड़ा गया । अपने जीवन में उक्त सजार के पास 
एक मस्जिद बनवाई थी, जिसकी तारीख वानो इसलाम खाँ 
बहादुर! से निकलती है। काश्मीर की ईंदगाह मसजिद, जो 
विस्तार और हृढ़ता में एक है, इसकी बनवाई हुई है। इसका 
ओऔरस पुत्र हिम्मत खाँ मीर वख्शी था ओर इसकी एक लड़की 
मोर नोमान के लड़के मीर इत्नाहीम से व्याहीं थी। उक्त सीर 
छः लाख साठ सहस्ल रुपये का सामान पहुँचाने के लिए, जिसे 
औरंगजेब ने सक्‍का मदीना के भके आदमियों को भट देने के 
लिए दसरे साल भेजा था, वहाँ पहुँच कर ४ थे वर्ष मर गया । 
इसलाम खाँ गुणों से खाली नहीं या और अच्छा शेर कहता 
था । उसके दो शेर प्रसिद्ध हे 
( उदू अनुवाद ) 

राते-्गम तेरे बिना है रोज शबवखुन मारती ) 

आँख की पुत्तत्ली भी रोती खेँ में गोते मारती॥ 

वसथत ऐसी पेंदा कर सदरा कि गम्त में आज शब, 

आह की सेना दे दिल-खेमा से मिकला चाहती। 





है आह 5 


जब रूम देश के बादशाह ने इसके विरोधी कार्य के कारः 
यहिया पाशा को इसकी जगह पर नियुक्त क्रिया तब यह वह 
नहीं रह सका और कैसर के पास भी जाने का इसका मुख नह 
था, इसलिए अपने परिवार और कुछ नौकरों के साथ देश त्याः 
कर इरान की ओर रवाना हो गया | वहाँ पहुँचने पर भी जब इसे 
प्थाव नहीं मिला तव अपने भाग्य के सहारे हिंदुस्तान की ओर 
आया । इसकी यह इच्छा जान कर दरबार ने इसके पास 
खिलञत, पालकी और हृथनी गुजबरदार के द्वाथ भेजा कि 
उसको रास्ते में बह दे ओर आराम के साथ दरवार पहुँचावे 
तथा उस बादशाही कृपा की आशा दिलावे । १२ वें बे १५ सफर 
घन्‌ १५८० हिं० को जब यह दिल्ली पहुँचा तथ बख्शीउलू मुल्क 
असद खो और सद्रुस्खुदूर आबिद खाँ को त्ाहौरी फाटक तक 
घ्वागत के लिए भेजा | फिर दानिशमंद खाँ पेशवा हो कर आया 
ओर बादशाह के सामने नियम के अनुसार आदाव बजवा कर 
आज्ञानुसार इसे तख्त को चूमने और इसके पीठ पर बादशाह 
द्वाथ फेरने के लिये लिवा गया। इसने २० सहद्ध का एक 
छाल और १० घोड़े मेंट किए, बादशाह ने एक छाख रुपया 
नकद ओर दूसरे सामान दे कर इसे पाँच हजारी ५००० सवार 
का मंखव और इसलाम खो की पदवी दी ! रुस्तम खाँ दक्षिणी 
की ह॒वेढी, जो जमनुना नदी के किनारे एक भारी इमारत है, झुछ 
वामान और एक नाव दी कि उसी पर खबार द्वो कर वादश * 
का दरार करने आया करे | इसके बड़े पुत्र अफराधियाब खो को 
दो हजारी १००० खबार का मंसव और खाँ की पदवी तथा 
दूसरे पुत्र अली वेग को स्लाँ की पदवी और डेढ़ इजारी मंसत 


( ४९४ ) 


सुम उसको अपनी सेना से निकाल दो और हमें बखरा का 
शासन दो तव उक्त कोष हम तुम्हें दिखला दें । 

मुतेजा पाशा ने यह हाल कैसर रूम से फहकर आज्ञा ले ली 
(के बगदाद से बसरा जाकर हुसेन पाशा को वहाँ से निकाल दे और 
जसरा महम्मद को सोंप दे । जब इस इच्छा को वल से पूरा 
खरते के लिए वह वसरा पहुँचा तब हुसेन पाशा ने भी अपने 
छुत्र यहिया को सेना के साथ छड़ने को भेजा | यहिया ने जब 
यह देखा कि उसके पास सेना अधिक है और उसका सामना 
यह नहीं कर सकता तो अधोनता स्वीकार कर उसके पास पहुँचा ! 
हुसेत पाशा यह समाचार सुनकर तथा घब्रड़ा कर अपने परिवार 
ओर सामान को शीराज के अंतगंत भम्प्ता भेजकर कजिलवाश से 
रक्षा का प्रार्थी हुआ । मुर्तेजा पाशा ने वसरा पहुँचकर मुहम्भद के 
बतलाये हुए कोप को बहुत खोजा पर उसे कहीं नहीं पाया। उसको 
और उसके भाई तथा कुछ फौज को वही छोड़ा । कुछ दिन के बाद 
उत्त टापुओं के रहनेवाले मुतंजा पाशा की वद्सदछूकी और अत्या- 
चार से धवड़ा कर मार काट करने लगे । मुतेजापाशा हार कर 
इगदाद चला गया और उसके बहुत से आदमी मारे गए । यह 
सुसमाचार हुसेत पाशा को भेज कर वहाँफे निवासियों ने इसे 
नखरा घुढठाया । यह अपने परिवार और माछ को भश्या में छोड़ 
ऊर वसरा आया और प्रवंध देखने लगा । दस वारद बपे तक 
यद यदाँ का राज्यन्दाय देखता रद्ा और साथ साथ दिंदुस्तान 
के वैभवशाली सुलतानों स व्यवद्वार चनाए रखा । औरंगजेब 
पे तीसरे व के अंत में राजादी को खुशी में एराकी घोड़े 
सेंट में नेता । 


( ४९७ ) 


दिया। इसके अनंतर एक हजारी १००० खबार बढ़ा कर 
आर, दूस महीने का वेतन नकद खोराक सहित देकर सनमानित 
किया । अनंतर यह मालवा का सूबेदार नियत हुआ । 

इसकी पेशानी से बहादुरी और बुद्धिमानी झलक रही थी 
और इसकी कुशछता तथा अमीरी इस्तके काम से प्रकट हो रही 
थी, इसलिए बादशाह ने क्ृपाकर इसे हिंदुस्तान का एक अमीर 
बना दिया । औरंगजेब चाहता था कि यह अपने परिवार को 
बुला कर इस देश को अपना निवास-स्थान्‌ बनावे पर यह इसी 
कारण अपनी स्लियों और अपने तीसरे पुत्र मुख्तार बेग को 
युलाने में देर कर रहा था । इसी से इसने टु.ख उठाया। इसका 
मंसब ले लिया गया और यह वादशाही सेवा से दूर होकर 
उज्जेन मे रहने छगा | १५ वें वष के अंत में दक्षिण के सूबेदार 
उम्रवतुलू मुल्क खानजह्दाँ बहादुर की प्राथना पर यह फिर अपने 
मंसव पर वदाल हुआ और अच्छी सेवा पाकर हरावत़ का 
अध्यक्ष नियत हुआ । दुसरी वार आदिल शाद्दी और बहलोतल 
वीजापूरी के पौच् की सेनाओं से जो युद्ध हुए उनमें इसने योग 
दिया । १९ वें वर्ष ११ रबीउल आखिर सन्‌ १०८७ हि० को 
ठीक युद्ध के समय शत्रुओं के श्रीच में जिस जगह पर यह 
घ्थित था वहां वेंटते समय दैवात्‌ आग वबारूद भें गिर गई और 
हाथी बिगड़ कर शत्रु की सेना में चछा गया । शत्रुओं ने घर कर 
इसके दोदे को रस्सियाँ काट डालीं और जब यह जमीन पर गिरा 
तब इसको इसके छड़के अली वेग के साथ काट डाला | शेर-- 

अजल राद ते ऊर गिरा भाके आगे। 
कृशाँ ओर दामे फना सैद भागे॥ 
मच 


( ४०० ) 


दौराँ के अधीन नियत हुआ और ओसा दुर्ग के घेरे में विजय: 
मिलने पर यह वहाँ का दुर्गाध्यक्ष हुआ | १० वें वर्ष इसे डंका 
मिला। १३ वें वर्ष दक्षिण के सूबेदार शाहजादा महम्मद 
ओरंगजेव की इच्छानुसार वहाँ से हटाया जा कर यह वरार के 
पास खीरल: का थानेदार नियत हुआ । १४ वें व दक्षिण से 
द्रबार आकर खिलञत, घोड़ा और दह्वाथी' पाकर हिम्मत खाँ के 
स्‍थान पर गोरबंद का थानेदार हुआ। १९ वें बष शाहजादा 
मुराद बख्श के साथ वलख और बदरुशाँ गया और दुगगेगोर के 
विजय होने पर उसका अध्यक्ष नियव हुआ । यह ज्ञात होने पर 
कि यह वहाँ के आदमियों के खाथ अच्छा सल्ृक नहीं करता, 
यह २० वें बे में वहाँ से हटा दिया गया और उसी बपे १०५६ 
हि० (सं० १७०३ ) में मर गया । 


१३६. इहतमास खाँ 


यह शाहजहाँ का एक वालाशाही सवार था। पद्ििले वर्ष 
इसे एक हजारी २५० खबार का मंसव भिला। ३ रे वप जब 
दक्षिण में वादशाही सेना पहुँची और तीन सेनाएँ तीब सदोरों की 
अध्यक्षता में खानजहाँ लोदी को दंड देने और निजामुर मुल्क के 
राज्य को, जिसने उसे शरण दी थी, छटने के लिए नियत हुईं, 
तव यह आजम जाँ के साथ उसके तोपस्ाने का दारोगा नियत 
हुआ | युद्ध में जब आजम खाँ ने खानजदाँ लोदी पर घावा 
किया और उसके भतीजे चहादुर ने दृढ़ता से सामना किया तव 
इसने बहादुर खॉ रुहेला के साथ सबसे आगे बढ़ कर युद्ध में 
यीरता दिखलाई | इसके अनंतर आजम खा मोकरव जाँ चदलोलछ 
को दमन करने को इच्छा से जामखीरों की ओर चला तथ 
इसऊो तिलंगी दुगे पर अविकार करने के छिए नियत किया 
और उसे लेने में इसने बड़ी सेवा की। ४ थे वर्ष इसका संसव 
पक दजारी ४०० सवार का हो गया और यह जालना का 
थानेदार नियत हुआ । ५ वें बंप २०० खबार इसके मंखथ में 
वटाए गए। ६6 वर्ष इसझा दो हजारी १२०० खबार का 
संसव हो गया। ५९वें वर्ष जब शाहजद्ों दूखरी वार दक्षिण 
गया और तीन सेनाएँ अच्छे सरदारों के अधीन साह भोंसला को 
दंड देने और आदिलशादहदी राज्य पर अविकार फरने के लिए 
खेमी गई तन यहूं ३०० चसबारों फझी तरक्डझो के साथ खान- 


( ४०२ ) 


रक्षा सॉपी गईं। २२ वें वर्ष जब यह समाचार मिला कि यह 
राजा बिद्ुत्नदास के साथ, जो काबुज्ञ में नियत हुआ था, जाने 
पर काम में ढिल्लाई करता है तव इसका मंसव और जागीर 
छीन ली गई । ३१ वें वष इसपर क्पा करके तीन हजारी २००० 
सवार का मंसब दिया और शाहजादा खुलेमान शिक्रोह के साथ, 
जा शाहजादा मुहम्मद शुजाअ का सामना करने के लिए नियत 
हँआ था, गया और पटना की सूवेद्री तथा इख्नलास खाँ की 
पदवी पाई। औरंगजेब के राज्य के पहिले वर्ष में खानदौराँ के 
सहायका मे, जा इलाहाबाद विजय करने गया था, नियत द्वोकर 
इदतशाम खाँ की पदवी पाई, क्योंकि इखलास खाँ पदवी अहमद 
खशगा को दे दी गई थी । युद्ध के अनंतर झुजाअ के भागने पर 
शाहजादा महस्मद्‌ सुल्तान के साथ बंगाल की चढ़ाई पर गया 
और उस श्ञांत के युद्ध में वहादुरी दिखला कर ६ के 4 
मे दूरवार आया | ७ व वर्ष मिजा राजा जयसिंद्द के साथ दक्षिण 
में नियत हुआ और पूना विजय होने पर वहाँ का थानेदार हआ ! 
८ वे वर्ष सन्‌ १०७५ हिं० में मर गया । इसके पुत्र शेख निजा 
की दारा शिकोह के श्रथम युद्ध के बाद औरंगजेव ने हजारी ४० 
खवार का मंसब दिया | 


१३७. इहलिशाम खाँ इखलास खाँ शेख- 
फरीद फतेहपुरी 


कुतुवुद्दीन खाँ शेख खूबन का यह द्वितीय पुत्र था। जहॉँगीर 
के राज्य के अंत तक एक हजारी ४७०० सवार का मंसवदार हो 
चुझा था और शाहजहाँ के राज्य के पहिले ब्ष में पाँच सदी 
२०० सवार और बढ़े । चौथे वर्ष २०० सवार बढ़े और पाँचवें 
ब्ष डसका मंसव दो हजारी १२०० सवार छा दो गया | ८वें 
वर्ष ढाई दजारी १५०० खबार का संसव पाकर शाहजादा औरंग- 
जेब के साथ जुमारसिंद बुंदेछा पर भेजी गई सेना का सहायक 
नियत हुआ। ९वें बे जब बादशाह दक्षिण गए तब यह 
शायस्ता खाँ के साथ जुनेर और खंगमनेर के ठुगोँपर नियत 
हुआ तथा संगमनेर के विजय द्वोने पर वहाँ का थानेदार नियत 
हुआ। ११ वें वष एसालत खाँ के साथ परगना चन्दवार करे 
विद्रोहियों को दंड देने गया। १५ चें वपे मऊ ढुगे लेने में वहुत 
परिश्रम कर शाहजादा दारा शिकोह के साथ काथुछू गया। 
जाते समय इसे झंडा मिछा। १८ वें वर्ष आगरा प्रांत का 
सूचेदार हुआ और इसका समंसव तीन हजारो १५०० सवार का 
दो गया। १९ दें वर्ष शाहजादा भुरादबस्श के साथ बलख- 
बदुझुशोँ पर अधिकार करने में चद्दाहुरी दिखलाई। जब शाह- 
जादा बढाँ से लौट और वहाहुर जा रुदेठा अलथमानों को 
दंड देने के लिए वत्लख से रवाना हुआ तव इसे शहर के दुर्ग को 


सबदा तैयार रहते हैं। जब राज्य-विध्रुव हुआ और जहाँदार 
शाह गद्दी से उतारा गया तत्र यह तुरंत अधीनता छोड़ कर 
लूट मार करने लगा। दिल्ली तथा लाहौर के काफलों को अपना 
समझ कर लूट लेता था। कई वार आस पास के फौजदारों 
को परास्त करने से इसे बहुत घमंड हो गया। बहुत सा माल 
ओर सामान भी इकट्ठा कर लिया। इसने वहाने बना कर और 
समसामुद्दोला खानदौराँ के पास भेंट आदि भेज कर उससे हेल 
मेल बना रखा था और रईस बनते हुए भी इसका उपद्रव तथा 
लूट मार बढ़ता जाता था। जागीरदारों से जो आय वाजिब थी 
उससे अधिक ले लेता था। व्यास नदी के तट से, जहाँ 
यादरिसा दुगे में रहता था, सतलज नदी के तटस्थ सरहिंद के 
पास थार गाँव तक अधिकार कर लिया था| इसके भय से शेर 
नाखुन गिरा देता था, दूसरों की क्या शक्ति थी कि इससे 
छेड़ छाड़ करता । 

जब लाहौर का शास्रक अव्दुस्समद खाँ दिलेरजंग इसके 
उपद्रव और लूट मार से घबड़ा उठा तब गुरु की घटना के वाद 
अपने संबंधी शहदाद खो को, जो एक वोर पुरुष था, उस श्रांत 
का फोजदार नियत क्रिया और इस घमंडी को दमन करने का 
इशारा किया । हुसेन खाँ, जो उक्त खाँ का पोपक्र और वलवाइयों 
का सरदार था, इंखा खाँ को दमन करने में राजी नहीं हुआ , 
क्योंकि उसके रहते कोई इससे नहीं वोल सकता था। यह्द बात 
ठीक थी इसलिए यहाँ लिख दी गई । शहदाद खाँ नाजिम्र की 
आज्ञा का प्रबंध करने लगा । ५ वें वर्ष के आरंभ में फरुंखसियर 
ही आज्ञा पहुँची | यदू निडर॒ उपद्रवी, जो युद्ध करने के लिए 


१३८, ईसा खाँ मुवीं 


यह रनखीर जाति में से था, जो अपने को राजपूत कहते 

हैं। सरहिद चकला और दोकषाब आंत में ये छटमार और 
जमींदारी से जीविका निवाह करते थे। डॉका डालने में भी ये 
नहीं हिचकते थे। पहिले समय में इसके पू्ेज गण अत्याचारी 
डॉकुओं से अच्छे नही थे। इसके दादा बुलाकी ने परिश्रम कर 
नाम पैदा किया परंतु इस बीच चोरी और लूट जारी रखकर 
वह भत्याचार करता रहा। इसके अनंतर कुछ आदमियों को 
इकठाकर हर एक स्थान में छूट मार करने लगा। क्रमशः 
चारों ओर की जमीदारी में भी छट मचाकर इसने बहुत धन 
और ऐश्वर्य इकट्ठा कर लिया | आजम शाद्द के युद्ध में मुहम्मद 
इज्जुद्दीन के खाथ रहकर इसमे प्रयत्व कर साहस तथा चीरता के 
लिए नाम कमाया और वादशाही मंसव पाकर सम्मानित हुआ । 
लाहौर में शाहजादों का जो युद्ध हुआ था, उसमें अच्छी सेना 
के साथ जहाँदार शाह की ओर रहा। इस युद्ध में इसे भाग्य 
से बहुत बड़ी छूट सिल गई क्योंकि कोप से लदे हुए झँट साथ 
थे। इनऊे विपय में किसी ने कुछ पूछा भी नहीं । इस विजय 
के अनंवर पाँच हजारी संखव और दोआवा पद्ा तथा ली 
जंगल की फौजदारी मिली। यह सावारण जमींदार से बड़ा 
सरदार दो गया। अवसर पाकर काम निकाल लेना जमींदार 
का गुण है, विशेष कर उपद्रवियों के लिए, जो इसे लिए 


१३६, मिजा इंसा तरखान 


इसका पिता जान वाबा घिंध के हाक्िम मिजा जानो वेग छे 
पिता का चाचा था | जब प्रिजी जानो वेग मर गया तब मि्रा , 
इसा शासन के लोभ से द्वाथ पैर चलाने लगा। खुसरू झा 
चरकिस ने, जो उस्र वंश का स्थायी मंत्री था, मिजा गाजी को 
गदी पर बैठाया और चाह्य कि मिजा ईसा को कैद कर दे पर 
यह अपने सौभाग्य से वहाँ से हट कर जहाँगीर की सेवा में 
पहुँचा । जहाँगीर ने इसे अच्छा मंसव देकर दक्षिण में नियत 
कर दिया । जब मिर्जा गाजी कंधार का शासन करते हुए मर 
गया तव खुसरू खाँ भब्दुलू अछी को तरखानी गद्दी पर बैठा 
कर स्वयं प्रबंध करने लगा । जदाँगीर ने यद्द शंकाकर कि कहीं 
अच्दुलू थी खुसरू खाँ के वहकाने से उस प्रांत में उपद्रव न 
करे, मिजा इसा खाँ के नाम लिखित आज्ञापत्र भेजा । जब यह 
दरबार में आया तो कुछ इंष्यालछु मनुष्यों ने प्राथना की छि म्रिजा 
बहुत दिनों से अपने पैठक देश के लिए उपद्रव ऋरता आया है, 
यदि वह स्थायी शाखक हो जायगा तो कच्छ, मकरान और हर४ऊ 
के द्वाकिमों से, जो सब पास हैं, मिल कर शाह अव्वास बषकर्त; 
की शरण में चला जायगा तो बहुत दिनों में उसका श्रवंध ४: 
सकेगा | बादशाह ने इस पर सशंक्रित हो कर मिर्जा रुच्प ' 
कंधारी को वहाँ का शासक नियत किया। उसके श्रयन्न से 
तरस्तान मंण का उस प्रांत से संबंध नष्ट हों गया। मिज्रा उछ 


( ४०५ ) 


अदा तैयार रहता था; थार गाँव के पास, जो उस्रके रहने का 
स्थान था, तीन सहस्त॒ बहादुर सवारों के साथ आकर युद्ध 
करने लगा । शहदाद खाँ युद्ध न कर सका और भागने लगा । 
डैवात्‌ उसी समय उस अत्याचारी का बाप दौलत खाँ एक गोली 
लगने से मर गया, जो अपने पुत्र की बदौलत आराम करता 
था । यह बद्मस्त इससे और भी क्रोधित हुआ और हाथी को 
पक्ध दम बढ़ाकर शहदाद जाँ पर पहुँचा, जो एक छोटी हृथिनी 
पर सवार था । उस पर तलवार की दो तीन चोद चलाई । इसी 
चीच एक तीर इसे छगा जिससे यह्‌ मर गया। इसका सिर 
काटकर नाजिम की भाज्ञा से दरबार में भेज दिया गया | इसके 
अनंतर इसके पुत्र फो जमींदार बनाया । यद्द साधारण जमादार 
च्छी तरद रहता था। मत के समान इस जाति का कोई दूसरा 
युरुप प्रसिद्ध नहीं हुआ । 


( ू०्८ ) 


नहीं थी और उसमें जवान की तरह ताकत थी। यह बहुत आराम 
पसंद, मद्रासेवी और गाने बजाने का शौकीन था| स्वयं गायन 
तथा वादन के गुणों से खाली नहीं था । इसे बहुत सी संतान 
थीं। इसका बड़ा पुत्र इनायतुद्ला खें। २१ वें व में मर गया। 
यह अपने पिता की जीवित अवस्था दी में मरा था। मिजों की 
मृत्यु पर उसकी सबसे बड़ी संतान मुहम्मद साढह भे, मिसका 
वृत्तांत अलग दिया हुआ है, दो हजारी १५०० सवार का और 
फरत्तेहउ्छा ने पाँच सदी का मंसव पाया और आक़िल को योग्य 
अंसव मिला । 


( ४०७ 9 


को गुजरात में धनपुर की जागीर देकर उस प्रांत में नियुक्त 
किया । उस समय जब शादहजहाँ ठट्टा के पास से असफछ हो 
कर गुजरात के अंतर्गत भार श्रांत के माग से दृक्षिण छौटा तब 
मि्जा ने अपने अच्छे भाग्य से नकद, सामान, घोड़ा और ऊँट 
मेंद की तौर पर भेजकर अपने लिए लाभ-रूपी कोष सचित 
कर लिया । 

जहाँगीर की मृत्यु पर जब शाहजहँ। दक्षिण से आगरे को 
चढा तव यह सेवा में पहुँचा और दो दृज्जारी १३०० सवार 
बढ़ते से इसका संसव चार दजारी २५०० सवार का हो 
गया (भौर यह दट्टा प्रांत का अब्यक्ष नियत हुआ | परंतु 
राजगही होने के वाद बह श्रांत शेर झ्याजा उर्फ झ्वाजा 
वाकी थाँ को मिल । मिजा इच्छा पूरी न द्वोने से वहाँ से' 
लौटकर मथुरा तथा उसके सीमा प्रांत का तयूछदार नियत 
हुआ। ५वें वष में मंसव में कुछ सवार बढ़ाकर इसको 
एलिचपुर की जागिरदारी पर भेजा गया। ८ चें बपे इसझा 
मंसव बढ़कर पीच हजारी ४००० सवार दो अप्पा से अस्पा का 
हो गया और सोरठ सरकार का फोनदार नियत हुआ | १५वें वर्ष 
आजम जो के स्थान पर यह गुजरात का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ 
ओर सोरठ के प्रबंध पर इसका वड़ा पुत्र इनायतुद्ला नियत हुआ, 
जिसऊा मंसव दो हजारो १००० सवार का था । सूबेदारी 
छूठने पर यद्द सोरठ की राजथानी जूनागढ़ का शासक नियत हुआ 
और मिजो द्रवार बुलाया गया। खन्‌ १०६२ हि० (सं० १७०९) 
के मोहरेम मदीने में यद् सॉभर पहुँचा था कि वहीं मर गया । 
यद्यपि मिजो की उम्र सौ से चढ़ गई थी पर उसकी शक्ति घी 


( ४१० ) 


निकले तो में दोषी हूँ । जब शाहजादा औरंगजेब ने बादशाहृत 
के लिए तैयारी की ओर बुरहानपुर के पास, जो शहर 
से आध कोस पर है, वहुतों को मंसव ओर पद्वियाँ दीं 
तब इसका लड़का तातार बेग भी पिता की पदवी बढ़ने से 
सन्‍्मानित हुआ और वराबर शाइहजहाँ के साथ रहा। जब 
औरंगजेब बादशाह हो गया तब इसने उस प्रांत के सूबेदार अमीरुल्‌ 
उमरा शाइस्ता खाँ के साथ नियत होकर शिवा जी भोसले के 
चाकण ढुगे लेने में बहुत परिश्रम किया। तीसरे वर्ष उस 
दुग के लिए जाने पर रक्त खाँ वहाँ का अध्यक्ष नियत हुआ । 
इसके आनंतर मराठों के निवासस्थान कोंकेण गया और वहाँ 
पहुँच कर युद्ध में नाम कमाया। इसका भाई महम्मद वाली 
आअरसी पदवी पा कर कुछ दिन महस्मद्‌ आजम शाह की सेना का 
वरुशी रहा भौर इसके अनंतर फतेहाबाद घारवर और आजम 
नगर बंकापुर का दुर्गाध्यक्ष हुआ । इसके मरने पर इसका पुत्र 
अबुलू मआाली अपने पिता की पद्‌वी पा कर कुछ दिन बीर का 
फौजदार रहा और उसके बाद दुर्ग थारवर का अध्यक्ष हुआ । 
आसफजाह के शासन के भारंभ में बड़े कष्ट से दक्षिण पहुँचा 
और जीविका का घिलसिला न बैठने पर वहीं मर गया । इस 
सिलसिले को जारी रखने को इसके वंश में कोई नहीं वचा था । 


१४०. उजबक खाँ नजर वहादुर 


यह यूलम बहादुर उजबक का बड़ा भाई था। दोनों 
अच्दुद्दा खा बहादुर फोरोज जंग के यहाँ नौकरी करते थे | जुनेर 
में रहते समय शाहजददों के सेवकों में भरती हुए । जब वादशाह 
उत्तरी भारत में आए तब इन दोनों भाइयों पर कृपा दिखलाई 
और हर एक ने योग्य संसन पाया । जब मद्गावत खाँ खानखानों” 
दक्षिण का सूवेदार हुआ तब ये दोनों उसके साथ नियत हुए । 
शाहजदाँ ने इन दोनों की जीविका के लिए कृपा करके वेतन में 
जागीर देकर इन पर रियायत की। यूलठम चेग इसी समय 
मर गया। नज़र बेग को उजवक खाँ की पदवी मिली और १४ वें बपे 
दक्षिण के सूवेदार शाहजादा महम्मद औरंगजेब की प्रार्थना पर 
एक हजारी १००० खबार वदढ़ाकर इसका मंसव दो हजारी 
7००० सत्वार का कर दिया तथा सुवारक खाँ नियाजी के 
स्थान पर यह ओसा का दु्गाध्यक्ष नियत हुआ। २२ वें वर्ष 
इसे डंका मिछा । बहुत दिनों तक ओसा ढुगे की अध्यक्षता करने 
के बाद दरबार पहुँचकर 'अदमदायाद शुजरात में नियत हुआ । 
तीसरे व सन्‌ १०६६ हि? (सं० १७१३ ) में मर गया। 
यद विलासप्रिय मनुष्य था। शरात्र और गाने का शौकोत्र 
था। इसके विदद्ध सेना को अपने हाथ में रखता था तथा 
आय ओर व्यय भी इसे द्वाथ में था । अपनी जागीर की 
अंतिम बर्ष तऊु की आय से कुछ नहीं छोड़ा । सदा कद्दता 


आर 


था ऊि यदि मेरें मरने के बाद सिवा दो दवा कोड साप्रान 


१४७२. एकराम खाँ सेयद हसन 


यह औरंगजेब का एक वालाशाद्दी सवार था। बहुत विन: 
तक यह खानदेश के अंतर्गत बगलाना का फौजदार रहा, जिस 
शाहजहाँ ने औरंगजेब की शाहजादगी के समय पुरस्कार में दिय 
था। इसके अनंतर जब औरंगजेब पिता को देखने के लिप 
बुरहानपुर से मालवा को चला तब यह भी भाज्ञाउसार साथ में 
गया । सामगढ़ के पास दारशा शिक्रोंह के खाथ युद्ध में बहुत् 
प्रयास किया | प्रथम वष में एकरास खाँ की पदवी पाई और 
शुजाअ के युद्ध में जब बाएँ भाग के सेनापति महाराज जसबंत सिंद्र 
मे कपट करके रात में अपने देश का रास्ता लिया और उसके 
स्थान पर इसछाम खाँ नियत हुआ तथ इखने सेफ खाँ के साथ 
पहिले की तरह हरावल में नियत होकर खूब दृढ़ता से लड़ते हुए 
बहादुरी दिखलाई । जब बादशाह दारा शिकोद से लड़ने के लिए 
अजमेर चले तब यह राद्अन्दाज खाँ के स्थान पर आगरा का 
दुर्गाध्यक्ष हुआ और इसके बाद यहाँँ। से इृठाया जाकर २4५ 
सालार खो के स्थान पर आगरे के सीमांत प्रदेश का फौजदा” 
हुआ। पचर्वे वर्ष सन्‌ १०७२ हि? (सं० १७१९) में मर गया ! 


१४१. उलुग खाँ हब्शी 


यह सुलतान महमूद गुजराती का एक दास था। उसके 
शाब्य में विश्वासपात्र दोकर यह एक सरदार हो गया। १७ वें 
वर्ष में जब अकबर अदमदावाद जा रहा था तब उक्त खाँ अपनी 
सेना सहित सैयद द्वामिद बुद्वारी के साथ अन्य सदोरों से पहिछे 
पहुँच कर बादशाह सेवा में चला आया। १८ बे' बप में इसे योग्य 
जञागीर मिली। २२ वे' बष में सादिक साँ के साथ ओढ़छा के राजा 
सधुछर युंदेला को दमन करने पर नियुक्त होकर युद्ध के दिन 
बड़ी वीरता दिखलाई । २४ वें वप में जब राजा टोंडरमल भादि 
आरव को दमन करने के लिए नियुक्त हुए, जिसे वाद को नया- 
झत खाँ को पदवी मिली थी और जिसने उस व बिद्दार प्रांत के 
पास उपद्रव मचा रखा था, तत्र यह भी सादिक खाँ के साथ उक्त 
दाजा का सद्दयायक नियुक्त हुआ। यह चरावर उक्त णाँ का हर 
काम में साथी रहा । जिस युद्ध में विद्रोह्दी चीता मारा गया था, 
उसमें यह सेना के वाँद भाग का अध्यक्ष था। बहुत दिनों तक 
अंगाल प्रांत में नियुक्त रहकर वही मर गया। इसके लड़कों को 
वीं जागीर मिली और चे चद्दी रहने लगे । 


( ४१४७ ) 


प्रयत्न किया कि उसी दिन उसने कूच कर दिया | यह साहस 
ओर राजभक्ति बादशाह को पसंद आई और बादशाह की माँ 
के देश का होने से इस पर अधिक कृपा हुई। बादशाह वारहा 
के सैयदों के विरोध तथा वैमनस्थ और उनके अधिकार तथा 
प्रभाव के कारण दुखो रहता था । प्रति दिन उन्हें दमन करने का 
उपाय सोचा करता था ओर राय भी करता था परंतु साहस 
तथा चातुर्य की कमी से कुछ निमश्चय नहीं कर सकता था। 
एक दिन वकाछत खाँ ने समय पाकर इस बारे में उसे बहुत सी 
बातें ऊँची नीची समझा कर कद्दा कि बहुत थोड़े समय में ७ ' 
अधिकार को हम नष्ट कर देंगे। बुद्धिहीन तथा वेसः !' 
फरुखसियर कुछ काम न द्वोने पर भी इस पर लद्दू द्वो गय 
ओऔर सभी कार्यों में इसको अपना सच्चा मित्र ओर “ . -*: 
बनाकर सात हजारी १०००० सवार का मंसब और रुक्‍्लुद्ौ 
एतकाद्‌ खाँ बहादुर फरुखशाही की पदवी देकर न्‍भ 
किया । कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि इसे बहुमूल्य : 
ओर अच्छो वस्तु न मिलती दो । मुरादाबाद सरकार को 
प्रांव बनाकर तथा रुक्‍नावाद नाम रखकर इसे जागीर में 
दिया। सेयदों को दमन करने के लिए इसकी राय सर पढना 
सरवुलंद खाँ, मुरादाबाद से निजामुलू मुल्क वद्वाढुर फतह « 
ओर महाराजा अजीव घिंह को उनके देश जोधपुर से ५. 
चुलवाया तथा दर एक से प्रति दिन राय होती थी । यदि २ 

से कोई कहता कि दम में से किसी एक को वजीर नियत 
दीजिए तो कुतबुछ मुल्क की हृढ़ता को घटा दें और उसके 
भेदों को समझ जावें तव फरुखसियर कहता कि उस « 


१४३. एतकाद खाँ फरुंखशाही 


इसका नाम सहम्समद मुराद था और यह असल कश्मीरो 

॥। बहादुर शाह के समय सें यद्द जद्दांदार शाह का वकील नियत 
हुआ और एक हजारी मंसव तथा वकालत खाँ को पद्वी पाई । 
जहाँदार शाह के समय में उन्नति करता रहा पर महम्मद्‌ फरुखसियर 
के राज्यकाल में प्राणदंड पानेवारों में इसका नाम लिखा गया परंतु 
सैयदों के साथ पुराना संबंध होने के कारण यह बच गया और डेढ़ 
हजारी मंसव तथा मुहम्मद मुराद खाँ की पदवी पाई भर तुझुक 
के पहलवानों में भर्ती हुआ । जब दूसरा वरुशी महम्मद्‌ अमीन 
खी मालवा भेजा गया कि दक्षिण से जाते हुए अम्रीरलू उमरा 
का मार्ग रोके, और वह कूच न कर ठट्दर गया तब उस पर मह« 
स्मद मुराद खा सजावछ नियत हुआ | इसने उसे बहुत कुछ 
फटकारा तथा समम्ताया पर कोई लाभ न हुआ । दरबार आकर 
इसने भाथता को कि उसने अधीनता छोड़ दी दे, जिससे 
खजावल का कोई असर नहीं होता । बादशाह ने कोई उत्तर 
नहीं दिया तथ इसने बवेवड़क हो कर सम्प्ति दी कि यदि इस 
सम्तय उपेत्षा की जायगी तो कोई कुछ नहीं मानेगा । बादशाह 
ने पूछा कि तव कया करना चाहिए। इसने कहा झि इस 
सेव को भाज्ञा दी जावे कि वहाँ जा कर उससे कहे क्लि वह 
इसी समय कूच करे, नदी तो उसझी वद्शीगिरों छोन डेने की 
आता भेज दी जायगी। इसके अन॑तर जा कर इसमे ऐसाः 

डर 


६ ४4९ 


अभी एक महीना भी नहीं बोता था कि बादशाह ने अपने 
लड़कपन तथा अपनी काद्रता से मित्रता के इस पस्ताव 
को तोड़ दिया, जिससे दोनों पश्च की अप्रसन्नता और 
वैमनसय बढ़ गया । कुछ अनुभवी सरदार अलग हो. - 
ही में अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा देखकर हट गए। जब अमीरुल 
उमरा दक्षिण से आया तब पहिले प्रतिज्ञा को निश्चित मानकर 
सेवा में उपस्थित हुआ पर बादशाह की दूसरी चाल देखकर । 
आदभियों को अस्तव्यरत पाकर दूसरा उपाय सोचने लगा | 
८ रबोउस्सानी को दूसरी बार सेवा में उपत्यित होने के . | 
कुतुबुल मुल्क को अजीत सिंह के साथ ढुगे अरक का ग्रबंध कर 
भेजा | जिस समय एतकाद खाँ के सिवाय दुगे में कोई ५. « 
पक्त का आदमी नहीं रह गया तब कुतुबुल मुल्क ने बादशाह ' 
उसकी कृपा न रहने का बहुत सा उलाहना दिया। झुद 
फरुखसियर ने भी क्रोघ में आ कर जवाब दिया, यहाँ तक । 
कड़ी बातें होने लगीं । एतकाद खाँ ने चाहा कि मीठी बातों 
उनको ठंढा करें पर दोनों आपे के बाहर हो रहे थे इसलि 
अबदुल्ला खाँ ने उसको गाली देकर दुगे से बाहर निकाछ ।<१५ 
बादशाह उठकर महल में चले गए । एतकाद खाँ जान - 
सम कर धर चल दिया। झुठ॒बुल मुल्क ने बड़ी सतकंता 
सारी रात दुर्ग में बिताकर सुबह ९ रबीउलआद्विर को -।! 
शाह को कैद कर लिया । उस समय तक किसी को कुछ 

था कि दुग॒ में क्‍या दो चुका है । जनसाधारण ने यह प्रसिद्ध 
दिया कि अच्चुद्ला खाँ मारा गया । एतकाद खाँ ने अपनी 

भक्ति दिखाने के लिए अपनी सेना के साथ सवार दर 


( शरश ) 


लिए एतकाद खाँ से अधिक कोई उपयुक्त नहीं है। सरदारगण 
ऐसे आदमी को, जिसकी चापलछसी और दुश्शीलता असिद्ध थी, 
उनसे बढ़कर कदने से दुखी हो गए और वजीर होकर सच्चे 
दिछ से काम करने का विचार रखते हुए लाचार होकर घलग 
हो गए | वास्तव में बह कैसा पागलपन था कि कुल परिश्रम, 
कष्ट और जान को निछावर तो ये लोग करें और. मंत्रित्व तथा 
संपत्ति दूसरा पावे । शैर-- 
में हूँ आशिक, और की मकसूद में माशुऊ है । 
ग्रंए शब्वाल कहलाता है ज्यों रमजों का चाँद ॥ 
इससे अधिक विचित्र यह था कि जिन सरदारों पर इन 
सच कामों का दारसदार था उन्हीं में से कितनों की जागीर और 
पद में रदवदल करके दुखी कर दिया था | कुतुबुलू मुल्क उनको 
दुखी समकफर हर एक की सहायता करता और खसममाफर 
अपना अलुगृह्दीव बना छेवा था। ये वेकार विचार और रही 
सम्मतियाँ--मिसरा 
वे राजु कप निहोँ हैं, महफिल में जो खुले दे । 
संक्षेप में जब यह समाचार छुतुचुल मुसक को मिला तब 
उसने पदिले अपसी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के विचार से अमीरुल 
उमरा हुसेन जली खाँ को लिखा फि काम द्वाथ से निकल गया, 
इसलिए दक्षिण से जल्दी लौदना चादिए। वादशाद अमोरुलू 
उप्रा के दृढ़ चिचार को जानकर नए सिरे से शांति को उपाय 
में छगा और राय लेकर एतकाद खो और खानदौरों को झुतुचुल 
मुल्छ के घर भेज्ञा और धम को बीच में देकर नई प्रतिज्ञा को, 
जिससे दोनों पक्ष अपने अपने पृत्र ब्यवद्वारां को भुला दें 


( ४१८ ) 


बात की कि उसे राजा जय सिंह सवाई के पास पहुँचा दें। जब 
यह समाचार वादशाह के प्रवंधकों को मिला तो राज्य की भलाई 
के लिए उसे दो बार जहर दिया गया परंतु वह नहीं मरा। 
तब अंत में गला घोंट कर मार डाला । जिस दिन उसका ताबूत 
हुमायूँ बादशाह के मकबरे में ले जाया गया, उस दिन बड़ा शोर 
मचा । नगर के दो तीन सहख्र आदमी, जिनमें विशेषतः छच 
ओर फकीर इकट्ठे हो गए थे, रोते हुए साथ गए और सैयदों 
आदमियों पर पत्थर फेंकते रहे । तीन दिन तक वे सब उ. : 
कन्र पर एकत्र होकर मौलद पढ़ते रहे । 

सुभान अल्लाह ! इस घटना पर आदमियों ने बड़ी ९. 
दिखद्याई । एक कहता है--रुवाई-- 

देखा तूने कि सम्मानित बादशाह के साथ क्या किया ९ 

सौ अत्याचार और जुल्म कच्चेपन से किया || 

इसकी तारीख बुद्धि ने इस प्रकार कह्दा कि ( सादात वे नम 
हरामी करदंद ) सेयदों ने उससे नमक्हरामी किया । 

दूसरा कहृता--रुवाई--- 

दोषी बादशाह के साथ वह स्यथात्‌ द्वी किया । 
जो हकीम के द्वाथ से होना चाहिए था, किया || 

बुद्धिरुपी वुकराव ने यद्द तारीख लिखा कि ( साद्ात दो अ 
आँचे बायद करदंद ) दोनों सेयदों ने जो चाहिए था सो क्रिय 

परंतु यद्द प्रगट है कि बादशाहों के पुराने और नए स्वत्व 
जो कई पीढ़ियों के पुराने सेककों पर मान्य हैं और जैसा कि 
दोनों भाइयों पर स्वामिभक्ति के कारंग लाजिम था पर उनसे ० 
नीच काम द्ोना, जो वास्तव में स्वामियों के श्रति अत्याचार 


५ ४९७ ) 


सादुड्डा खाँ की बाजार में अमीरुलू उमरा की सेना पर व्यथ ही 
आक्रमण कर दिया । उसी समय रफीउदजात के गद्दी पर बैठने 
का शोर सचा । एतकाद खाँ को कैद कर उसका घर जब्त कर 
डिया । उससे अच्छे अच्छे जवाहिरात, जो उसको पुरस्कार में 
मिले थे और बहुत से खच हो चुके थे, लेकर उसकी बड़ी 
दुदंशा की । फरंखसियर को छः साल चार महदीने के राज्य 'के 
बाद, जिसमें जहाँदार शाह के ग्यारह महीने नहीं जोड़े गए हैं, 
यद्यपि जिसे उसने अपने राज्यकाल में जोड़ लिया था, गद्दो से 
हटाकर अरक दुर्ग के त्रिपौछिया के ऊपर, जो बहुत छोटी और 
अंधकारपूर्ण कोठरी थी, अंधा कर केद कर दिया । कहते हैं कि 
आँख की रोशनी विढकुल नष्ट नहीं हुई थी । 
सैयदों के एक विश्वासपात्र संबंधी से सुना है कि जब 
यह निश्चय हुआ कि उसकी आँख में दवा छगा दी जाय तब 
कुतुबुलू मुर्क ने इसलिए कि किसी पर प्रगट न दो अपनो 
सुरमेदानी दरवार में नजूमुद्दीन अली खाँ को दिया कि यह धाद- 
शाह की आज्ञा है। उसने जाकर फरुखसियर की आंख में सुरमा 
लगवा दिया । उस समय फरुंखसियर ने यहाँ तक प्रार्थना की कि 
अंत में उसने नीचे से खींच दिया, जिससे आँख की रोशनी को 
हानि नहीं पहुँची | इस बात को छिपाने के लिए वह बहुत प्रयत्न 
फरता और जब ऊिसी चीज की इच्छा होती थी, तो कहता था । 
उसको इस द्वालत पर वे दया दिखलाते थे और छुतुचुलू मुल्क 
तथा अमीठल उमरा सुसकराते हुए बातचीत करते थे, मानों वे 
चउसऊे दाऊ को नहीं जानते | दुभाग्य से उसमें अपनी सिधाई के 
कारण अपने रक्षझ्ों से उचित वादा करते हुए बाहर निकालने की 


( #२० ) 


वनानेवालों के कहने पर ध्यान न देता, जो राजभक्ति की आड़ में 
हजारों बुराई के काम कर डालते हैं, तब ऐसे भला चाहनेवाले 
सेवक जो उसके लिए अपना प्राण और घन देने में पीछे न दृदते 
व बच रे (४ रे ] 43 
और जिनसे भविष्य में कोई बुराई होने की आशंका नहीं थी, 
उसे इस द्ालत को नहीं पहुँचाते । अब जो देखा अपनी करनी 
से देखा और जो कुछ पाया अपनी करनी से पाया । जब कलम 
चलने लगी तो न मातम कहाँ पहुँचे । 


एतकाद्‌ खाँ घन और प्रतिष्ठा का विचार छोड़ कर बहुत 
दिनों तक एकांतवासी रहा । जब अभीरुलू उमरा मारा « 
और कुतबुल्‌ सुल्क दिल्ली जाकर बहुत से उन नए पुराने सरदारों 
को मिलाने लगा, जो बहुत दिनों से असफल द्वोकर -क-थ- 
कर रहे थे तब उन्हीं में से एक एतकाद खाँ को भी अच्छा मंक्ष 
तथा घन देकर सेना एकत्र करने के लिये आज्ञा दी परंतु वह « 
चाहता था बैखा नहुआ। यह कुछ कोस से अधिक साथ 
देकर दिल्ली लोट गया और वहीं एकांतवास करता हुआ ; 
गया। यद्यपि यह उद्दंडता तथा मूर्खवा के लिए श्रसिद्ध था 
जन-साधारण में प्रिय था। थोड़े समय के श्रमुत्व में ३... 
बहुतों को लाभ पहुँचाया था। इस कारण लोग उसका संबं 
चुरी वस्तुओं से बतलाते थे। रहस्य--मुज़यछ घन में के 
दोष नहीं दहोता-- 
शैर 
धनवान सांसारिक ऐस्वर्य से किसी के ऐव को नष्ट नहीं करता * 
जैसे कसौटी के मुख से सोना स्याही नहीं हटा सकता | 


( ४१९ ) 


ओर हर एक ने उसे बड़ी दुष्टता और नीचता के साथ किया था, 
उचित नहीं था । वाह इन सबने अच्छो सेवा की कि जान लेने 
ओर माल दजम करने में कमी न करके भी हिदुध्तान का बादशाह 
बनाया । परंतु यह न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है, हक अदा 
करना नहीं है तथा स्वाम्तिमक्ति के विरुद्ध है। परंतु अपना 
वाह्य हुआ कहाँ होता है और दूरदर्शी बुद्धि क्‍या जीविका 
बतलाती है। किसी घुराई को उसके घटित द्वोने के पहिले इस 
ह॒द्द तक नष्ट कर देना उचित नहीं हे पर अपना छाभ देखना 
मनुष्य का स्वभाव है इसडिये यदि ऐसे काम में शीघ्रता न करते 
तो अपने प्राण और प्रतिष्ठा खोतें। यद्यपि दूसरे उपाय से भी 
इस बला से रत्ता हो सकती थी कि पहढिले द्वी वे दोनों 
बादशाह के कामों से हटकर दूर के अच्छे कामों से संतुष्ट दो 
जाते पर ऐम्वय और राज्य की इच्छा ने, जो दुराष्टयों में सबसे 
निऊृष्ट है, नहीं छोड़ा । ऐसे समय शत्ुगण किसे कब छोड़ते हैं । 
आत्तु, यदि ऐसा काम नहों दोवा वो स्वयं फरुखसियर अपने 
राज्य की अशांति का मूछ बन जाता । अनुभव की कप्ती और 
मूखता से उसने कई गलतियाँ कीं । पहिले मंत्रित्व के ऊँचे पद 
पर इनको नहीं नियुक्त करना चाहता था क्‍योंकि चह वारहा के 
सेयदों के योग्य नहीं था। बादशाह अकूचर से औरंगजेब के 
खमय तक, जो मुगल सांम्राज्य का आरंभ और अंव है, वारहा 
के सेयदों को अच्छे मंस्र दिये गए परंतु कमी किसी प्रांत 
दी दीवानी या शादजादों की मुतसद्दीगिरी पर वे नियुक्त नहीं 
छिए गए । यदि गुणमराइकता और कूपा से उनकी सेवाओं पर 
दृष्टि रखना आवश्यक था तब भी चाहिए था हि स्वार्थी बातें 


१००. एतकाद खाँ मिर्जा वहमन यार 


यह यमीनुद्दौला खानखानाँ आखफ खाँ का लड़का था। 
यह स्वतंत्र चित्त और विज्ञासश्रिय था। अपने जीवन को इसी 
प्रकार व्यतीत कर अमीरी और अहंकार के सब सामान जुटाकर 
आराम करता रहा | सेना या सैन्य-संचालन से कोई काम नहीं 
रखता था | संतोष और बेपरवाही से दिन रात बिताता । मीर 
बख्शीगिरी के समय जब चाहता बादशाह की सेवा से हटकर 
अपने आराम में लग जाता था । कभी अपने भाई शायरता खाँ 
से मिलने के लिए दक्षिण जाता और कभी इसी बहाने बंगाल 
पहुँचता । इसकी नई नई चाल और अनेक प्रछार की बातें 
लोगों के मुख पर थीं। इसके प्रसिद्ध पूर्वजों और बादशाद्दी 
खानदान से उनके संबंध को, जो शाहजहाँ और औरंगजेब से 
थी, दृष्टि में रखकर, नौकरी के कष्टों से इसे बरी कर, इस 
पर कृपा रखते थे | शादजदाँ के १० वें वर्ष इसे पाँच सदी 
२०० सवार का मंसव मिला। इसके उच्च-पदस्थ पिता की 
मृत्यु पर इसका मंसव बढ़ाया गया । १९ वें बंप इसका मंसब 
बदुऋर दो हजारी २०० सवार और २२वें वर्ष तीन ह॒जारी 
३०० सवार का हो गया तथा खानजाद खाँ की पदची मिल्री । 
२५ वें वर्ष अपने भाई शायत्ता खाँ से , मिलकर यह दक्षिण से 
लौटा। उसी बप इसे चार दजारी ५०० सवार का मंसघ और 


( २१ ढ़ 
रैचेज्े किस पफ्ट है. _ 


एव जादिस व छिप है उंपहले पोशाक में । 
भाहे को पैरहन )हिरा कुक विद, 


ञ पड | 


( ४२४ ) 
अपने समय का एक था। उसका हाल अछग दिया हुआ है । 
इसकी पुत्री फातमा वेगम, जो फाखिर खाँ नज्मसानी के लड़के 
सुफ्तलिर खाँ की सत्री थी, औरंगजेब को विश्वासपात्र थी और 
सद्रुन्निया पद पर नियत थी । 


( ४२३ ) 


मौरूसी पदवी एतकाद जा, जो इसके पिता और चाचा को 
मिली थी, पाकर मीर बख्शी नियत हुआ । बहुघा यद् बीमारी 
के वहाने अपने पद के कामों को पूरा नहीं कर सकता था, 
इसलिए २६ वें व काबुल से दिल्ली लौटती समय यहद्द लाहौर में 
ठहर गया | तथ इसने प्राथना की कि इखी जगह ठहर कर उसे 
दवा करने की आज्ञा दी जाय । इस पर कृपा करके वादशाह 
ने साठ सहस्त रुपए की वार्षिक बत्ति नियत कर दी। अच्छे 
होने पर २७ वें वर्ष दरबार में आया, तव इस पर क्ृपा करके 
इसे पुराने पद्‌ पर नियत कर दिया। यह ३० वें वर्ष के अंत 
तक उस ऊँचे पद पर बिना लोभ और स्वार्थ के बड़ी वेपरवाही 
के साथ काम कर इसने नाम कमाया । सामूगढ़ में दारा शिफोद 
के युद्ध के वाद शिकारगाह में, जो प्रसिद्ध है, औरंगजेब की सेवा 
में आकर ५ वें वर्ष पाँच हजारी १००० सवार का मंसमदार 
हुआ। १० वें वर्ष झंडा पाकर अपने बड़े भाई के यहाँ बंगाल 
प्रांत में छुट्टो लेकर चला गया और मुद्त तक वहीं आराम 
किया । १५ वें वर्ष सन्‌ १०८२ दि० (सं० १७२८ ) में यह 
सर गया | खुदा उस पर दया करे। वह अजब सच्चा, वेपरवाह 
और ठीऊ कट्दनेवाला था। खुदा का भक्त ओर कक़ोरों का 
दोस्त था । कहते हैं. कि एक दिन एक फडीर को देखने के लिए 
यह पेदल दी गया था। जब यह बृत्तांत, जो अमीरों को नहीं 
शोभा देता, बादशाह ने सुना तब तिरस्कार को रष्टि से इससे 
पूष्ठा कि वहाँ वादशाही सेवकों में से और कोन था ॥ इपने 
उत्तर में प्रार्थना की कि एक यही कल्सुँदा था और दूसरें सब 
खुदा के बे थे। इसडझा पुत्र मुदम्भदयार सा भी गुरां में 


( ४२६ ) 


आंत के लौस और किक नामक जंगली मांसाद्वारी जानवर से बनता है 
ओर अच्छे रंग की दुशाले पर की कालीन थीं, जो एक सौ रुपये 
में एक गज तैयार होती है तथा जिसके सामने किरमान को कालीनें 
टाट मालम होती थीं। उसी वे १७ शाबान को लश्कर खाँ क 
स्थान पर यह दिल्ली का सूबेदार नियत हुआ। १६ वें ५ 
शाइत्ता खाँ के जगह पर यह विहार का सूवेदार हुआ । उस आंत 
के अंतर्गत पल्ामू का राजा जंगलों की अधिकता पर घम 
अधघीनता स्वीकार नहों करता था, इसलिए १७वें बष '.तक 
खाँ ने जबदंस्त खाँ को सुसज्जित सेना के साथ उसपर भेजा 
उसने बड़ी वीरता और दृढ़तासे दुर्गेभ घाटियों और ४ ५-< 
जंगलों को पार कर विद्रोहियों को काट डाला। वहाँ का 
प्रताप एली में आकर उक्त खाँ के द्वारा एक लाख रुपये - 
कर देना स्वीकार कर पटना में एवकाद खाँ से मिला । दरबार : 
एतकाद्‌ खाँ का मंसब बढ़ाया गया और पलामू को तहसील ' 
करोड़ दाम नियत कर उसे जागीर-तन बना लिया । २० वें व 
शाहजादा महम्मद शुज्ञाअ जब बंगाल खे दरबार बुला « ' 
गया तब उस प्रांत का प्रबंध, जो बस्ती, विस्तार और तदसील ' 
एक मुल्क के बराबर था, एतकाद्‌ खाँ को मिला | जब दू. _ 
चार बंगाल प्रांत शाह शुज्ञाआ को दिया गया तब एतकाद - 
द्रवार बुला लिया गया । अभी यद्द दरवार नहीं पहुँचा था * 
अवध प्रांत की सूवेदारी का फरमान मा में मिला कि ि - 
जगद्द वह पहुँचा दो वहाँ खे सीधे अवब चला जाय। २३ - 
-बप सन्‌ १०६० हि० में एतकाद खाँ ने वहराइच से रवाना ८ 
लखनऊ पहुँचकर इस संसार रूपी मोंपड़े को छोड़ दिया 


१४५. एतकाद खाँ, मिरजा शापूर 


यह एतमादुद्दौला का लड़का और आसफ खाँ का भाई था । 
स्वभाव के अच्छेपन, सुशीलता, आजीविका की स्वच्छता, कपड़ों के 
ठाठ बाठ, खान-पान में आडंबर तथा परिश्रप्त में अपने समय का 
एक था । कहते हैं कि उस समय यमीनुद्दीला, मिजों अबू सईद्‌ 
ओर बाकर खाँ नजम सानी अपने अच्छे खाने पीने के लिए 
प्रसिद्ध थे और यह इन तोनों से भो बढ़ गया था। जहाँगीर के 
१७ वें वर्ष में यह काश्मीर का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ और बहुत 
दिनों तक वहाँ रहा । इतने समय तक इसके छिए मकूद 
चावल और कंगीरी पान बुरहानपुर से लाया जाता था। इसकीः 
सूचेदारी के सम्रय में हवीव चिक और अहमद चिक, जो 
विद्रोदियों के मुख्य सरदार थे और उस प्रांव पर अपनी रिया- 
खत का दावा करते थे, बड़ा उपद्रव मचाते हुए नएष्ठ हो गए । 
एतकाद खाँ पाँच हजारी ५००० सवार का संसखबदार या और 
शाहजहाँ के पॉचवें वे मे काश्मीर से हटाया गया था। ६ ठे 
वर्ष के भारंभ में अच्छी सेवा पाऊुर काश्मीर की अच्छी और 
बहुमूल्य चीजें बादशाद्द को भेंट दीं। इनमें राजहंस के पर की' 
फल्गियाँ, जिसके बुने वस्त्र के तारों का सिलसिला बराबर 
उसी प्रकार द्िलता रहता है जेसे जाग के देखने से वाल पेंच 
खाता दे और छई प्रऊार के ठुशाछे जैसे जामेबार, कमरबंद्‌ 
और तरददार पगड़ी दबा खास तौर का ऊनी वत्त, जो विस्वत 


१०६. एतबार खाँ रु्वाजासरा 


यह जहाँगीर का विश्वासपात्र था। अपनी कम अवस्था के. 
कारण बादशाह का खिदमतगार नियत हुआ । जब खुसरू भागते. 
व पकड़े जाने के बाद बादशाह के सामने लाया गया और 
बादशाह लाहौर से काबुछ जा रहे थे तव शरीफ खाँ अमीरुल्‌ 
उमरा, जिसे खुसरू सोंपा गया था, बीमार द्योकर लाहौर में 
ठद्दर गया, उस समय खुसरू एतबार खाँ को सोंपा गया । यह 
पहिले योग्य मंसब पाकर दूसरे व हवेल्ली ग्वालियर का जागीर- 
दार नियत हुआ । पाँचवें वर्ष चार हजारी १००० सवार का 
मंसवदार हुआ। आठवें वर्ष में इसका मंसब बढ़कर पाँ 
हजारी २००० सवार का हो गया | १० वें वर्ष एक हजार सवार 
की और तरक्की हुई । 

१७ वें वर्ष पाँच हजारी ४७००० सवार का मंसबदार हुआ । 
इसकी अवस्था अधिक द्वो गई थी, इसलिए यह आगरा का 
सवेदार और दुगे तथा कोष का अध्यक्ष नियत हुआ | १८ 4 
वर्ष जब शादजादा शाहजहाँ मांडू से पिता के पास जाने के लिए 
आगे बढ़ा और दोनों पिता-पुत्र के वीच में युद्ध आरंभ हो थ'' 
तब शाहजादा फतहपुर पहुँच कर रुक गया । वादशाद्वी सेना 
के पहुँचने पर तरह देकर यह एक ओर हट गया। इक्षर 
अनंतर बादशाह जब आगरे के पास पहुँचे तब इसका जिसने 


( ४२७ ) 


कहते हैं. कि आगरे में नई हवेली बनवाने वालों में से तीन 'आदमी 
प्रसिद्ध थे--जहाँगीरी ख्वाजः जहाँ, सुल्तान परवेज का दीवान 
ख्वाजा वैसी और एतकाद खाँ । इन सब में उक्त खाँ की हवेली 
सबसे बढ़ कर थी । वह शाहजदाँ को बहुत पसंद आई इसलिए 
खाँ ने वादशाद को उसे भेंट दे दिया। १६ वें बष सें उस 
हवेली को वादशाह ने अमीरुल उमरा अलीमरदान खाँ को 
पुरफार में दे दिया । 


१०७७, छतवार खाँ नाजिर 


इसका नाम ख्वाजा अंवर था और यह बाबर बादशाह का 
विश्वाली सेवक था। जिस साल हुमायूँ बादशाह एराक जाने 
का पक्का निश्चय करके कंघार के पास से रवाना हुए, उसी वर्ष 
इसको थोड़ी सेना के साथ हमीदावानू वेगम की सवारी को 
लिवा लाने के लिए बिदा किया। इसने वह काम जाकर ठीक तौर 
पर किया । सन्‌ ९०२ हि० में इसने कावुल में वादशाह के पास 
पहुँचकर अच्छी सेवा की । बादशाह ने इसको शाहजादा मुहम्मद 
अकवर की सेवा में नियुक्त किया । हुमायूँ बादशाह के मरने पर 
अकबर ने इसको काबुल भेजा कि हमीदाबानू वेगम की सवार 
को ले आवे । इस प्रकार यद्द जुछूस के दूसरे वर्ष में हमीदावान्‌ 
त्रेगम की सवारी के साथ वादशाह् की सेवा में आकर सम्मानित 
हुआ । कुछ दिन बाद दिल्ली का शासन पाकर वहीं मर गया | 


( ४२०५ ) 


कहाँ की अध्यक्तता पर रहकर अच्छी सेवा की थी, मंसब 
बढ़ाकर छ हजारी ५००० सवार का कर दिया और खिल़्अत, 
जड़ाऊ तलवार, धोड़ा तथा हाथी द्या। अपने सम्रय पर यह 
मर गया । 


३५9 


(. ४३ 


हर] 


) 


ओर द्वितेच्छु था, नियत हुआ । जब यह असीर दुगे के पास 
पहुँचा तव मीरान मुवारक शाह बढ़े समारोह के साथ दुग के बाहर 
उच्च कुमारी को लाकर अपने कुछ आदमियों के साथ दहेज का 
सामान देकर विदा किया । जि समय अकतर मांडू से आपरे 
लोटा उस समय एतमाद खाँ पहिली मंजिल पर आ पमिला। 
इसके वाद बहुत दिनों तक मुनइम खाँ खनखानाँ और खानजहां 
तुकमान के साथ बंगाल में नियुक्त होकर इसने बड़ी बहादुरी दिख- 
ई। वहाँ से दरबार आने पर २१ वंबपष सन्‌ ९८४ हि० में सेयद 
मुहम्मद मीर अदछ के स्थान पर भक्कर का शासक नियत हुआ 
जो मालवा के अंतर्गत देवालपुर की सीमा पर है। आवश्यकत' 
पड़न पर यह सेना के साथ सेहवान जाकर विजयी हुआ पर 
उचित समझ कर छौट आया। 
सफलता और इच्छा-पूर्ति अच्छी प्रकार होने से इसक 
दिमाग विगड़ गया। इस जाति वाले वास्तव में ठुष्टता और 
कृतन्नता के लिए अ्रखिद्ध हैं और अनुभवी विद्वानों ने कहा है 
कि मनुष्य के सिवा प्रत्येक जानवर वधिया कर देने से विद्रो' 
वा शरारत नहीं करता है पर मनुष्य की विद्रोह-प्रियता बढ़र्त 
है। इसका घमंड इतना बढ़ा कि यह अपने अधीनस्थ लोग 
पर विश्वास नहीं करता था । इस दुःशीलता के कारण नोकरों रं 
देन लेन में कठोरता के साथ बात-चीत करता था और वद्दाने 
बाजी को वुद्धिमानी समझ कर किसी का हक पूरा नहीं करत 
था। २३ थें वर्ष सन्‌ ९८६ हिं० में जब अकबर पंजाब में था; 
इसने चाद्दा कि अपनी सेना के घोड़ों को दगवाने के लिए दरबार 
रयाना करे । अपनी मूर्खता से पद्विछे ऋणों को, जिन्हें व्यापारियों 


१०८. एतमाद खाँ ख्वाजासरा 


इसका मलिक फूल नाप्त था। सलीम शाह के शासन-काल में 
अपने साहस के कारण महम्भद खाँ की पदची पाकर सम्मानित 
हुआ । जब अफगानों का राध्य नष्ट हुआ तव यह अकबर 
बादशाह की सेवा में आकर अच्छा काय करने लगा । इस कारण 
छि साम्राज्य के मुतसद्दीगण कुप्रवृत्ति तथा गबत या मुखता 
और लापरवाही से अपना घर भरने के प्रयत्त में लट सचाए 
हुए थे और चादशाहदी कोप में आय के बढ़ने पर भी जो कुछ 
पहुँच जाता था वही बहुत था। सातवें वर्ष में अकबर शप्शुद्दीन 
जॉ अवगा के मारे जाने के बाद स्वय इस काय में दत्तचित्त हुआ । 
महसम्मद्‌ खाँ अपनी काय-कुशलता के कारण बादशाह को जंच 
मया और इसने भी कोप के दिसाव किताब और वही खाते के काम 
को खूध समझ लिया था। बादशाह ने इसको एतमाद खा को पदची 
ओर एक हजारी मंसव देकर कुल खालसा का दिसाव इसझ्ठो 
सोंप दिया । थोड़े समय में परिश्रम और काय-कुशछता से इपने 
कोप के ऐसे भारो काम का ऐसा सुप्रधंव किया कि बादशाह 
अत्यंत प्रसन्न हुआ। नवें वर्ष मांडू बादशाह के अधोन हुआ 
और यानदेश के सुलवान मीरान मुचारक शाह ने उपद्दार भेज 
ऊर अपने झार्य-कुशछ राजदूतों के द्वारा अधीनता स्वीझार करते 
हुए प्राथना कराई झ्ि उसड्सी पुत्री छो बादशाह अपने दर्म में 
ढे लेबे । स्रीझत दोने पर उसे लाने को एवमाद खाँ, जो विश्वायों 


१७९, एतमाद खाँ गुजराती 


गुजरात के सुछतान महमूद का एक हिंदुस्तानी दास था। 
सुलतान का इस पर इतना विश्वास था कि इसको महल की' 
स्त्रियों के झंगार का काम सोंपा था । एतमाद खाँ ने दूरदर्शिता से 
कपूर खाकर अपना पुरुषः्व नष्ट कर दिया था। इसके अनंतर 
सांसारिक वुद्धिमानी, काय की दृढ़ता तथा सुविचार के कारण 
यह सरदार वन गया | जब ९६१ हि० में अठारह सात्न राज्य कर 
बुरहान नामक गुलाम के विद्रोह में सुलतान मारा गया तव उस 
दुष्ट ने सुलतान के बहाने वारह सरदारों को बुलाकर मार डाला । 
परंतु एतमाद खाँ दूरद्शिता से अकेले न जाकर तथा सहायक्ों को 
एकत्र कर युद्ध के लिए पहुँचा और उस दुए को मार डाला । 
सुल्तान को कोई छड़का नहीं था, इसलिए एतमाद खाँ ने 
द्रव की शांति के लिए अहमदाबाद के बसाने वाले सुल्तान 
अहमद के वंश से एक अल्पवयस्क लड़के को, जिसका नाम रजी- 
उल्मुल्क था, गद्दी पर विठाया और उसकी सुलवान अहमद शाह 
पदवी घोषित की । राज्य का कुछ प्रबंध इसने अपने हाथ में 
ले लिया और सिवा बादशाद्दी नाम के और कुछ उसके पास न 
छोड़ा । पाँच साल के बाद सुलतान अहमदात्राद से निकल कर 
एक बड़े सरदार सैयद मुवारक वोलारी के पास पहुँचा पर 
एतमाद खाँ से युद्ध में हार करके जंगल में घमता फिरता जछ 
” पास दिर लौट कर आया तब इयने वद्दी बताक 


( ४३३ ) 


छो दिया था, पूरा करना चाहा । उन सबने अपनो दरिद्रता बतलाई 
पर कुछ सुनवाई नहीं हुईं । सबेरे मकसूद अली नामक एक काने 
नौकर ने कुछ बदमाशों के साथ इसका इकट्ठा किया हुआ घन 
चुरा लिया। उन्‍्द्ी में से कुछ ने अपना हाल जाकर कहना चाह्दा, 
जिसपर कऋ्रोधित होकर यह वोलछा कि तुम्हारी कानी आँख में पेशाव 
कर देना चाहिए। यह सुनकर उसने इसके पेठ पर जमधर 
ऐसा मारा कि इससे फिर साँस न लिया । भागरे से छ कोस पर 
इसने एतमादपुर नामक गाँव वसाया था और उसमें एक बड़ा 
ताछाब, इमारतें और अपने लिए एक मकबरा भो बनवाया था, 
जहाँ यह गाड़ गया। 


“३६३ 


से लड़ा करते थे इसलिए बलवाई मिरजों ने उच्च प्रांत के 
उपद्रव को सुनकर मालवा से लौट भड़ोच और सूरत पर 
अधिकार कर लिया । सुलतान भी एक दिन अहमदाबाद से 
निकलकर शेर खाँ फौलादी के पास चला गया । एतमाद्‌ खाँ ने 
शेर खाँ को लिखा कि नन्‍्हू सुलतान महमूद का लड़का नहीं है, 
मैं मिरजाओं को बुलाकर उन्हें सल्तनत दूँगा। जो सरदार शेर 
खाँ से मिले हुए थे उन्होंने कहा कि एतमाद खाँ ने हम छोगों 
के सामने कुरान उठाकर कहा था और अब यह बात शत्रुता से 
कहता है | शेर खाँ ने अहमदाबाद पर चढ़ाई की । एवम्ाद खाँ 
ने दुग में बैठकर मिरजाओं से सहायता मॉँगी और छड़ाई शुरू 
हो गई । जब लड़ाई ने तूल छींचा तब एतमाद खाँ ने देखा कि 
वह काम पूरा नहीं कर सकता और उस अशांतिमय प्रांत में 
शांति स्थापित करना उसके सामथ्य के वाहर है । इस पर इसने 
अकबर से प्राथना की कि वह गुजरात पर अधिकार कर ले । 
१७ वें वष सन्‌ ९८० हि० में जब बादशाह गुजरात के पत्तन 
नगर में पहुँचा तब शेर खाँ के साथियों में फूट पेदा दो गई 'भोर 
मिरजे भड़ोच भाग गए। सुलतान मुजफ्फर, जो शेर खाँ से 
अलग द्वोकर वहीं आसपास घूम रहा था, बादशाह के आदमियों 
के हाथ पकड़ा गया । एतम्राद खाँ गुजरात के दूसरे सरदारों के 
साथ राजभक्ति को हृदय में दृढ़ करके सिक्कों पर ओर मंचों से 
यादशाह अकबर का नाम घोषित करके उस प्रांत के सरदारों के साथ 
स्वागत को निकछ कर सेवा में पहुँचा ) जब इसी वर्ष के १४ रज़ब 
को अहमदाबाद बादशाह की उपस्थिति से सुशोमित हुआ और 
बड़ौदा, चंपानेर तथा सूरत एतमाद खाँ भौर दूसरे सरदारों को 


( ४३४ ) 


फिर किया। सुछतान ने मखंता से अपने साथियों से इसे 
मारने की राय की पछ एतमाद्‌ खाँ ने यह समाचार पाकर उस 
पहले ही मार डाला। सन्‌ ९६५९५ हि० सें नन्हे नामक एक 
लड़के को, जो उस वंश का न था, सरदारों के सामने लाकर तथा 
कुरान उठाकर इसने कहा कि यह सुलतान महम॒द द्वी का लड़का 
है। इसकी माँ गर्भवती थी तभी सुल्तान ने उसे हमें सोंप कर 
हा छि इसका गर्भ गिरा दो परंतु पाँच मद्दीने वोत गए थे 
इससे मेने वैसा नहीं किया | अमीरों ने लाचार दोऋर इस बात 
को मान लिया और सुलतान मुजफ्फर की पद्‌वी से उसे गद्दी पर 
बैठाया । पहिले ही की तरह एतमाद खाँ मंत्री हुआ पर राज्य को 
अमीरों ने आपस में वाँठ लिया और हर एक स्वतंत्र होकर एक 
दुसरे से लड़ा करता था । 
एतमाद खाँ सुलतान को अपनी आंद्ों के सामने रखता था। 
इस पर एतमाठुरूमुल्क नामक तुक दास के लड़के चेंगेज जा ने 
एतमाद खाँ से ऋगड़ा किया कि यदि उक्त सुछतान वास्तत्र मरे 
सुलवान मदहमद्‌ का छड़का है तो क्‍यों नद्दी उसको स्वतंत्र करते । 
अंत में वह वबलवाई मिरजों की सद्दायता से, जो अकबर के यहाँ से 
भाग कर इसके पास जाए थे, एतमाद खाँ से ससैन्य लड़ने आया । 
यह थिना तठवार ओर ठोर खींचे सुठतान को छोड़फर ड्ूगरपुर 
चला गया | छुछ दिन वाद अलिफ जाँ और जुमार खाँ हृब्शी सखर- 
दारों ने सुल्तान को एवमाद खाँ के पायल पहुँचा दिया और त्वयं 
अलग होफर अहमदाबाद चंगेज छाँ के पास पहुँचे और उससे 
शंडित दीझर उसको मार डाला। एतमाद खाँ यद खप्ताचार सुन- 
छर सुछवान को साय लेडर अदमदाबाद आया। सरदार एक दूसरे 


( अवे& 7) 


मद खां ने दरबार जाने की तैयारी की । उसके कृतव्न सेवक, 
जो पहिले धन की इच्छा से उसके साथी हो गए थे, दूसरों की 
राय से यह सोचऋर उससे अलग हो गए कि इस समय तो 
जागीर उसके हाथ से निकल गई है और जब तक राजधानी न पहुँचे 
और खच न मिले या कोई कार्य न मिले तब तक रोटी का मुँह 
तक पहुँचना कठिन है; इसलिए. अच्छा होगा कि सुल्तान मुज 
फ्फर को, जो लोभकांती की शरण में दिन बिता रहा है, सरदार 
बनाकर विद्रोह करें। इस रहस्य के जाननेवालों ने एतमाद ख॑ 
को राय दी कि शहाबुद्दीन अहमद खाँ इन सबको विना सममाए 
द्रवार जा रहा है और सहायक सरदार अभी तक नहीं पहुँचे हें 
इसलिए उसको जानेसे रोकना उचित है, जिसमें वह इन डुकड़ों क 
कुछ दिन तक एकट्ठा रकखे या यही कुछ खजाना खोलकर बढवे क 
प्रबंध करे या इन वल्वाइयों को, जो पूरी तोर से एकत्र नहं 
हुए हैं, चुस्ती और चालाकी से नष्ट कर दे । पर इसने एक र्भ 
न स्वीकार करते हुए कहा कि यह्‌ फिसाद उसके नोकरों क 
उठाया हुआ है, वढ चाहे तो मिटावे | जब सुलतान मुजफ्फर व 
फुर्ती से आन पहुँचा और विद्रोह ने जोर पकड़ा तब लाचा 
होकर एतमाद खाँ शद्दावुदीन अद्मद खाँ को लौदाने के लिए 
जो अहमदाबाद से वीघ कोस पर गढ़ी पहुँच गया था, कुर्ती स 
चला। यद्यपि भला चाहने वालों ने कह्य कि ऐसे गड़बड़ के समय 
जब शत्रु वारह कोस पर आ पहुँचा है, शहर को अरक्षित छोः 
देना सहज काम को कठिन बनाना है. पर इसका कोः 
असर नहीं हुआ । 

सुलतान मुजफ्फर ने शहर को खाला पाकर उसपर अधि: 


( ४३७ ) 


जागीर में दिया गया तब उन्हीं सब ने मिजा को दमन करने का 
भार अपने ऊपर ले लिया । जब बादशाह समुद्र की ओर सेर करने 
को गए तब गुजरात के सरदारों ने, जो सामान ठोक करने के बहाने 
शहर में ठदरे हुए थे और बहुत दिनों से उपद्रव मचा रहे थे 
समझा कि वे दूसरे महाल हैं, जिन पर पहिले की तरह अधिकार 
हो सकता है । वे भागने की फिक्र करने लगे । अख्तियारुलू मुल्क 
गुजराती सबसे पहिले भागा और इस पर छाचार होकर बादशाह के 
हितेच्छुगण एतमाद खाँ को दूसरों के खाथ वादशाद्‌ के पास ले 
गए । बादशाह ने उसको दृष्टि से गिराकर शहवाज खाँ के हवाले 
डिया। २७० वें वप फिर से कृपा करके द्रवार में नियुक्त किया 
किजो छोटे छोटे मुकदमे, खास करके जवाहिर या जद़ाऊ 
हथियार के, आरवे उसे यह अपनी बुद्धि से तय करे। २२ चें 
वे जब मीर जवूतुराव गुजराती की अध्यक्षता में आदमी छोग 
हज्ज को रवाना हुए, एतमाद खाँ भी मक्का की परिक्रमा करने के 
पविन्न विचार से गया और वहाँ से लौटने पर पत्तन गुजरात में 
ठदर गया। २८ वें वर्ष शहाबुद्दीन अदमद खाँ के स्थान पर यहद्द 
गुजरात के शासन पर नियुक्त हुआ और कई प्रसिद्ध मंसवदार 
इसे साथ नियत हुए। बहुत से राज्ममछ द्रवारियों ने श्राथना 
फ्रो पर छुछ नहों छुना गया। उनझ्ा कहना या छि जब 
इसऊा पूरा भ्रभुत्त था और बहुत से इसके मित्र थे तब यह 
शुभरात के वलवाइयों को शांद नहीं कर सझा तो अब जब यह 
चुद्ध हो गया है और इसके साथी एऊ मत नहीं दें तव यद्‌ इस 
सेवा पर भेजने के योग्य छिस प्रकार हो सकता है । 
जब एतमाद खाँ अहमदाबाद आया तथ शहाबुद्दीन अद- 


१५०, एतमादुदोला मिर्जा गियास बेग तेहरान 


यह ख्वाजा महम्मद्‌ शरीफ का लड़का था, जिसका उ' 
'हिजरी था और जो पहिछे खुरासान के हाकिम मुहम्भद्‌ ७ 
शरफुद्दीन ओगली तकछू के लड़के तातार सुल्तान का ष>) 
नियत हुआ था । इसकी कार्य-कुशछता भौर सुबुद्धि ३. 
महम्मद खाँ ने अपने मंत्रित्व के साथ छुछ कामों को उ - 
बहुमूल्य राय पर छोड़ दिया था। उसके मरने पर उसके 
कज्जाक खाँ ने ख्वाजा को अपना मंत्री बनाया । जब इसका के 
छुट गया तब शाद्द तहमास्प सफवी ने इस पर कृपा कर इसे थ 
का सप्तवर्षीय मंत्रित्व देकर इसे सम्मानित किया। इसने 
काम बड़े अच्छे ढंग से किए, इसलिए इस्फद्ान का मंत्री 
होकर वहीं ९८४ हि० में मर गया। इसकी म्त्यु की तर 
'यके कम जे मिलाज वजरा' से निकलतो है। इसके भाई ख्वा 
मिर्जा अहमद और ख्वाजगी ख्वाजा थे | पहिठा हफ्त २ 
के लेखक मिजा अमीन का वाप था । रई की वड़ाइ इसे . « 
में मिली । इसका हृदय कवि का था। शाह्द ने वड़ी कृपा 
'कद्दा था-शेर । 

मेरा मिरजा अद्मद तेहरानों तीसरा, 
खुसरू व खाकानी ( पदिले दो ) हें । 

दूखरा भी कवि था। उसका लड़का ख्वाजा शापूर 
कविता में प्रसिद्ध था। ख्वाजा को दो लड़के थे | पढ्िले 
अद्दमद ताहिर का उपनाम बघली था और दूसरा मिजा 


( ४३९ ) 


कार कर लिया और सेना एकत्र कर युद्ध को तैयार हुआ | 
पास्र होते हुए भी अभी छड़ाई आरंभ नहीं हुई थी कि 
शहाबुद्दीन अहमद खाँ के बहुत से साथियों ने कपठ करके उसका 
साथ छोड़ दिया, जिससे वड़ी गड़बड़ी मची । एतमाद खाँ और 
शहाबुद्दीन खाँ शीत्रवा से पत्तन पहुँच कर ढुगे में जा बैठे और 
चाहते थे कि इस प्रांत से दूर हो जावे । एकाएक सहायक सेना 
का एक भाग और शत्रु से अलग हुए कुछ सैनिक इनके पास 
आ पहुँचे । एतसमाद खाँ पहिले की घटनाओं से उपदेश प्रहण कर 
घन व्यय कर प्रयत्न में लग गया और स्वयं शहालुद्दोन खाँ के साथ: 
टुगे की रक्षा के लिए ठहर कर अपने पुत्र शेर खाँ की सरदारो 
में अपनी सेना को शेरखों फौलादी पर भेज कर विजयी हुआ । 
इसी वीच मिजा खाँ अब्दुरेद्दीम, जो भारी सेना के साथ सुलतान 
मुजफ्फर और गुजरात के विद्रोदियों को दंड देने के लिए नियत 
हुआ था, आ पहुँचा और एतमाद खाँ को पचन में छोड़कर 
शद्दाबुद्दीन खाँ के साय काम पर रवाना हुआ । एतमाद्‌ खाँ चहुत 
दिनों तऊ वहाँ शासन करते हुए खन्‌ ९९५ हिं० में मर गया । 
यद्द ढाई हमारा मंसबदार था। तबझाते-अकबरी के लेखक ने 
इसजो चार हजारी लिखा हे । शेत्व अबवुलफनल कहता है कि 
डर, कपट, अनौचित्य, कुछ सभ्यता, सादगी और नम्रवा सबऊफों 
मिलाऊर गुजराती नाम बनाया गया था और एवमाद खाँ ऐसों 
के बीच में सरदार दे । 





एवम्ादुद्रीला मिर्जा गियास बेग 


( पेज ५४७ ) 


( अ४प४्ृ२ ) 


गई परंतु उसने अपने पति के खून का दावा किया । जहाँगीर 
इस कारण कि कुतुवुद्दीन खाँ कोछलताश उसके पति के हाथ ' 
मारा जा चुका था, खफा होकर उसे अपनी सौतेली माता ध< ' 
बेगम को सोप दिया । कुछ दिन उसी तरह नाकामी में 
गए | ६ ठे बप सन्‌ १०२० हिं० के नौरोज के तेहबार पर जद 
गीर ने उसे फिर देखा और पुरानी इच्छा नई हो गई। «» 
प्रयत्त के बाद निकाह दो गया। पहिले नूरमहछ और उस 
वाद नूरजहाँ वेगम की पदवी पाई । इस खास संबंध के कार 
एतमाहुद्दोला को वकील-कुल का पद, छ दजारी ३००० सवार 
मंसव और डंका तथा झंडा मिलठा । १० वें वर्ष कुल्न सरदारों 
बढ़कर इसे यह सम्मान मिला कि इसका डंका बादशाद्द 
सामने भी बजता था। १६ वें वर्ष सब १०३१ हिं० में 
दूसरी वार बादशाह कश्मीर की सेर को चले और जब 
सवीआ के पास पहुँची तव वादशाह अकेछे कांगड़ा ढुगे की - 
को गए । दूसरे दिन एतमादुद्देला का दाल खराब हो गया भो 
उसके मुखपर निराशा भालकने लगी तब नूरजदाँ वेगम ५8 
बचड़ाई । लाचार पड़ाव को लौट कर एतमाठुदूदौला के घर गए 
इसका झत्यु-काल आ चुका था, कभी द्वोश में आता था, के: 
बेहोश हो जाता था। बेगम ने बादशाह की ओर संकेत <« 
हुए कद्दा कि इन्हें पहचानते हैं । उचने उस समय अनवरी 
एक शैर पढ़ा--यदि जन्म का अंधा भी द्वाजिर द्वो तो संसार क 
शोभा इस कपोल पर वद्प्नन देख छे। इसके दो घड़ी व 
यह मर गया। इसके लड़कों और संबधियों में ५७) ' 
आदमियों को शोक का खिलअत पिला । 


( ४४२ ) 


रथ 0 


सुद्दीन अहमद उफ गियास वेंग था, जिसका विवाह मिजो 
अलाउद्दौला आका सुल्ठा की लड़की से हुआ था । बाप के मरने 
पर रोजगार की खोज में दो लड़के और एक लड़की के साथ 
दिदुस्तान की ओर रवाना हुआ | मागे में इसका सामान छुट 
गया और यहाँ तद्ठ दवा पहुँचा कि दो दी ऊँट पर सब सवार 
हुए | जब कंधार पहुँचे तब एक और लड़की मेह्रुज्िसा पेदा 
हुईं। उस काफछे के सरदार मलिझ मसऊद ने, जिसे अकबर 
पद्दिचानते थे, यद्द दाल सुन कर उसके साथ भच्छा सलूक 
किया । जब फतेहपुर पहुँच तब उसी के द्वारा वादशाह् की सेवा 
में भर्ती दो गए । यह अपनी सेवा और वुद्धिमत्ता से ४० वें वर्ष 
में तीन सदी का संसव पाकर कावुल का दीवान हुआ । इसके 
अनंतर एक इजारी मंसबदार होकर वयूतात का दीवान हुआ | 

जब जहॉाँगीर बादशाह हुआ तब राज्य के आरंभ ही 
में मिजा को एतमादुद्दौला की पदवी देकर मिजा जान बेग 
वजीरुल्मुल्क के साथ संयुक्त दीवान नियत कर दिया। 
१०१६ ६ि० में इसके पुत्र मदम्मद शरीफ ने मूखेता से कुछ 
लोगों से मिछऊर चाहा कि सुछवान खुसरू को कैद से निकाल 
कर जलूद विद्रोह करें परंतु यद भेद छिपा न रहा | जहाँगीर ने 
उसको दूसरों के साथ प्राणदंड दिया । मिर्जा भी दियानत खाँ के 
मझान में केद हुआ पर इसने दो छाख रुपये दंढ देकर छुट्टो पाई 
इसड़ी पुत्री मेहरुज्िसा अपने पति शेर अफगन खाँ के मारे जाने 
पर आज्ञा के भनुसार बादशाद ऊे पास पहुँचाई गई । उसपर 
पहिले दो से बादशाह का प्रेम या, जैसा कि शेर अफगन डी 
जीवनी में लिखा गया दे, इसलिए फिर विवाह की चर्चा चलाई 


( ४४७ ) 


सेर शराव और आधघ सेर मांस के में और कुछ नहों चाहता 
वास्तव में खुतवे को छोड़कर वह वाकी कुल राजचिह् काम 
लाती थो | यहाँ तक कि मभरोखे में वैठकर खदोरों को ५. 
देती थी और उसका नाम सिक्‍क्रे पर रहता या | शेर-- 

बादशाह जहाँगीर को भाज्ञा से १०० जेवर पाया अ 
नूरजदाँ वादशाह बेगम के नाम से सिक्का । 

तोगरा लिपि में वादशाही फर्मानों में यह इवारत रहती 
“हुक्म अलीयः आलिय: अहृद अलिया नूरजहाँ बेगम १ 
शाह ।! ३० हजारी मंसब के महाल इसकों बेतन में मिले ? 
कहते हैं कि इस जागीर के सिलसिले में हिसाव करने पर भ - 
हुआ कि आधघा पश्चिमोत्तर प्रांत उसमें आ गया था । इसके स 
संबंधियों और उनके संबंधियों, यहाँ तक कि दासों और <ूप - 
सराओं को खाँ और तरखान के मंसब मिले थे। वेगम् 
धाय हीरा दासी द्ाजी कोका के स्थान पर अंतःपुर की «४. 
नियत हुई | शैर-- 

यदि एक के खसोंदय से सौ परिवार नाज करे। 
तो संबंधी और संतान तुक पर नाज करें तो शोभा देता दे । 

वेगम पुरस्कार और दान देने में वड़ी उदार थी। कहते 
कि जिस रोज सस्‍्नानधर जाती थी, उस दिन तीन सदस्र 
व्यय होते थे । बादशाह्वी महल में बारह वर्ष स्रे चालिस ५ 
तक की बहुत सी लोॉडियाँ थीं, उन सबका अहदी आदि से जा 
करा दिया। यद्यपि स्त्रियाँ कितनी बुद्धिमती द्वों पर वास्तव 
उनझी प्रकृति बुद्धि के विरुद्ध चछती रहती है। इतने गुणों 
रहते हुए अंत में इसी के कारण दिंदुस्तान में बड़ा ०5 


( ४४३ ) 


एतमादुदूदौला यद्यपि कवि नहों था पर पृवे-कवियों की 
रचना इसे बहुत याद थी। गद्य-लेखन में प्रसिद्ध था। शिकरत 
लिपि बड़ी सुंदर लिखता था | मुद्दाविरों का सुप्रयोग करता था 
और सत्संगी तथा प्रसन्न मुख था । जहाँगीर कहते थे कि उसका 
सत्संग सहस्र द्वीरक-प्रसन्नतागार से बढ़कर था । लिखने और 
मामिलों के सममने में बहुत योग्य था। सुशीक्त, दूरदर्शी तथा 
शुद्ध खमाव फा था। शत्रु से वैमनत्य नहों रखता था । इसे 
क्रोध छू नहीं गया था और इसके घर में कोड़ा, वेड़ी, हृथकड़ी 
और गाली नहीं थी | अगर कोई प्राणुदंड के योग्य होता और 
इससे प्राथंना करता तो छुट्टी पा कर अपने मतलब को पहुँचता । 
इसके साथ साथ आराम-पसंद नहीं था । दिन भर फैसछा करने 
और लिफने में बीवता | इसकी दीवानी में मुद्दत से जो हिसाब 
किताव वादशाद्दी वाढी पढ़ा हुआ था बह पूरा हो गया । 

न्रजहाँ बेगम में वाद्य सौंदय के साथ आंतरिक गुण 
चहुत थे और वह सहृदयता, सुव्यवद्धार, सुविचार और दूर- 
द्शिता में अद्वितीय थी । बादशाद्ष कहते थे कि जब तक चह 
घर में नदी आई थी, में गृह-शोभा और विवाद का अर्थ नहों सम- 
ऊता था। भारत में प्रचडित गहने, कपड़े, खज़ाबट के साम्रान 
को बहुधा यही पहिले पदिल काम में छाई, जैसे दो दामन का 
पेशवाज, पंच तोलिया ओट्नी, चादछा, फ्िनारी, इत्र और गुलाब, 
जिसे इन्च जद्दोंगीरी छद़ते हें, और चांदनी का फश। उसने 
बादशाद हो यहाँ तद्ध अपने वश में छर रखा था झि बढ नाम 
ही मात्र को बादशाह रह गया था। जहाँगीर ने लिखा है फरि 
मेने सा्रास्य जो नूरतहाँ छो भेंट कर दिया है। सिवाय पऊ 


१५१. एमाहुलमुल्क 


यह निज्ञामुलमुलकत आसफजाह के लड़के अमीरुछूच 
फीरोज जंग का पुत्र था ओर एतमाहुदीला कमरुद्दीन खाँ 
दौद्दिर था । इसका वास्तविक नाम मीर शहादुद्दीन था । 
इसका पिता दक्षिण के प्रबंध पर नियत होकर उस ओर « 
तब इसको मीरबख्शोगिरी पर अपना प्रतिनिधि बनाकर ... 
शाह बादशाह के दरबार में छोड़ गया और इसे वजीर सफ: 
जंग को सोंप गया । इसके पिता की मुत्यु का समाचार 
दक्षिण से आया तव इसने खमय न खोकर सफरर जंग से ८. 
पैरवी की कि यह मीर वरुशी नियत दो गया और पिता की पद 
पाई । इसके अनंतर जब वादशाह सफदर जंग से खफा हो ग 
तब यह अपने मामा खानखानाँ के साथ सेना सहित दिल्ली 
दुग में घुसकर मूसव्री खाँ को, जो सफदर जंग की ओर से - 
सौ आदम्तियों के खाथ नायच मीर आतिश नियत था, 
वाहर किया और उक्त पद्‌ पर खानदोराँ के पुत्र के साथ 7 -. 
हुआ | दूसरे दिन सफदर जंग ने वादशाह्‌ के सामने जा: 
मीर आतिश को बहाल कराने 'के लिए प्रार्थना की पर :. 
सुना नद्ीं गया । झाज्ञा हुई कि दूसरे पद के लिए प्रार्थना ऋर 
उसने एमादुलू मुल्क के स्थान पर सादात खाँ जुल्फिक्ार जंग 
मीर वर्शी नियत किया। वादशाह सफदर जंग से कुछ 
इसलिए एमाठुल मुल्क ने चाहा कि उससे युद्ध करे | छ '< 


( शष४ ) 


भचा । इसे शेर अफगन खाँ से एक लड़की थी, जिसकी जहाँ- 
गीर के छोटे लड़के शाहजाद: शहरयार से शादी करके उसे 
राज्य दिलाने की चिंता में यह पड़ गई | बड़े पुत्र युवराज शाह- 
जहाँ के विरुद्ध जहाँगीर को इससे ऐसा उभ्ाड़ा कि आपस में 
छट्टाई और सार काठ होने लगी और बहुत से आदमी उसमें 
मारे गए । भाग्य के साथ न देने से, क्योंकि शाहजहाँ से बाद- 
शाही सिंद्दासन शोभा पा चुका था, इसके प्रयत्नों का कोई फल 
नदी निकछा । शाहजहाँ ने बादशाह होने पर इसे दो लक्ष वार्षिक 
वृत्ति दे दी। कहते हैं कि जद्दोंगीर के मरने पर इसने सफेद कपड़ा 
दी बराबर पदिरा और खुशी की मजलिसों में अपनी इच्छा से 
कभी न बैठी । १९ वें वर्ष सन्‌ १०५५ दवि० ( सं० १७०२ ) में 
लाददौर में इसकी मृत्यु हो गई। यह जदँगीर के रौजे के पास अपने 
बनवाए मकबरे में गाढ़ी गई। यह कवियिन्नो थी और इसका 
मसखफी उपनाम था ! 
यह इसकी रचना है-- 
दिल न सूरत प दिया और न सीरत मालूम । 
बंदए इश्क हैँ, खचर व दो मिल्छत मालम ॥ 
जादिदा हौले कयामत न दिखा तू मुमझो। 
दिख का हौल उठाया है, कयामत मालूम ॥ 


( 2४४८ ) 


आकर बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ और फिर 
छौट गया | 
देव योग से होल्कर ने यह समझता कि अहमद शाह 

तोप भेजने में उपेक्षा की है और अब वह दुर्ग के वाहर - 
आया है, इसलिए जाकर वादशाही सेना का अन्न और ५.६ 
रसद्‌ रोक देना चाहिए । यह भी सोचकर क्िि यह काम 
किसी को साथी बनाए हुए कर छे, एमादुलूमुल्क और जय ' 
कुछ खबर न देकर रात्रि में स्वयं रवाना दो गया और 
उत्तार से जमुता नदी पार कर उसी रात्रि को, जब -: 
मुहम्मद खाँ खुजों लौट गया था, होलकर ने शाद्दी सेना के 
पहुँच कर कुछ वान छोड़े । शाही सैनिकों ने सोचा कि आ 
मुहम्मद खाँ ने फिर उपद्रव करना आरंभ कर दिया है 
इस कारण साधारण काम समझ कर युद्ध का कुछ प्रबंध 
किया और न भागने की तैयारी की, नहीं तो ऐसी . .। 
होती | रात्रि वीतते दी यह निश्चय माल्म हुआ कि दोएकर 

हुँचा है, तव सब घबरा उठे । क्‍योंकि न युद्ध का समय था 
न भागते का अवसर । निरुपाय होकर अहमदशाह और उ 
माता तथा अमीरुलूउमरा खानदोराँ का पुत्र मीर आतिश 
सामुदौला अपने परिवार और सामान को छोड़कर कुछ «५ 
के साथ राजधानी की ओर चल दिए और इस अलुभव-ह 
से बड़ी द्ानि हुई । होलकर ने आकर वाद्शाहत का छुछ स' 
लूट लिया और फरुंखसियर बादशाह की लड़की तथा मुठ 
शाह की त्री मलका जम्ानिया तथा दूसरी बेगमों को + 
लिया | दोलकर ने इन सबकी सम्मान के साथ रक्षा की । ९ ' 


( #४७ ) 


तक युद्ध होता रह् और इस युद्ध में मत्दार राव होल्कर को 
मालवा से और जयप्पा को नागौर से इसने सहायता के लिए घचुल- 
वाया। परंतु उनके पहुँचने के पद्दिले सफद्र जंग से संधि हो गईं । 
एमादुलमुल्क, होस्कर और जयप्पा मरहठा तीनों ने मिलकर 
सूरजमल जाठ पर आक्रमण किया । भरतपुर, कुम्भनेर ओर डीग 
को, जो जाटग्रांत के तीन हुगे हैं, घेर लिया। ढुगे लेने का 
प्रधान अस्न तोप है, इसलिए सरदारों की प्रार्थना पर वादशाद्द 
के पास ग्राथनापत्र भेजा कि छुछ तोर्ष महमूद खाँ कश्मीरी के 
अधीन भेजी जायें, जो उसका प्रधान अफसर था। एतमादुदौह्ठा 
फमरुद्दीन खाँ के लड़के वजीर इंतजामुद्दोला ने एमादुलूमुल्क 
की जिद से तोप भेजने की राय नहीं दी । आकबत महमूद खाँ 
ने बादशाह्ी मंसबदारों और तोपखाने के आदृम्तियों को इस 
वादे पर कि अगर एमादुलूमुस्क की हुकूमत चलेगी तो तुम्दारे 
साथ ऐसी वा वैसी रिआयत की जायगी, अपनी ओर मिलाकर 
चाद्या ऊन इंतजामुद्दौला को निकाल दें । निश्चित दिन इंतजामुद्दौला 
के घर पर धावा कर छडने लगे पर उस दिन छुत्च काम न होने 
पर दायना की ओर भागें। वादशाद्दी खालघा मद्दालों और 
मंसबदारों को जागीरों में, जो दिल्ली के आसपास दें, उपद्रव तथा 
छठ॒मार ऊरने लगे | इसी समय सूरजमल ज्ञाट ने, जो घेरमेवालों 
के कारण बहुत दुखी था, पादशाद से सहायता के लिए प्राथना 
करों । बादशाह ने अगट में शिझार खेडने और अंतर्वेद का 
प्रवंध फरने के लिए पर वात्तव में जाट की सहायता को दिल्ली 
से बादर आहऊर सिकंद्रे में ठदरा और आकबतव सुहन्मद खाँ 
हो चुज़वाया, जो वर्दों पास में उपद्रव मचाए हुए था । वह खुजां से 


( ४४० ) 


स्‍त्री को, जो निश्चित सोई हुई थी, जगाकर केद्र कर लिया ? 
बाहर लाकर खेमा में रखा | उक्त स्त्री एमाहुलमुल्क की 

थी और उसके लड़की की एमाहुलूमुल्क से सगाई होने 
यी। एमाठुल्मुल्क ने लाहोर की सूवेदारी पर अदीना बेग 
को तीस लाख भेंट लेकर नियत कर दिया और स्वय॑ दिल्ली ८ 
आया | जब यह समाचार दुरोनी शाह को मिला तथ वह : 
क्रद्ध हुआ ओर कंधार से वड़ी शीघ्रता के साथ लाहोर 'ई॑ 
अदोना बेग खाँ हॉँसी ओर हिसार के जंगलों में भाग थ*' 
शाह दुरोनी सेना के साथ फुर्ती से दिल्ली पहुँच कर बीस कोख 
ठहर गया। एमाठुलूमुल्क युद्ध का सामान न कर सका, ३: 
निनपाय हो कर शाह की सेवा में पहुँचा | पहिले यह्‌ दंडित 5 
पर अंत में उक्त सुसम्मात की सिफारिश से ओर अधान “ 
शाहवल्ी खाँ के प्रयत्न से बच गया। भेंठ देने पर वजीर 
नियत हो गया । दुरोनी शाह ने जहाँ खाँ को सूरजमल जाट 
ढुरगां को छेने के लिए नियत किया और एमाठुलमुल्क ने 
उसके साथ जाकर बहुत परिश्रम किया, जिससे शाह ने उस 
प्रशंसा की । जब वजीर नियत करने की भेंठ माँगी गई - 
एमादुलमुस्क ने कहा कि तेमूरिया वंश का एक शाहजादा अ 
दुरानी की एक सेना उसे दी जाय तो अंतव्बंदी से, जो गंगा अ 
जमुना नदियां के बीच में स्थित है, बहुत सा घन वसूल: ' 
खजाने में पहुँचा दे । दुरानी शाह ने दो शाहजादे, जिनमें 
एक द्वितीय आलमगीर का लड़का दिदायत वख्श ओर दूस 
आलमगीर के द्वितीय भाई अजीजुदूदीन का संबंधी मिर्जा । 
को दिल्‍ली से बुज़्वा कर जाँत्राज खाँ के साथ, जो शाह 


( ४४९५ ) 


मुल्क यह समाचार सुनकर घेरा उठा राजधानी चछ दिया। 
जयप्पा ने भी देखा कि जब यह दोनों सरदार चले गए और 
अकेले हम घेरा नहीं रख सकते तो वह भी हट कर नारनौल 
चला गया। सूरजमल को घेरे से आपदी छुट्टी मिल गई। 
एमाहुलमुस्क होल्कर के वल पर और दरबार के सरदारों, 
विशेषतः सीर आतिश समसामुद्दौला को राय से इंतजामुद्दौला के 
स्थान पर स्वयं मंत्री बन बेठा और उक्त समसामुद्दीला को अमीरुछू- 
उमरा वनाया | जिस दिन यह वजीर बना उसी दिन सुबह की खिल- 
झत पहिरा और दोपहर को अहमद शाह तथा उसकी माता को केद्‌ 
कर मुइज्मद्दीन जहाँदार शाह के पुत्र अजीजुद्दीन को १० शावान 
सन्‌ ११६७ हिं० को शनिवार के दिन गददी पर वेठाया और 
दितवीय आलमगीर उसकी पद्‌वी हुई। इसने केद करने के एक 
सप्ताद बाद अहमद शाह और उसकी माता को अंधा कर दिया, 
जो कुल फिसाद की जड़ थी | कुछ समय के बाद पंजान पांत का 
प्रबंध करने के लिए, जो दुरोनी शाद्व को ओर से नियुक्त मुईनुल्‌ 
मुल्क की झुत्यु पर उसके परिवारवालों के अधिकार में चला 
गया था, लादौर जाने का विचार किया | द्वितीय आलमगीर को 
दिल्लो में छोड़कर और शाइजादा अलीगौहर को प्रमंध सॉपकर 
स्वयं हाँपी दिसार के मागे से लाहोर चडा। सतलज् नदी के 
ऊिनारे पहुँच कर अदीना वेग खाँ के घुज्ञाने पर एक सेना सेना- 
पति सेयद जमीलुददीन खाँ और दृद्झीम उबेदुद्ला खो ऊश्मीरी 
चीन, जो उसझा कमचारी, छ दजारी मंसवदार और वहाउद्दौला 
द्वी-बारी था, रावो रात छाद्दौर भेज दिया। थे सब फुतों से 
छाहौर पहचे और व्वानायराओों को दृस्म में भजऊर उक्त 


( धएशर ) 


गए और पंतालीख दिन तक तोप और व॑दूक से युद्ध द्वाता र 
अंत में होलकर ने नजीबुद्दौला से भारी घूस लेकर संधि की * 
चोत की और उसक्नो प्रतिष्ठा तथा सामान आदि के साथ ढुगग 
वाहर लिवा आकर अपने खेमे के पास स्थान दिया। उ 
ताल्छ॒के की ओर, जो जमुना नदो के उस पार सद्दारनपुर 
वोरिया चाँदुपुर तक और बारदहा के कुछ कस्बे हैं, उसको रब 
कर दिया | एमाहुलूमुल्क ने शत्रु के दूर होने पर वादशाह्षत 
कुल काम अपने हाथ में ले लिया। दत्ता सरदार नजीदुद्‌ 
के शत्रु को सुकरताल में घेर रखा था और उसने एमाढुलूमु 
को दिल्‍ली से अपनी सहायता के लिए बुलवाया था पर एः 
दुलू मुल्क अपने मामा खानखानोँ इंतजामुद्दौला से अग्रसन्न 
ओर द्वितीय आलमगीर से भी उसका दिल साफ नहीं था 
समभता था कि ये सत्र दुरानी शाह से गुप्तहप से पत्र व्यवह् 
रखते हैँ और नजीबुद्दौला का दत्ता पर विजय चाद्दते हैं, इ 
लिए खानखानोँ को, जो पहिले से केद था, मार डाला । उ 
दिन ८ रबीउलू आखिर सन ११७३ हिं० बुधवार को द्िर्व 
आछमगीर को भी मार डाला। उक्त तारीख को औरंगजेब 
प्रपोत्र, कामबरुश के पौन्र तथा मुद्दीउलू सुन्नत के पुत्र झुद्दीर 
मिल्लत को गदूदी पर वैठा कर द्वितीय शाहजदाँ की पदवों दी 
द्वितीय भालमगीर और खानखानाँ की म॒त्यु पर यह दत्ता की सद्द 
यता को वहाँ गया । इसी बोच दुरानी शाह के आने का शे 
मचा। दत्ता सुकरताछ से दुरोनो शाह का सामना करने के लि 
सरहिंद की ओर गया और एमादुडमुल्क दिल्‍ली चला आया 
जब इसने दता और शाद्द के करावलों के बुद्ध का सम्राचा 


( ४४१ ) 


एक खास सरदार था, एमाढुलूमुल्क के संग कर दिया। 
एमादुलमुल्क दोनों शाहजादों और जाँबाज खाँ के साथ विना 
किसी तैयारी के जमुना नदी उतर कर मुहम्मद जाँ बंगश के लड़के 
अद्मद्‌ खाँ के निवासस्थान के पास फरुखाबाद की ओर 
रवाना हुआ । अहमद खॉ ने स्वागत करके खेमे, द्वाथी, घोड़े भादि 
शाह जादो और पमादुलमुल्क को भेंट दिया। इसके अनंतर यह 
आगे बढ़ गंगा पार कर अवध की ओर चला । अवध का सूवेदार 
शुज्ञाउददौला युद्ध की तैयारी के साथ लखनऊ से बाहर निकल 
कर साँडी और पाली के मैदान में पहुँचा, जो अवध के सीमा- 
प्रांत पर है। दो वार दोनों ओर के अगाडढों में लड़ाई हुई । 
अंत में सादुलला खाँ रहदेला की मध्यस्थता में यह तय पाया कि 
पाँच छाख रुपया, कुछ नकद और कुछ वादे पर, दिया जाय । 
एमाठुट्मुल्क शाइजादों के साथ सन्‌ ११७० हि० में युद्ध-स्थल 
से लौटा और गंगा उतर कर फरुखाबाद आया। दुरोनों शाह्द की 
सेना में बीमारी फैछ गई थी, इसलिए वह आगरे से स्वदेश 
जाने को इच्छा से जल्द रवाना हुआ। जिस दिन वह दिल्‍ली के 
सामने पहुँचा, उस दिन द्वितीय भालमगीर ने नजीबुदुदौला के 
साथ मकसूदाबाद तालाब पर आऊर शाह से भेंट की और 
एम्ादुलमुल्क को बहुत सी शिक्रायव की । इस पर शाह नजी- 
बुद्दीला छो दिदुस्तान का अमीदलडमरा नियत कर लाहौर की 
ओर चन दिया। एमादुलूमुल्क नजीयुददौला की फिक्न में 
फर्वेघ्वायाई से दिल्‍ली डी ओर चला और वादा जी राब के 
भाई रघुनाथ राव और द्ोज्कर को शीत्र दक्षिण से चुछा कर 
दिल्‍ली को घेर लिया । द्वितीय आलमगीर और नजीवुद्दौठा पिर 


२१५२. एरिज खाँ 


यह कजिलवाश खाँ अफशार का योग्य पुत्र था। अ 
पिता के जीवन में ही वुद्धिमानी, कार्य-क्रौशछ तथा वहादुरी 
प्रसिद्ध हो चुका था और दक्षिण के तोपखानों का दारोगा रद 
ताम पैदा कर चुका था। झाहजहों के २२ वें व में इसः 
पिता अद्मदनगर ढुगे की अध्यक्षता करते हुए मारा गया ९ 
इसका मंसव बढ़कर डेदू हजारी १५०० सवार का हो गः 
और खाँ की पद्वी तथा उक्त दुग की अध्यक्षता मिली । अ५ 
साहस और स्वाभाविक औदार्य से अपने पिता के सेवकों * 
इधर उधर जाने नहीं दिया और सेनिक आदि सबको अपः 
रक्षा में रखा । अपनी नेकी और भमलमनसाहत से अपने पिता 
ऋण को अपने जिम्मे लेकर सगे संबंधियों के पाछन में कु 
उठा न रखा । २४ वें वष इसका मंसव पाँच सदी बढ़ गया ओ 
कज्जाक खाँ के स्थान पर दक्षिण ग्रांव के अंतगत पाथरी 5 
थानेदार हुआ । इसके अनंतर द्रवार पहुँच कर मीर तुजु 
नियत हुआ । जब शाहजादा दाराशिकोह भारी सेना के सा 
क्रंधार की चढ़ाई पर नियत हुआ तब उक्त खाँ वरशी नियुष 
दोकर तथा डंका पाकर सन्मानित हुआ। उस चढ़ाई से लौट 
पर जम्मू ओर कांगड़े का फौजदार नियत हुआ और उस पढ़ा: 
प्रांत में ५७ स्थान इसे पुरस्कार में मिले। ३०वें वर्षजब दक्षिण के 
सवदार शाइजादा औरंगजेब अली आदिल शाह को दंड देने 


( इ४श३ें ) 


सुना और शझ्रु पर दुरोनियों के विजय का हाल मिछा तब नए 
बादशाह को दिल्‍ली में छोड़ कर स्वयं सूरजमल जाद के यहाँ जाकर 
उप्चकी शरण में वहुत दिन तक रहा | इसके बाद उक्त बादशाह 
को संसार से उठा कर नजोबुद्दौला आलीगुहर शाह आलम 
बहादुर बादशाह के पुत्र सुछतान जवाब को गदूदी पर बैठा 
कर राजधानी में शासन करने लगा । तब एमादुलमुस्क अहमद' 
खे। बंगशा के पाख फरुखाबाद गया और वहाँ से शुजावदूदौला के 
साथ फिरंगियों से युद्ध करने गया । हारने पर जाटों के राष्य में 
फिर शरण लिया । सन्‌ ११८७ हि० में जब यह दक्षिण आया, 
तय मसरहठों ने मालवा में इसके व्यय के लिए कुछ महाल नियत 
कर दिया। अपने समय के बादशाह से इसे कुछ भय रहता था 
इसलिए सूरत बंदर जाकर वहाँ के ईसाइयों से मिलकर वहीं रहने 
लगा । इसी चीच जहाज पर सवार होऋर मक्का हो आया। 
कुरान को याद किए हुए था और बहुत गुणों को जानता था । 
अच्छी लिपि लिखता था। साहइसी तथा वीर भी था। शौर भी 
ऊहता था । एक शेर उसका इस प्रकार है--- 
कहाँ है संगे फलाखन से मेरी हमसंगी । 
कि दूर भी जाए व सर पे गद न गिरे ॥ 
इसको बहुत सी संतान यी । इसका पुत्र निन्ामुददौला आसफ- 
दू ऊे दरवार में आऊर पाँच हजारी मंसय, दमोदुददौछा को 
पदवी और व्यय के लिए घन पाऊर सम्मानित हुआ । 


सना लेकर आगरे को रवाना हुआ पर सम्रय पर न पहुँच सका 
जब औरंगजेब की सफलता सुनाई पइने लगी और दाराशिक 
भाग गया तो चक्त खाँ ने लज्जित होकर उम्दतुलमुल्क्क जाफर 
के द्वारा क्षमता प्राप्त की। इसी समय जाफर खाँ मालवे 
सूवेदारी पर भेजा गया । एरिज खाँ भी उस प्रांत के सहाय 
में नियत हुआ। ३ रे वर्ष के आरंभ में रक्त प्रांत के अंता 
मिलसा का यह फोजदार हुआ। यहाँ से एडिचपुर 

फौजदारी पर गया । जब ९ वें वर्ष दिलेर खा चांदा और देवा 
का कर वसूल करने पर नियत हुआ तब्र यह भी उसके स 
सेजा गया । उस काम में अच्छो सेवा करने के कारण इस' 
मंसव बढ़कर ढाई हजारी २००० सवार का हो गया | इंख 
अनंतर बहुत दिनों तक दक्षिण में नियत रहते हुए १९ वें 
दूसरी वार खानजमाँ के स्थान पर एलिचपुर का फोजदार हुआ 
२४ वें वप बुरद्दानपुर प्रांत का नाजिम हुआ और इसके अनंत 
बरार का सूवेदार हुआ । २९ वें वर्ष सन्‌ १०९६ हि० की २९ 
रमजान को मर गया और अपने बाय में गाड़ा गया, : 
एलिचपुर कम्बा की दीवार से सटा हुआ है। इसीके पा 
सराय वनवाकर नईवस्ती भी बाई थी | कसवे के सामने नह 
के किनारे, जो उसके बीच से जाती थी, निवास-स्थान वनवाः 
था, जिसमें उसके लोग रहें । यद्द वहुत अच्छी चाल का व* 
मिलनसार था और खाने पीने का भी शौकोन था। अमीरी : 
सामान बहुत रखता था, इससे सबंदा कष्ट में और ऋणम्रर 
रहता था। पहिले मीरबख्शी सादिक खाँ की पुत्री से इसः 
शादों हुई थी, इस कारण इसका विश्वास दूसरों से बढ़ गर 


( #श४ ) 


उसके राज्य में लूट मार करने पर नियत हुआ तथ उक्त खो मीर 
जुमला के साथ, जो भारी सेना सहित शाहजादा की सहायता को 
भेजा गया था, जाने की छुट्टी पाई | शाहजादा ने वीदर दुगे विजय 
करने के बाद इसको नसरत खा और कारतढूव खो के साथ 
अहमदनगर भेजा, जहाँ शिवाजी और माना जी भोंसला उपद्रव 
मचाए हुए थे । शाहजद्दोँ की बीमारी के कारण उसके आदेश से 
दाराशिकोदह ने, जो अपने स्वार्थ के कारण सदा अपने भाइयों 
को पराजित करने का प्रयत्त करता रहता था, इस काम के पूरा 
दोने के पढिले ही सहायक सरदारों को फुर्ती से लौट आने की 
आज्ञा भेज दी । एरिज खाँ दाराशिकोह का पक्षपात करता था 
ओऔर अपने को दाराशिकोह्दी कहता था, इसलिए नजाबत खाँ के 
बड़े पुत्र मोतकिद खाँ के साथ डंका पीटते हुए दिदुप्तान की तरफ 
चल दिया । कहते हैं हि शाहजादा ने बुरहानपुर के नाएव 
वजीर खाँ को लिखा था कि दोनो को समझा कर रोक रखे और 
नहों तो कपट करके दोनों को केद कर छे। जब ये उच नगर 
में पहुँचे तव॒ उक्त खाँने इनका आतिथ्य करने की इच्छा प्रगट 
किया । ये चाहते थे छि उसे स्वीफार करें परंतु जब माल्म हुआ 
ऊि इसमें धोण़ा है, तत्र उसी सम्रय कूच कर चछ दिए और 
नमदा नदी पार कर शाहजादे के पास उसी के दूतों के द्वाथ यहद 
शैर लिखकर भेज दिया पर प्रगट मे वह वजीर खो को भेजा गया या 
सौ वार झुक्त है झि दम नव॑दः पार उतर आए और 
सौ पाद व नच्चे घाव छि नदी पार हो गए । 

जब द्रवार पहुंचा तब पृ्व के एक स्थान का फौजदार 
हुआ और युद्ध के समय दाराशिजरोद के इशारे पर अधिक 


१५३. एवंज खाँ काकशाल 


इसका नाम एवज वेग था और यह काबुल प्रांत में निय 
था। शाहजहाँ के दूसरे बे में जब काबुल के पास जोहा 
थाना उजबक़ों के हाथ से छुटा तब इसे एक हजारी ६०० सवा 
के मंसब के साथ वहाँ की थधानेदारी मिली । ६ ठे वर्ष इस 
मंसब में २०० सवार बढ़ाएं गए। ७ वें वर्ष इसका मंस 
बढ़कर डेढ़ हजारी १००० खबार का हो गया। १० बेंव 
२०० सवार और ११ वें वे ३०० सवार और बढ़े । जि 
समय अली मरदान खाँ ने कंधार दुगे बादशाह्व को सॉंपने ६ 
निश्चय किया, तव यह गजनी में पहिले ही से प्रतीक्षा क 
रहा था। काबुल के नाजिम सईद खाँ के इशारे पर यह एः 
सहस्र सवार के साथ उस प्रांत में जाकर ढुरगे में पहुँच गया 
उच्च युद्ध में, , जो सईद खाँ और सियावश तथा कजिलबाः 
सेना के बीच हुई थी, इसने वहुत प्रयत्न किया और उस 
पुरस्कार में इसका मंस्व ढाई हजारी २००० सवार क 
हो गया तथा इसे डंका, घोड़ा और हाथी मिछा। राज 
जगत सिंह के साथ दुगे जम्तींदावर विज्वय करने जाकर दुर 
सारबान लेने और जमींदावर घेरने में अच्छी सेवा की औ 
कुछ दिन तक ठुगाँ का अध्यक्ष भी रद्या । १३ वें वर्ष खान:जाद 
खाँ के स्थान पर गजनी का अध्यक्ष हुआ परंतु बीमरो के बढ़ने 
से प्रतिदिन इसकी निबलता बढ़ती जाती थी, इसलिये उच्च पद से 
हृटा दिया गया। १६ वें वष सन्‌ १०५० दिं० में मर गया । 


( ४४७ ) 


था। यह स््री निस्संतान मर गई । उक्त खाँ को तीन लड़के थे 
पर किसी ने भी उन्नति नहीं की। इसका एक संबंधी मीर 
मोमिन इन सबसे योग्य था। यह कुछ दिन तक एलिचपुर के 
सूवेदार हसन अली खाँ बहादुर आलमगीरी का प्रतिनिधि रहा | 
इसके लड़कों में सबसे बड़ा प्रिजा अच्दुल रजा अपने पिता के. 
ऋणों का उत्तरदायी दोकर सराय और वघ्तो छा अकेला 
मालिक हुआ । यह्द निस्संतान रहा । इसको बइद्धा ली बहू बेगम्त 
के नाम से प्रसिद्ध थी। अंत तक यह अपना कालयापन बस्ती 
की आय से करती रही । दूसरा मिजो मनोचेहर जवानी में मर 
गया। उसे लड़के थे । उक्त बहू वेगम ने अपने भाई की एक 
लड़की को स्वयं पाल्कर उससे विवाह दिया था। इसके बाद 
लगभग सात साल तक यह घुढ़िया जीवित रही, जियके बाद 
इसका कुल सामान उसको मिल गया। दो साल वाद वह भी 
मर गई और उसके लड़के उस पर अब अधिकृत हें । तीसरा 
मिजा महम्मद सईद अधिकतर नोऋरी करता रद्दा। वह कविता 
भी करता था और अनुभवी था। उसका एक शैर है-- 
अशर्फी पर जो चित्रफारी है उसे वे सरसरी तौर पर नहीं जानते । 
यह गोल लेख यह्‌ है क्ि परी को उपस्थित करो॥ 
पिठा की पदवी पाऊर छुछ दिन चाँदा का वहसीलदार रद्दा। 
अंत में दुखी हुआ ओर कोई नौकरी न ल्गी। तथत्र कर्णाटऋ 
गया और देन अच्दुननी खाँ मियानः के पुत्र अब्दठझादिर 
पाँ के साथ बालाधाद कणाठक् में व्यतीत झिया । इसऊे बाद पाई 
धाद जाऊर वही मर गया । यह निसश्संतान था । उस वृद्धावस्था 
में भी सेदिय फी ऊमी नहीं वी | लेखक पर उसझा प्रेम था 


( ४३० ) 


कर दिया | इसी वष यह वंगालछ प्रांत का खद॒र नियत हु 
३१ वे ब्ष में यह आगरा प्रांत का बर्शी हुआ । इसके ६ 
खानआजम के साथ दक्षिण गया। जब उक्त खाँ ने इस 
जागीर हिंडिया को बदल दिया तब यह विना बुलाए ३५ 
वर्ष में दरबार चला आया, इस कारण इसे द्रवार में उपरि 
दोने की आज्ञा नहीं मिली । पूछ ताछ होने पर इसे कोनिश 
आज्ञा हुई । पर्गना हिंडिया में यह बहाल हुआ भौर कुछ | 
बांद वहाँ जाने की इसे छुट्टी मिली । ४० वें बपे सन्‌ १० 
हि० ( १५९५ ई० ) में यह मरा । दवाई” उपनाम से कि 
करता था| उसके एक शैर का अर्थ यों है-- 
उसके काले जुल्फों की रात्रि में, 
मृत्यु के स्वप्न ने मुझे पकड़ लिया | 
वह ऐसा अजीब दुःखदायक स्वप्न था, 
जिसका कोई अथ नहीं था॥ 
यह पाँच सदी मंसव तक पहुँचा था। 


१५४७. ऐनुलमुल्क शीराजी, हकीम 


यह एक प्रतिष्ठित विद्वान और प्रशंसनीय आचार विचार का 
पुरुष था। माठ्पक्ष में इसका संबंध बहुत पुराने वंश से था । आरंभ 
ही से इसका साथ अकबर को पसंद था, इससे युद्ध तथा भोग- 
बिलास में साथ रहता | ९ वें व में यह आज्ञा के साथ चंगेज 
जा के पास भेजा गया, जो अहमदाबाद का प्रधान पुरुष था। 
यह खाँ से भेंट लेकर आगरे आया। २१७ वें व में यह एक 
संत्विना का पत्र लेकर एतमाद खाँ गुजराती के पास भेजा गया 
और अबू तुराब के साथ उसे सेवा में लाया। १९ वें बप में 
जथ बादशाह पूर्व ओर गया तब यह भी साथ था। इसके बाद 
आदिल खाँ वीजापुरी को सम्मति देने के लिए यह दक्षिण 
में नियत हुआ और २२वें वष में दरबार लौठा। इसके 
याद संभल का फौजदार नियुक्त हुआ और २६ वें वप में जब 
अरब बहादुर, नियावत खाँ और शाहदाना ने छुछ विद्रोददियों के 
साथ उपद्रव मचाया तब्र इसने बरेली ठुर्ग दृढ़ किया और उधर के 
अन्य जागीरदारों ऊे साथ उन्हें दमन करने में प्रयत्त स्िया । 
यद्यपि बलवाइयों ने इसे घमऊाया तथा आशा दिलवाई छवि यह 
उनसे प्िल जाय पर इसमे नहीं स्थोहार छिया और उनमें भद 
डालने का सफछ पडय॑त्र मी किया | अंत में नियावत खाँ राज- 
नकों की ओर दी गया। तब हृक्कीस ने अन्य जागीरदारों के 
साथ मिलकर चारों ओर से बुद्ध झ्िया और शत्रुओं हो परास्व 


( 
अफजक खाँ २६४ 
अफजऊक खाँ भल्लाप्नी ३५-४०, 
३७९ 
भफजऊछ खाँ, ख्वाजा ३३ ४ 
अफरासियाब खाँ. ४९६, ४९८ 
अवशर पाशा ३९४ 
भबुल्‌ कासिम २०२ 
अबुल कासिम, सेयद १०४ 
भबुल कासिम, कंदजी ११० 
भवुल कासिम, नमकीन २५९ 
भवुल्‌ खेर खाँ २६५ 
भवुल्‌ खैर खाँ इमामजंग ४१-२ 


अबुल खैर खाँ, शम्सुदौल्ा. ४२ 
अबुल खेर खाँ, रो... १०७ ८ 
अबुछू बका अमीर खाँ, मीर ७२-३ 
अचुछ बक्चा कावुली, इफ्त- 
खार खाँ ३६४ 
भवल्‌ वर्क़ात खाँ घ२ 
अबुल्‌ फंज़ल; भलछ्लामी २१, २९, 
४३-५१, ६९4, 
१०१, १०३, १५३, १५६- 
-4, १९८, २६८, २९०, २९७, 
३२७, ४८३, ४८५, ५३१५९ 
अयुलू फम्नल गाभरवनी, मुल्ला 4६ 


७0००) है 


भयुल् फतद दक्षिब्ननी 4१ 
भवुल फ्तद, दकीम ५७-१०, 
२०१, २४२ 


) 


भबुल्‌ फैन फैजी देखिए 'फैडी 

अबुछ् मजाली, मिन्ना.. ०५ 

भवुरू मजाढी, मीरशाद ५१, 
८१, ४६५, ४८२, ५१० 

अबुल मंसूर खाँ सफद्रजंग 4 

देखिए सफदर भंग 

अघुल मकारम जाननिसार 
खाँ ८ 

भवुरू मन्नान, भीर २० 

भवुल वफा, मीर ७३, 

अबुल हकीम, सैयद 

अबुलू हसन तुरबती, ख्वाजा 
४७, ९०-२, १४१, ३२१४ 

अयुलू हसन इबकी, शेख 

भवुरू हसन कुतुब शाह 4२, । 
१, १७३-४, २६०, ३ 

अबू तालिय 

अबू तुराब गुजराती ९३-१३, 
प््ण९ 

अवूनसर खाँ 

अबू वक्त तायबादी 

अचू मुहम्मद 

भव सईद, मिर्जा ९४, 

अबू सईद, से यद 

अबू हनीफा 

भव्रे बक्रस्सिदीक 


अनुक्रम (क) 


[ वैयक्तिक ] 


ञ 

अंबर, ख्वाजा ४८८०-५९ 

अंबर, मलिक १४०, १४२-३, 
१७०६, १९२, १९८, २१९, 
२२८, ३१०, ३४३ 

अकबर ७, ४९, ५३, ५८-९, 
१०१-१, ६५६, २९१-४, 
३७३, ४४१, ५३०, ५३६- ७ 


भफषबर, शहनमाद रे३३, ३४१, 
४४२, ४५३ 

भक्वियारुलूमुल्क ५३६७ 

धगन्न पर द्वितीय ३ 

अगर पॉँ पीर महस्मद १-३, 
२५३१, ३८८ 

अंचमना यर छ८० 

भन्द्र या २५९६ 


क्षणुरीठा एवन पा. ९-३१ 
जगदुदीडा शीरानी, भमीर ५६ 
भनमत साँ 

क्षमीन डोफा, सिर्ना 


४५८ 
६३-३०, 


४७०८, ५१, ८५-३१, १२०, 
34९०७, १८३, १९३, २६८, 
२७८, ३८७, ४११ 

भजीजुल्दा खाँ ३१ 

भजीजुद्दीन जस्तरावादी, भमीन ६३ 

अजीजुद्दीन भाकमगीर द्वितीय 


५४९२-५१ 

भजीवलिंद, मद्दाराज १4९, 
५१४७, ५१६ 

अजोीमुद्दीन, शाइजादा ३३३ 


भजोमुदशान, सुछतान २३४, 
२५८, ४२३, ४३७, ४५५९ 


भताउछांद खाँ श्२७ 
बनतीयतुला साँ ४४७ 

भद॒ली २८३ 
नद॒दम याँ ४-4, ॥ रे 
दीनावेग साँ ७५३९-७५ 
अनवर २१, ३० 
अनवर साँ २६१ 


अनवरुदीन सा २ 


( 
ध्फे रखो १६४ 
फल खाँ कह्ामी २५-१९ 
३७९ ह 
फल सा, खाशा.. २ ४ 
अफ्राप्ियाव शा. ४5 १३ 
पवशर पाशा 8९४ 
भवुल कासिम २९२ 
प्वुछ्ठ कांपिम, सैयद... 7४ 
प्षवुल काप्रिम, कंदगी.. 
घुछ काप्रिम, मंमकीर.. १ 
वुट सैर मां २६५ 
३१-१२ 


क्षतुल् सैर सा इमाम 
लत सैर सो शपुद्दोश 


प्दुछ खेर 
धबुए वकीं समीर या, मोर 


ध्बुढ्ध की कॉबेटी, £ 
६ 


१९७ ] 


सार सी । 
धयर्लू वर्क ३ 
शषुट्‌ फल! अहामी सै 
४३-४६ ७००; 53, 
१०१, 4०३, १५३, ॥५६८ 
4, (१% १ पके 
8१४, ४4३, ४८७, 
अबु्ू पर गाएरियग॥ का 
मरंदुर कर दृरिवी ५ 
बहु पा हकी। ७७८६ 


२) 


सु पैत पी देह! की 

हु माही, किए." 
प्रवु्ट म॒वाणी महा 
८), १९१ ४८२, 

बहु मपूर को पका 
देहिए पड़ा 


मुह मकर जगत! 
कै 


( 


भफजछ सा ३२६४ 


अजफजल खाँ अलामी ३५-४०, 
३७९ 


अफजछ खाँ, ख्वाजा ३३ ४ 
अफरासियाब खाँ. ४९६, ४९८ 
अबशर पाशा ४९४ 
भछुल्‌ कासिम २०२ 
शवुल कासिस, सैयद १०४ 
भवुल्‌ कासिम, कदजी ११० 
भवुल कासिम, नमकीन २७०९ 
भवुुल्‌ खेर खाँ २६५ 


भछुल खेर खाँ इमामजंग. ४१-३२ 
अबुल खैर खा, शम्सुदोछा.. ४२ 
अबुल खेर खाँ, शेख... १०७ ८ 
भुरू बका अमीर खाँ, मीर ७३-३ 
अबुछ बका काब॒छी, इफ्त- 


खार खाँ ३६४ 
अव॒ल वकात खाँ 8२ 
अचुल फज़लू, भछामी ९१, २९, 

४३-५६, ७००), ९५, 


१०१, १०३, १५३, $५६- 

4, १९८, २६८, २९०, २९७, 

३२७, ४८३, ४८७, ५१९ 
भवुल्‌ फमल गाभजरवनी, मुल्ला ६६ 


जबुल फनद् दय्खिनी ६१ 
भवुलू फतह, दृफ्मीम ५७-६०, 
२०१, २४२ 


) 


अबुल फैज फैजी देखिए 'फैजी' 
भवुल् मभाली, मित्रो ७४०६ 
छबुलू सभाढी, मीरशाह ५१, ७७- 
८१, ४६७५, ४८२, ५१० 
अबुल संसूर खाँ सफद्रजंग 4५-९ 
देविए सफदर मंग 
भवुल सकारम जाननिसार 
खाँ ८२-४ 


भवुल्‌ सन्नान, सीर २०२ ई 
भवुल्‌ वफा, सीर ७३, २६५ 
१०७ 


अबुल हकीम, सैयद 
अबुल हसन चुरबती, स्वाजा ९४, 
४७, ९०-२, १४१; ३४२९ 
अभबुरू हसन इश्की, शेख. ११० 
भवुल हसन कुतुब शाह 4९, १५०० 
१, १७३०-४०, २६०, ३०१३९ 
भवू तालिय 8४०३ 
भबू तुराष गुजराती १३-०६, ५३०५, 


ज्ज्‌९्‌ 
अवृनसर खाँ ५९७ 
भवू वक्त तायबादी ११४ 
अबू मुहम्मद ३५४ 
भय सईद, मिर्जा ९१८, ५२५ 
अभय सईद, से यद ३२१३ 
भव हनीफा 492 
४११ 


भेत्रे बक्रस्सिदीक 


( १ । 


धब्दुल मजीद छ्चाँ 
““दुछू मी हो हरवी 
क्षाप्तफ पा खाता ।! ४-१९ 


धब्दुल्‌ रणा। वि ५५७ 
श्ब्दुल्‌ स्ूछफ 
धब्दुहतीफ 
प्ब्दुब्ठती फ शीत १४७ 
कब्दुल बहाव कागीउककगो 
४ १३७४६ 
“हु वहाँ हाँ ३४३ 
.8ु० वहा, हम ९४-०५ 
(० बीहिद 5 
दू वाहिद हवा, लगा ७१०६ 
धब्दुल हुक्म १२।८ 
पब्दुल हक मुह रत 
अद्दुल्‌ हक * | ३ 
म्ह्दुल, हदी, ३९% 
हरदी करी | ४१४ 
ड्ह्ा १२); ३९ 
० ्षवततारी मतदू 8, 
मुल श ॥। १८-३)* 
५ क्ासी २४१ 
3 हाँ इजवेग शक 
7 | उमबैंग रे ॥ ॥१३” 
भ १६३, १५१ 
एएऐ 


१०१. धरा इतुशार १, 


5 


सबूत पाँ हू 


३६५०-४९ 
४४ 


बुर हो लागे 
क्षब्दुद्हा वा खा हित ॥ 
पद्दुद्हा ताँविशी 
ढुह्ह। या फीतगग 00 
क्‍७॥ ९॥ 7 ॥॥ 
४१८, १, ९ 
कब्दुष्हा रवाँ बवाई २४ 
बब्दुल्ा र्वाँबाह शत 
कल्दुदा ता मनूछीर शः 
क्षुल्हा र्घ छेल ३१ 
क्षब्ुद्शा रो ४१ 
पुल वो रख 
कब्दुष्टा घाँ पैपद ८ (पं 
हल्का ली १ 
कब्दुष्छा वियाती। रे ११९८ 
सरहुह्ा वे डे 
पलदु्ता हित, मी है 
हह्दुका बाप द 
शब्द श्तारी, 7 एक 
हब्दुहा छाहकोंगी' व 
॥हुशही रद, ह 
पुल 3. 8 
७५०४ 


( 


भब्दुलू मजीद खाँ १०९ 
अब्दुल मजीद खाँ हरवी 


आपसफ खाँ ख्वाजा १३१४-१९ 


भब्दुल्‌ रजा, मिर्जा जज 9 
भव्दुलू रसूछ खाँ १०४ 
छबव्दुल्लतीफ २१ 
भव्दुल्कतीफ शेख १०७ 


अव्दुलू बहाव काजीउकक जात्‌ 
० 


११००३ 
अब्दुल बहाव खाँ ३े४३ 
क्षवदुलू बहाब, दक्रोम १३९४-७५ 

णछज 


अब्दुल बाहिद्‌ खाँ 
भ्ठ्दुलू वाहिद खाँ, ख्वाजा ७५-६ 


भ्रण्दुलू हकीम २१८ 
अब्दुल हक्क मुहम्मद १२५ 
भव्दुलू इक भमानत खाँ. ३७९ 


भव्दुल द्वादी, स्वाजा ३९, १९७ 
भवदुल हादी तफाखुर खाँ. ४५४ 
भव्दु्श २१, ३० 
भवदुश्छा भनसारी मखदूम्ुझ 


मुल्क १६२८-३२ 
ब्दुल्ला खा २४२ 


ला क्ञाँ उजबेग १४३, ७१६ 
ला खां उज़बंग २९, १३३० 
१६३, २८९ 
एसालत खाँ 


बन 
ध 


< 
दे 
5 


ट्र्ला 
ख्र5 ६६ 


3४०७ 


ज्ट्‌ 


) 


बदुलला कुतु बशाह ३४३, १४९ 
भव्दुल्ला खो झतुबुलमुल्क १५१, 
१६७५-७२ 
अब्दुल्ला खाँ झ्वाना 
भव्दुदला खाँ राजा हिलीय १३4 
बुल्का खाँ खेशगी. रे७४ ५ 
भठदुढला खाँ फीरोजजग १३९०-४९ 


१३७ ८६ 


4७०, १९१, ४१७, ४३९, 
४४८, ४६३, ५ ९ 
अब्दुद्छा खाँ बहादुर २०४ 
भव्दुब्छा खाँ बारह १५००१ 
भव्दुद्श खाँ सनसूरहोक्का. ४४७ 
वदुका खाँ रुहेका ३१५ 
अच्दुल्का खाँ शेखर १५२-६ १ 
दुल्छा खाँ सईद खाँ १६९१ 


दुल्‍्का खाँ सैयद ८9, १६२३-४ 
दुल्श ख्वाजा ३७१ 
बदुलला नियात्नी, शेख ।९९-३० 


अब्दुल्ला बेग ३०८ 
बदुद्छा रिजवी, मीर ३९२ 
ध्२३ 


वदुढला वाएज 
बदला शत्तारी, दोघ १५०, १६१ 


बुला स्थालफोटी, सेयद ४३१ 
भव्दुइशही द खाँ, शाद १२ 
भब्दुस्समद खाँ बहादुर २०८०-१०, 


जु०४ 


( ;£$ ) 


पथवर्दी पा 

हक 8४५. हुक, हे 

हर हि ९३९. ब् शा वा 

फू वा क्महवेत. ४ पढ़ी मुझाद मी हे 
१३९, (४१ 


| 


पटी पन्ना क्री... १११ 
का सक़द मूवी प्री यूतुक पे क्‍ित 
श्रद्दी बगो, मिर्जा १३१ परहीव्दी को, * ११ 
सही बहा, मौदगा ।.. २ 
क्ष्टी बाड़ ६१ हही वी मिकी 
सही धाहिए शाह. ५ ९००... ३११ 
आई मरी रेट हाँ शा 
बढ़ी कर्वि )| रै ही है मी ४ 
हीकुही तो मे बी क्ष्ीह 782 हां 
॥ कटी वा [ रही।4 आया बम कक 
४६५ ४९४ मा है 
प्री यो, भीएगो १८९ र््नँ है रो 
ही गीछारगी, २९०१ बह हाग सि हः 
॥ गौ, है # १4 ५ हा] बज कक: १: 
भरी दोहा ८६ ३० ८९ हा 
ही शी १९४ ही बागी वी १0४7 
वेग सका श् हा 5 शा 
हर ) ९६ पक मे (00 
ही के. बह | पष्वु की पा शिशिर | 
पषहवी मी कु आह हब पं 
कि ३४६, हा 
ही मरी ५ शा की ५, मई, हा! ह 
2५५ २१७ २९ 4 का ध॥| 
४, ५१7 हा 


( 
अछावर्दी ग्वों ३०५ 
भलिफ रखा ५३५ 
भलिफ पाँपमानयेत.. २७६-७ 
भरी भहार काजी १२२ 
अछी अकबर मूसवी २७८०-९ 
अली भप्गर, सिजा ४३१९-२० 
णल्ी भदमद, मौलाना २२ 
अली भाऊ़ा ६8 
भरी भादिल शाह १८७, २९०० 
१, ३५२-रे 
अकी कशावरू १२, ३२१७ 
भली कुली खाँ अंदराबी १८० 


अ्रक्ती कुछी खॉ खानजमों २८१-८ 
४8६०-६, ४७२०४ 

भी खा, मीरजादा २८५९ 

अली गीलानी, हकीम २१९०-७५ 

अली गौहर, सुछतान ३१८, ५४९ 


अली दोस्त 4६ 
अछी पाशा ४९४ 
अली वेग भफरशाही २४६ ७ 

७५९६ 


अली वेग खाँ रूपी 
भह्ली मर्दान वहादुर १४ , १०१, 


३११०-१३ 
गली मर्दान पॉ भमीरुल उमरा 
२७५५, २७१, २९९८-०८, 


३३९, ४५७, ५२७, ५४५८ 


) 


जली मुत्ताकी, शेख १३१० 
भली मुराद खानजहोँ.. ३१२-३ 
भली सुहस्मद था रहेछा 44, 

२४९, ३६१४-७५ 
३२२१ 


अली यूसुफ सरोँ मिर्जा 
भल्वीवर्दी खाँ, ७५, २११, ३३), 


२५० 
नली वर्दी सॉ मिर्जा वंदी <०, 
३१६-९ 
भछी शेर खां २०९ 
भी शेर मीर १९७ 
भज्नाह कुछीखों उननवेत. ३२१५०-१ 


भन्नाह यार खो मीर तुझुक डशेरे५ 

भशरफ खाँ ११४ 

भशाफ खाँ श३े२ 

भशरफ खाँ झ्वाजा चखुदार ३१९६ 

भशरफ खों सीर सुदग्पदू ३२९- 
३०, ४८९ 


भद्रफ्त खो मीर मुंशी ३१७०-६५, 
३६०, रेण३े 

भरकर सॉ नज्मपतानी ३३१ 

भसद्‌ अली स्रॉजोलाफऊ २३५ 


भस्तद यताँ भापफुदीला २६३, ३३२ 
४४६, 9६९, ४८०, ४९१ 

भत्तद या ९७०, ११०, २४१ 

असद सो मापूरी ३४३-४ 


छः 


॥, ३३१, धॉपिकगह हिंद | 


४ ८३ १ है फ; 
१५८, १५६ | 


३७६, २४८, ९ | 
४४५०६, ४५६०१ 


सातिश पा जागवेग. रत 
शातिय हाँ ही १९९... 8४ ११ ॥| 
प्षादिल शाह ३५ १९, २११ पषापपुर्दोश १९४ | 
१६६, २९०, रै१५ अप पा गा 
३८५, रे) 8४, बातिए लगें परत! 
४४९, ५५१ + श्ले 
क्षादिई हो 49। 
पादिद वा सदर १९६ हु हर 
पाला प्रह्वी में, तैद ४ ५१९ 
१७० १२३० हारी धि 
पे पद ३२४ पे ९१८ 
का बरी) , [वार तो 8 
४9००“ दूध आहददीप! ४१९४! 
माली गण के हारा 8 
| 
क्ष|ही मी है हुतहात तोता, हा 
साशोरी का. ४१ लात हा, है रे 
ताँ बात पही दल रे 
४ हां पी ध 
ध 


धर्म ) 
२१४ ११॥ 8 ः 
न] 


42०0 4 । 
२५० बह ह / हू ही 3 । 
हक से ह्य हु गर्ल हुआवा 
[#) 
कप हाँ राग विवश ँ 
न ४ कर हा 
वी १४ 2 का 
न किवाकी ; रा 
४ हा दिवस ; हार ; ! 
२५, ३४ ४० ३५% 8 हा न 
४४९, 


३७०६, ३२८८, ४३१, ४३४, 
४४७-६, ४७५८-५९ 
[३ 
तिश खा जानवेग ३९६-८ 
तिश खा हृब्शी ३९१९ 


आदिल शाह ३५, १९१, २३२, 


२६६, २९०, ३४७, ३५८, 
३८७०, ३९२, ४००, ४०१, 
४४९, ५७४, ५५९ 
आबिद खाँ १४१ 
आबिद खाँ सदरुस्सदूर ४९६ 
भारूम अली खाँ, सैखदू १०-१, 
4४, १७०, २३७ 
आहृम बारहा, सैयद ३२४, 
४०००१ 
भाडोगुहर, शाइनादा 3५३ 
जालीजाह ७३ 
४२६ 


आाशोरी, ख्वाजा 

जभासफ खो आसफनाही (देखिए 
यमीनुद्दौला) ७२१, ९०, 
९८-३१, १९०, २२८, २३१, 
२७०, २७१, २३५४-४५, 
४३०२-१०, ५१२ २५ 

भासफ खाँ ख्वाजा गियाघुद्दीन 
कमभवीनी २५५ ६, 8४११-१३ 

भासफ खाँ मिर्जा क्िवामुदीन 
२०, ३4, ४७, ३२९०, ४।४- 
३०, ४३० 


) 


भासफजाह, निजामुब्मुदक्क ९१०१३, 
४१, <०, २१२, २११४, २३८, 


२५८, ३५५, ४२१, ४४०, 
४५४०, ४७१, ५० 
भासफुद्दोला २५८, ४५५ 


आसफुहौला सलाग्रत जंग ४२१०९ 
आध्तिम, ख्वाजा खानदोराँ 
२६५, ४२३२१ 


छा 
घर 


इंतजामुद्दीला खानखानाँ. <९, 
७४७, ५४९, ५५२ 
इकराम खाँ 
इखलाक खाँ हुसेन 
इखलास खाँआालद्॒दीय! ४९२९-०० 
इखडछास खाँ इखछास केश ४३१०३ 
इखकलास खाँ खानभालम ४३६४-०५ 
इख्तसास खाँ, सैयद फ़ीरोज 


१४३ 
8२८ 


०७३६-०५ 

इृछ्तियारुछझ मुत्क १४-०, १२ 
इज्जत खाँ ख्वाजा बाबा 8३९ 
छ्३्८ 


इजत खा भब्दु रंज्ञाऊ 
हृग्जुद्दीन गीलानी सुलतान 4$६-- 
७, ३१२ 


इनायत खाँ २१७, ४७४०-४ 
द्रनायत खाँ ड्े४रे 
१३ 


इनायतुद्दीन सर भली 


हा हो पहहदी १! 
३१, १2278 ॒ एक वि ही पे 
दृ्टाम हाँ मीर मिंगदश एक वो 7 आओ 
हुपेरी पद्ी ९९०३. एक हाँ कार ॥! 
(छाप हो मम एत्काद हीं एल 
दमा हो ९९०५००.. एक हाँ हित 
हृततिशाम हाँ. [हल रा फो 
क्र (नर. एव शशि 
ई ०" पा 
44:44 ३१८८६ 
वा कि ५ हरे 
रह 
इंपा वा ३ जी आ १ 
पा तरह रा ५०६८४ बाप १९२ 
रा रॉ ी रे ९९ 
५ ल्‍० (/ प३१० ४ जे 
व हद १०० ्ं लात दि 
१॥१ हि 
को! रा ल्‍्‌ $११ 
बुआ हाँ ५४ १६ हद ५ 
हक कलर री कर 25 
रे ५९ ्ग' मै 45६ [ 
री द्वीग ||] | भर 
“् ० 
श्र (१९ कर पक इशारे 
दि हि 


ई। पॉ्ऑरगी 
रत 
ग है? 
। 2 धर दि मिर्गी ! 


५ 4: ६; ई है 


( 


इस्लाम खाँ मशहदी २०१, ३२ 
२२९, ४८६-९० 
श्रलास खा मीर जिभाउद्दोन 


5 


चर 


हुमेनी धवरूशी ४९॥-३ 
इस्लाम खा रूमी ४९४-८ 
दृहदतमास खा ४९५९-००० 


इददतिशास खाँ हखलास खाँ 


फरीद्‌ ज०१-२ 
न 
डसा १३२ 
ईसा खाँ मुवीं ७०३-५ 
ईसा तरखान, मिर्जा ५०६-८ 
इसा शाह १९९ 
ड़ 
उजबऊक खाँनजर बहादुर ५०९-१० 
उदयसिह, राणा ११९ 
उवेदुल्ा स्रॉ 8४७ 
उबेदुल्ला खाँ हकीम ५४९ 
डयेदुल्ला नासिरुद्दोन महरार 
१३९ 
उर्फी शीराजी प्‌ 
उलुग जॉ हव्गी ७११ 
उसमान खाँ अफगान ४२९ 
उसमान ग्वा छोह्दानी ३२२, 


१८ २-४७ 


१० 


ए्‌ 
एकराम खाँ सेयद इसने... ५१६ 
एकराम सवा होशंग 8८५ 
१६८ 


एतकाद खाँ काश्मीरी 
एत्तकाद खाँ फर्रुच शाही ५१३०२) 
एतकाद खाँ मिर्जा बहमनयार 


७ज२२९-४ 

एत्तकाद क्षों मिजजा शापूर 
३००-१ मर ७५२५-०१ 
एतवार खो ख्वाजासरा ५३२८-५९ 
एतब्रार खॉ ४१।२-३ 
एतबार खाँ नाजिर ७३० 
एुतबार राव ३९२ 
एतमाद खाँ १३४०७ 
एतमाद खाँ गुजराती ९४, ९६ 


१८३, ५३४-९, ७५७९ 


एतमाद खाँ झु्वाजा इदराक 
४६१, ५३३१-३ 


एतमाद राय १9१ 
एतमादुद्दीदठा. ५२५, ५४०-५ 
एतसादुलूमुल्क जर५ 
एसल खाँ २७०२, २५४-५ 
एमाद लारी, मौलाना ६६ 2, 
एमादुल्‌ झुल्क ७५४६-५३ 
७५५४-।!५ 


एरिज़ खाँ अफश्ार 
एरिज, मिर्जा १ ४०, २००, ३१० 


( % ) 
झा, रि 
8 हे ३३, १८. कवर ताकि 
कायम ख्‌ लग 6८ कुकी हरित कली 
काततटब को ५५५. इुहुदुददी हँ ! 
कक शे ३४८. हहहदीक पी ह 
क्प्तिम काही, मोटर १३१ इहवुमुलत गई (पा 
क्वाप्िम वा ९१... ५३7४ १२९ दि 
क्राप्तिम मा ३४६ हतुवृरमुल) 
क्ापिम सा कवभीरी २८१ वर ग्रह 
कासिम सो का ४३ ढुढीग मो ॥ २ 
क्रंप्तिम मा गमादीर दे. ४ १ है 
काम जा शुवीनी १8 इतर वो ।8*१ 
क्ार्पिम हाँ वमकीत | 
कांसिम हाँ गैशाएरी ॥६१ ३ 
ी दर गा 
क्ासिम वे, मर की हे 
िल 2५९ हवीगा वेग ॥ 
क्ासिम, कई 
२ की के ॥॥ * 
क्िफरायत मी २६% है । (अं 
रताँ बह हल के मर 
9 [ क 8४०. 
02 १६६ का 8 है 
डिकेदार + १५४ बहु 0 
5 को आग 
किश्र है शै्त टूताही हि हो हा पर्व १६, 
ह। १४१ १४२ 
कु १८९ | बट हि श्श्ए 
ढदुवा, हवी ! हर ही हा हष्ण 
। ख़ [] दा («85 
बुर मल ४ जूही । हरी. 


( 
कामरों, मिर्जा ३३, ४८१ 
कायम साँ बंगश ८्द 
कारतलब स्रॉ ज्प्‌ण 
कासिम भली खाँ ३१८ 
कासिस काही, मौलाना. ४१४ 
कासिम खाँ ३२२ 
कासिम खाँ ३४६ 
कासिम खाँ कश्मीरी २८५९ 
कासिस खाँ कासू ग८९ 
कासिस खाँ जमादार ३९७ 
कफासिम खाँ जुबीनों ३९४३ 
फासिम खाँ नमकीन ७२ 


कासिम खाँ नेशापुरी १३५, १६४ 


कासिस बारहा १८८-९ 
कासिम बेग, सीर ३४२ 
कासिम, सैयद ३७९ 
कान्द्दो भी सरकिया २३६ 
किफायत खाँ २६९, ३३२, ४४३ 
किफायतुला खाँ 8४७ 
किछेदार खाँ २६६ 
किवामुद्दीन खाँ ४५८ 
फिश्वर खाँ शेख इत्राहीस ४८९ 
कुतुत्र १७७ 
कुतुबा, दृकोम ३८० 
कुतुुद्दीन अली फों ४१ 

१७, ८०3 


क्तुचुह्दीन या 


न्‍ै 


है| 


२ ) 


ऊुतुबुद्दीन समा कोका 
कुतुचुद्दीन जो शेस सूृब्रन २९,५०१ 
कुतुब॒ुद्दीन खा दैवर ९० 
कुतुउद्दीन, युछुतान ९३ 
कुतुबुलमुत्क भव्दुद्ला ३३९, ४३९ 
५१३-७०, ५२० (देखिए भवुल्ला 
कुनुब्रुल् मुल्क ) 
ऊंनुचुलमुल्क्र शाह १९३२, ९४५ 
कुछीज खाँ ९, ३८, २०४, २६०, 
२९९९-०, ३१२, ४३४६ 


५४२ 


कुलीज खाँ १८३-०४, ४१४ 
क््ष्णा २०७ 
सख्र 
सद्गराय र्द्ट 
खद्ीजा बेगम ९ 
खदीजा वेगम श्ज्८ 
खफ़ी खाँ १4%, २२० 
खबीत १८ 
खलीक कुछी ४७७ 
खलीलला ४०३ 
खलीलल्ला खाँ ३२५, ३३१, ३८४ ; 

8छजुछ 
खलोलला खाँ यज्दी प्रथम ३ २, 
२५०, ३४० 
सलील॒छा पा यज्दी द्वितीय ३४७ 
35५७ 


यलीखला यो हसन 


( १) 


९०, ९4 # (8 


घुतरो, पठा १७४ 
मुप्तरो बदस्शो १8९०८०, ( दैधिए पाप! 
३०३-र वियापत वेग दीवार 
बृशी लबचाक ३५०... गियाहुद्दी जाती. 
लेधित जा ह्ब्शी ०७. गियाुद्दीर ह्ाव ; 
खाजगी स्वाज। ५४०... गियाहुद्दीर की 
स्वामी सी ९॥.. गुहगन बता 
खाना नहीँ १०५, १. गुणा हुऐेर, मी 2 
एवाजानर्ड ११७ गैस वो, हैपद ५ 
सवार हमे पा ३१ गो 0 
गौधत, रे ॥ 
ग गौहर धारा वे ! 
गंजभली वी २६८ च 
गंजवी विनामी गे २६९ द्वोत्सों !३५, "२ ४ 
गहननकर सी १३८ ..ब्ंपह ढबेला | 
गदाई मी ९६ करत ह 
गा दे ५०; १५५. ज्ाँद वी (८० ॥/४ 
४९३ हीता मी देगी ॥८९०९९ शी 
गशोत। श ज्ञ 
गा्िरदी पोती कद हे 
धरा ५४६ है का बात पिंह । हे 
गाजी ! ]५. ऑर्) मठनरेश हा 
गाजी हाँ वरववरी छव यही ड़ 
गांगी शाँविकंत. ५०६ करी. 0 
[ ३ देखिए बरलगती ) 


गाभी, 
विवा्त है कह 


६ 
खुसरो, यठा १७७ 
खुसरोी बदस्शों १७९०८०, 
३०२-३ 
खूशी लबचाक ३७५० 
खेरियत खाँ हब्शी ४०० 
ख्वाजगी ख्वाजः ७जए० 
ख्वाजमकुली खाँ 8१ 
ख्याजा जहाँ २८७, ०१६ 
ख्वाजाजाह १२७ 
ख्याजा हुसेन खा ३१२ 
गे 
गंजभली खाँ २९८ 
गंजवी निजामी, शेख २६२ 
गजनफर खाँ 8३८ 
गदाई, सीर ९६ 
गदएहे, शेख ०, १७५ 
गनी 8४९३ 
गशांस्प, शाहजादा ४०६ 


गाज्ीउद्दीन खॉ फीरोजजंग १०४, 


४२१, ५४६ 
गाजी खाँ ७८, १०२ 
गाजी खा तनवरी ३१७५ 
गाजी खाँ विलची छ७ण 
गाजी, मिर्जा ज्‌०६ 


गियास्त थेग एसमादुदौला. ३८, 


१9 9) 


९०, ९८, ४०२, ४६०० 
( देखिए एनमादुढोला ) 


गियास बेस दीवान १७७ 
गियासुद्दीन जामी २७८ 
गियासुद्दीन तर्खान श्६३ 
गियासुद्दीन हेराती 48 
गुछ्गज भसास गे 
गुलाम हुसेन, मीर ३६५ 
गेरत खाँ, सैयद ४२४ 
गोबधेन २६८ 
गोबर्घन, राय २८ 
योहर भारा वेगभ 8०५९ 
च 
चंगेज खो. १३१५, ५३५, ५५९ 
चंपत चुंदेका ११४६-४० 
चतु भ्ुज ४८८०-१९ 
चाँद बोबी १८७, १८५९ 


चीता खाँ हृब्शी १८९-९०, ५१! 


ज्ञ 
जंब र, बाबा १८२ 
जगत सिदद, राजा प्ज्८ 
जगता, मऊनरेश ३४८ 
जगपता यलछमा २३६ 
जती उजवबेग २२५ 


( देसिए यलगतोश ) 


( १६ ) 


आएर रॉ मुशिदकुली 
२१३, ३२९ ॥, ४२५ 

जाफर सा, वगीर ११४ 
५५६ 


२०१, 


२४), 


जुतितार पा झा 
7 हुआ 
बारी, लोग 
मैन साँ केक ५ 
३७६ 


ज्ञाफर, मीर ३१८०९ 
जाएर, मिर्जा ४३९ गैबाबादी [ 
शाफ़, सैयद झुगाम खाँ सब्र, शहितादी 
जावेद सा, सवा बुद्दीव भी हे (५ 
जाहिद सी कोरी पर सैदुद्दीर कही तंग | 
मिआआउल्टा खाँ 890. गुर कषददीन | 
लिंकरियां या सनछ अविदीत, हि । 
जिकरियां, सी २०८. शग्ित्ता बेगम ' 
जियाठदीत यू ट 
जियाउ दे पिंधी १५, १४१ होह(_क, री ६0 
जियाददीत ही ३८० रे 
लियाउल्टा 4४१ कई माँ शी (४ 
जीमी अतेग 4३ हार दी 
क्षीवदर्मिती क्षैम रे! ३0 तो १, 
०॥ 2८५, ४ ६९ 

रा ड्ष त्॒दी भेंट कृतगार्गे हर 
जुच्वार मी हट . 7र्ति) दाह ५ +! !॥ 
लुक्ारतिक रह ४१४, "४! 

२११, ४०० ४१९, ४१९ न शहद | 
3 श्थ्क्ष हल हा 

ता खां 
घ१ 


लुलिकार वा !४ 
2३0 88 
84% 


तार बैग 


( 
जाफर लॉ सुशिदकुली २०७, 
२१३, ३२१, ४२७ 
जाफर खाँ, वजीर॒ २१७, २४१, 
५०६ 
जाफर, मीर ३१८-९ 
जाफर, मिर्जा 9१९ 


जाफर, सैयद झुज्ञाभत खो... १८ 
जावेद खाँ, ख्वाजा <९ 


जाहिद खाँ कोका._ ४१७, 9३७० 
जिभाउल्छा खाँ ४४७ 
जिकरिया खाँ २१० 
जिकरिया, झ्वाजा २०८ 


जियाउद्दीन यूसुफ ७३ 


जियाउद्दीन सिंधी २६५, २७० 
जियाउहीन हकीस ३८० 
जियाउल्डा १७२-३ 
जीजी भनगा १३ 
जीनतुज्निसा वेगम ३३५-६, ३७६ 
जुगराज ९१ 
जुझ्चार खा हव्शी जज 
जुझारसिह, राजा ९१, १४७४-४६ 
२३१, ४००, ४१९, ४२९, 
७५०१ 


जुल्फिकार खाँ १५१, २०८, ३१३, 
३३४, ३३६-७, ३४१, ४३२, 
छ८० 


जुत्फिफार गाँ करामानलछ. रे३२ 
जुल्फिफार सॉँतुफमान.. हेर३ 
१४३ 


जूयबारी, स्वाजाकइलों 
जैन खाँ कोफ़ा ५८, २४१, ४१६, 


3७७६१ 
जैनाबादी ३८३ 
जैनुद्दीन, शाहजआादा ३२०, ४०१ 
जेनुह्दीन शली खाँ ३५४ 
जैनुद्दीन अली सयादत ३२३ 
जेनुल आवदीन खाँ ३९४ 
जैनुछ भावदीन, मिर्जा... ४१९ 
जेबुन्निसा बेगस ४४५ 
रे 
टोडरमछ, राजा २६८, ५११ 
त्त 
तकरूंच खाँ शीराजी ३३९ 
तरखान दीवाना १८ 
तरब्रियत खाँ ११२, २२४, 
३८७०, ४७६९ 
तर्दी भली कतगान ३०१ 


तहमास्प, शाह ५७३, ५७, ४११, 


४१४७, ५४७५ 
तहमूस, शाहजादा ४०६ 
तहवच्चर खाँ ४४२३-४ 
ताज खाँ २० 
तातार बेग ७१० 


| उढ] 


दौरत सा मुर्यी 
दौठत हॉ लो १८९ हे हे हे 
हर , !९६-६ गशयादाप की भी 
नहूँम वेग जी सा ॥) ४ 
मन्नफ सा जुल्फिकाएदील 7 हित हाँ । 
नज्ञावत रखा २६०, ४१६, ४९॥, बातिखूदीर ब्रा ' 
0 तिकोसिया है 
नमीयुदृदीत सुहखर्दी ३). पिगामे ॥| 
तीवुद्दीहा दबे. पिगर्म शीट ३९ २४ 
नमीरी मु हे कर १श+ 
तमुद्दीय करी मा (0, १९. दि गोव वात. 
१, ५१९ ४३४, ७०२ 
।६॥. विगर्न गषेक्ष गंशवी 


नम ुद्दीत किबरी गेत 
नपुद्दौटा ३॥9.. विहार की 
नज्ज मुहर हाँ (११०१ २०४, विश पहरद 
, ११६:४ ३०१८५ विशदीर ॥-२ ९ ० 
४४४, वपर 


२१४६ 
७५, ९ ४, 


३५० ६४००, ४४०९ 
हिना मरी ” 
। २१०९, १ 


5824 9-॥॥ 
नह ७५३५० 4 
शव बाई ला 
७१४ ५४६ 
तंवर क्रय 66 कि रे ी हि 
परत र्घाँ 4५५ पुल व१४ 
हे २०१९ तियां त्नर्धो ! 
ज्ञ्पाँ द्वितीय १ 
३३5१ 


फिज 
तरल, हे तय 
तियॉर्ग खा सैयद 
कै $ 


मिरी 
नॉगिरी मी ५ ॥० ११५; विवाधत खाँ 
! + मूल ३८, १-१ ११, 


( 
दोलत खाँ म्लर्मी ज्न्ज 
दोलत खो लोदी १८०, १८८-५९ 

त्त 
नईम बेग ४२८ 
सज्फ याँ जुल्फिकासद्ौला. १०९ 


नजाधत खाँ २६०, ७३६, ४९१, 


ज्षुज 
नजीबुददीन सुहरवर्दी ४११ 
भजीबुद्दोला ७५०१-३ 
नजीरी सुल्ला १९७ 
नअ्मुद्दीन भरी खाँ. १५१, १७०० 

१, ५१७ 
नज्पुद्दीन किबरी शेख १६१ 
नज्मुद्दोला ३१९ 


नजञ्जपुहस्मद खाँ १७९-०, २०४, 


२१६, २२६-७, ३०१-५, 

३९२०-०१, ३५०, ४००, ४४० 
नन्हू ७५३७५- ६ 
नवल बाई ३४१ 
नवलराय कायस्थ << 
नसरत खाँ ज्जप 
नसरहला, दाफिज २०० 
नसीरा, हकीम झ्द० 
नाजिरी मिर्जा ६२ 
नादिर शाह. ९, १०९, २४५, 

४१७५-२७ 


श्प ) 


नानक २०८-९ 
नारायणदाप राठोर ४१२ 
नासिर जंग. 9॥, ४२, १००, 
१३७, ४२१ 
नासिरी खाँ ९१, २२९ 
नासिरुद्टीन भद्दरार १५३ 
निकोसियर १६९, ४४३ 
निजास ३१८ 
निज्ञाम ग्राह ४७९ २१९, २१८, 


२३२, ३०६, ३९१-३, ३९९ 


निजाम शोत् खानजदाँ. २३४, 
४३४७, ५०२ 

निज्राम शेख गंजवी ४१८ 

निजाम हैदराबादी, शेख. २६० 

निजामुद्दीन भहमठ १४१ 


निजाम॒द्दौछा $१-२, ७६, ४३२, 
४७८, ५५३ 
निजामुल्‌ मुल्क ७७, ४४, १०५, 


१३७, १७०, २०२, २६६, 
७१३७, ५४४ 
निजामुलमुल्क फतहजंग. ४२४ 
नियाज खाँ ९ 
नियाज खाँ छ्वितोय ९ 
नियाज खाँ सेयद ३७७ 
नियावत खाँ ज्‌५९ 


न्रजहाँ. २८, ३६-७०, ९०, 


( २ ) 


३८ ९, ४२३० 
३ ४३२०३, इहुला॥ भी 


डे 
४४१९, ५०४, ५१३०-१४ मत को 
४५१०, ५१3 
फ्हाद क वसा हो, कि 
फह्दीम, मिर्यो हि हा 
फापिर माँ समासांगी. हे के | न हे 
4 ) 
हा है हक है बहामद व मी पल्ली 
न्‍ 8. बहुत बढ ४१४ 
फॉजिक सैयद कल ३-१४ 
फार्दिमीं बेगम ७२४ बहुछोढ २१९, न 
फीरोन वी खोजा ४०५ बहुलोल ४९ 
फीरोजगरग की ९ बहुलीछ, हि हि एक 
फीरोग मेवे ३१७ बहाददीएं शी 
पीरोशर्शी६ ९५, बहावदीते फ्रीद बकरे 
कैली, मर, २१, २९ १) बहा व स्का 
न्‍ ।, (९! 388, 7 
फैजुल्ट ४९८ हदुर हाँ कोट + 
हैलुहा वा रह इव४ ताँ को ४ 
हुए वा | रे 
रब बहादुर व हां २३ है 
दवा २०१ इनसे था 
बरक्षार्र व हक [ह( हिंद वो वव हट 
के, ते ०४ सा २८, रद 
28५ ४० 
बी कि ९; ३१ हाहुर विज १८३ 
कक लोदी ०७ 


( 

२३१८ ९, ४७२३-४७, ४३२-३, 

४४३४, ५७०४७, ५१३३-१४, 

५१७, ७१९ 
फहांद ३०१ 
फहीम, मियां १९९-० 
फाखिर खाँ नज्मसानी 3२४ 
फाजिल खा ४७३ 
फाजिल जा भाका ३४४ 
फाजिक सैयद १०४ 
फातसा बेगम ७२४ 
फीरोज खाँ खोजा छण्५ 
फीरोजजंग खाँ द्‌ 
फीरोज मेवाती ४३७ 
फीरोजशाह ५ १3७ 


फैजी, अबुल्फैज २१, २९, ४४, 
७५९, ६६-७१, १०१ 


फैजुल्ला खाँ ४९८ 
फैजुला खा रुहेला ३१७ 
ब 
बंदा २०५९ 
बत्तान चेग रुजबिहानी ३९६ 
बदरुद्दीन, सैयद १०४ 
बदीऊ, मिर्जा इ्छज 
वबदीउज़्माँ मिर्जा ४११, ४७१४७ 


घनारसो 


२०७ ) 


वरखुरदार, ख्याजा १३९ 
बसंत खोजा ३४१ 
वसालत खां, मिर्जा सुछतान 
नजर ४३१ 
बहर- वर, मिर्जा ४०३ 
प्रददर मंद गा २०१, २६३४ 


प्रहरमंद स्राँ मीर सख्यी १५७८-० 


चहराम बदखुशी १७५९-८०, 
२३०३-०४ 

बहलोल खाँ २२९, ४७९ 

बहलोल बीजापुरी ४९०, ४९९ 


बहलोल, रोल्ल फूल १५३-७५, 3 ५० 
वहाउद्दीन ४१, ३७१ 
बहाउद्दीन फरीद शकरगंज . हे७३ 
बहार खाँ. २१२, ४५, ४७-४८, 


३8४७, ४३८ 
बहादुर खाँ कर्नोली ४२ 
बहादुर जा कोका ४९१ 
बहादुर खाँ गीलानी ३१० 
बहादुर खाँ रहेला २३१, ३०३, 


२४७००, ३९१-२, ३९९, ७५०१ 


घदादुर खाँ शेबानी. ७८-५९, 
। 3८, २८१, २८४-७, 
४७३-४ 

उठादुर निमामशाह् १८७-१८९ 

बढादुर लोदी 29९९ 


मनोचहर मिनो 


मफ़बजहा जा वहादुर..+/ ४ 
मा सीदी १४९... ५, ॥९॥ 
मरियित हर. ररईनरेप | 
सरियम मानी ३८... रैरेई| रे । 
मरियम हादियां 8४५ ३९९, १० ॥| 
महंभत सा 8, १५८... ४४ 
महका जमातियां ५४८. महादत हाँ पुाद शी 
महिक पदत ३९२. महाबत वा रहा 
मरदरराव होकर ८८ 3१७... ) १४६ है 
७३४७-४९, मापा 
मसठद, मेहर री | 
महदी कासिम ाँ ११9 मार्क, री 
0 धंधे 
महमूद भत हे 
है २१४ माताजी मोती 
मद पर 
ता कामीरी ६४५ है न 
४९ मे क्व, * 
महू ६५ हर मायूत हाँ री 4“॥ 
(मद वे हताव 8 
पा जा हे (आदत पा री 
कान 7! थे, चूचओ 
महगद, ठु | ! माहिर वेग १८३, 
है (९३ रहे अवगा 
महमूद हे बह, आहार वी 
क्षा & 
महरमीदे ! 2९४०४ मियां रा 
महा हट 8 मी भरता 
हक छु५० मी 


महर्ति 
महा तईद 


( २१ ) 


५५७. मादा मा, कह दे॥ २ 
२५, १०, ९६, रे) 


(्‌ 
मनोचहर मिर्जा जुप्‌छ 
मफबजुला खा बद।हुर २०३ 
मरजान, सीदी ४४९ 
सरियस १३२ 
मरियम मफानी ४१८ 
मरियम हाकिजा छ्छ७ 
महंमत खाँ ४१, २५८ 
मलछका जमानिया ७३८ 
सलिक बदन ३९२ 
मल्हारगव होलकर 4८, ४२७, 

७४०७-४९, ५५२ 
मसऊद, भहिक ७४१ 
सहदी कासिम खाँ ११३७ 
महमूद भारछम खाँ १०६ 
महमूद खाँ २२८ 
महमूद खॉ कम्मीरी ७३७ 
महमूद खॉ बारह श्षए 


महमृद बैकरा सुछ्तान ६५, ९३ 


सहमसुद सीर ३४६ 
महमुद, सुछतान ५११, परे४, 
ज३६९ 
महमृद सैयद १०४ 
महम्मद भादिरू शाह 8८६ 
सहस्मद रूमी ४९४०७ 
महस्मद वाली ५१० 
सहम्मद सईद जज 


जप 
"3 


) 


महावत्त सो, जमाना वेग 
२७, ९०, ९८, १३९, १४३० 
जू, १९१, 3९३-६, २००, 
२२१६-३०, ३२०, 


३८८, 


ञ 
२३, 


३ 
६०५ 
३२६, २४३२, झे४८, 
३९९, ४०४६, ४०७, ४४८, 
'५०५९ 


सहावत स्राँ मुहम्मद इत्राहीम ३८३ 


सहाबत खा लहरास्प १२१-+१, 
२७४१, २४६, ४१९ 

माधाता २३३ 

माणिकराय ४८७ 


मानसिह, राजा 
१९०, ४१०, ४१७, ४८३ 


२२० डरे 9 १४० | 


मानाजी भोसछा ज्ष्ण 
मामुर खाँ २१२ 
मारूफ भछक्वरी, रेस २१६ 


मासूम खाँ कावछी १५८-९, ४१४ 


मासूम खॉ फरखुदी २६८ 
माह चूचकू वेगम ७९-८० 
माहबानू वेगम १८३, १८९ 
माहम अभनगा ४) ९७4 
साहयार चुकमान ३०३ 
मिया खा २० 
मीरक भताउला २१० 
मीरक कमाल शे१े७ 


हू खो नया इण६. . सींदस्मद मीर सैयद ३३५ ६३-७५, 
सुदम्मद ख दंगश .. ८: जज १२० 
मुहस्प्तद खाँ घारफुदीन ओऔोगली मुहम्मद सुभजम, सुझुतान ९ 
ज४० 8, २४१, रेपरे3 ५03 २६०, 
मुद्दृम्भद गजनवी, शेख १४ ३६२, ४५७५०, १ 
मुहम्मद गियास, मी लक सुहब्जद्द १६ 
मुदम्मद गेसदराज, सेव. रेड नंद मद यार हे पे ज्श्दे 
मुहस्मद गौस १ ६७२०६, 22 खाँ उजबेग ५१२७ 
१७०८, १६० 
मुहस्भद सुराद खो दएजब २९ 
सुहसाद जा रे ४००. मुहम्मद यू के खो मशद्वदी १८१ 
मुहम्मद जाकर आसफ खाँ के हा 


मुहम्मद यूसुफ सो एेजनी पैडिओे 
मुहम्मद रजा मद्हदी २५१ 
सुदस्मदरजा हेदराघादी ९ 
मुदम्मद छारी। सुछा ३४३, ३०७ 


ध सुइस्मद शरीफ ४१४ 
मुहम्मद तार बोहरा १९१३ १४४ 


पे तो कद महम्मद शरीफ ५४१ 
एम्मद नियाज से ४ पर 
सु अ जे हल मुद्दम्भद दारीफ, सेंवाजा ७३० 
मु हक ल्श र्‌ ५ हे मुदृम्मद इरीफ, मीर २८५९ 
८ नोमान, में ४ 
मुहम्मद नोमाने) भर ४ मदम्मद शा ३,६६९ 
मुहम्मद परत रो १०५. मुदम्मद समीक्ष झथाजा. १० 
मुदग्मद पा झवाजा. + ४४ | 
दृग्मद परत 
सुद्स्मद मणाछी ब्र५ सुदमद खुटता _ 2 
8८६, ४९१८ ३। ४० ९ 
मुदग्मद मसऊँद ३६६४. मुदम्मद सुल्तान बदखशी . है१४े 
मुहम्मद मास ६९८ 


मुद्दग्मद इकीम 
सुषग्मद मीर भदफ) सैयद मेरे १३१, ९८४5 ३६३, ४६८ 


( 


४६५-६, ४७४७, ४७८२, ५३२ 
सुनहम खाँ खानखानाँ टितीय 
२०८, २६४, ३३१६, ४७० 


मुनीभर २३४ 
मुफ्तखिर खाँ ज्‌२४ 
मुबारक खाँ नियाजी ७०९ 
मुबारक नागौरी, शेख ४३, ६६- 
७, १२९ 
सुबारकुद्दोला ३१५९ 
मुबारक॒ल्लाह, मीर ४७० 
सुबारक सैयद ज्‌३४ 


मुबारित्र खाँ एमादुलमुकक ०-१, 
१३७, २३८, ४७१ 
मराद, शाहजादा 9७, ७-३६, ७२, 


९६, १७९, १८६, १८९, 
२४६, ३०२, ३०४, ३४५- 
६, ३५०, ३७४७, ४०१; 
४७६, ४८९, ४२९, ४७१, 
४५५७-४६, ७५०० 
मरारीराव घोरपुरे १३७ 
मुमताजुजमानी ३७९-०, ४०५९ 
मुतजा २१ 
मतजा खाँ भाजू ७२ 
मतजा निजामशाह... ३६१, १९० 
सुतजा पाणशा ४१९४-७५ 
सतंजा मीर ४७, १८७ 


50% 


झंतंजा मीर शरीफी २८५ 
सुधिद कुली खाँ ३११ 


सुल्तफत खा. हे३२९, ३०९, ४६९ 


मुस्तफा खाँ मुहस्मद अमीन ४९० 


सहतरिम बेस २८९ 
मुहष्चर खाँ २३७ 
सुहस्मद 9१॥ 
मुदृस्मद ३८, ३९० 


महस्मद कवर, सुलताच 4२, १०९ 
महसम्मद भज्गीम, छुलतान ८३ 
० 

महम्मद भव्दुलू रसूलछ १४५९ 
० 4 है. 2 

महम्मठ भमीन गहमद २ 
क्ः 

महन्मद अमीन खाँ २०, २३५; 
० 

२५० 
महम्मद अमीन खाँ ३८७, ४२४, 


४8४७, ७१३ 
मुहम्मद अमीन दीवाना. १९ 
महस्मद अकी ३९८ 


महस्मद अली खानप्तामाँ २३९१-३९ 

महस्मद्‌ आजम शाह <३, २३४, 
२६४७ 

महस्मद आदिल शाह २२८, २४४६ 


मुहस्मद इकराम १२५ 
मुहम्मद कुली भफशार ४१६ 
मुदहृम्मठ कली बांस <५, ४७२ 
मुहस्मद खझील १७५ 


( २७ ) 


सदीला.. २२९, २३१, ३९२ 
रफीउदर्जात १६५९, ५१७ 
रफीउद्ौला १६९, २१० 
रफीउठब्णान १६९, १७०१ 
रशीद खाँ ३२४ 
रशीद खाँ धदीउज्नमाँ एप 
रहमत खाँ छणर 
रहमत खां, द्ाफिल् ३१८ 
रद्सतुला, ख्वाजा १३७ 


रहमतुस्छा रुहेला, दफिन ३१७ 
रहमनदाद १९५९ 
रहमानयार सुर्कभ्रान_ ६३२३-४ 
रहीम खो दक्षिणी ३७५६ 
रहीम सो रद्दीमशाह्‌ 8७५९ 


राजा बली खो २४, ६३, १८६०-७० 


राजूमना ४८, १९० 
रजेखों १६६ 
राद अंदाज खाँ ७१२ 
रामचंद्र, राजा ११७ 


रामदास, राजा २६ 
राना भोला 


४३४ 
रामा मॉसलछा १७१ 
रिक्षची खो घुखारी ३३० 
रुझना, इकीम ३८० 
स्फ्रीणा ध्ण्८ 
शरतम ऊंधारो, मिर्जा ७०६ 


रुस्तम खाँ. १९३, २०७, है२१ 
४३०, ४३३, ४४८ 

रुस्तम खाँ दक्षिणी ४९१, ४९६ 

रुस्तम दिल खाँ. ३७७, ३२९६-७ 

रुस्तम बदरुशी 


१७९ 
रुस्तम मिर्जा ४६, १४० 
रुस्तम सफवी, मिर्जा ३५३ 
रूमी, मौलाना ३८३ 
रहल्ा खाँ खानसामाँ घरे१ 
रूहुबछा खो प्रथम श४६ 
रूहुछा खो मीर घख्शी ४४१ 


रूहुल्ला खाँ यड्दी ३२, १५०, 
२५८, २६३, ३४४ 
रोशन अख्तर, मुहम्मदशाह १७० 


देखिए सुधम्मदशाह 
ल 
लक्ष्मी, षावू १४५ 
कछष्कर खा ३१९, ३३२, ४२१, 
४५७, ५२६ 
लहइ्राष्प जा पृछद, 
छाल केभर ३१३ 
लुब्फुछा खाँ ९७ 
लुत्फुदा, इकीम ६० 
न 


बह्ालत या जपए 


मुहम्मद हर्वी, श्याजा ९४ 

सहग्मद हाजी ३१६ 

मुहम्मद हुसेन मिर्जा १४-०७, <५, 
३७५९ 


मुहसिन खाँ, हकीम २०२, ३७७ 


मुहामिद मीर ३६८ 
मुहिब्ब जली खाँ २६७ 
मुद्दीवुल्ला, मीर ९६ 
मुद्दीठडल मिल्॒त ज्जर 
मुहीउल्‌ सुन्नत ज्ण२ 
मूसबी खाँ ३७९, ५४६ 
मूसा, शेख ४६७ 
मेहरुन्निसा देखिए नूरजहाँ 
मैसूरिया २३४ 
मोतकिद खाँ ज्णज 
मोतमिद्‌ सना २०२, ४२० 
मोतमिदुरैला सदार जंग २०३ 
मोमिन जा, ख्वाजा १२ 
मोमिन खाँ, नज्मसानी ३७१-२ 
मौलाना मीर ३२८ 
य्‌ 
यमीनुद्दोठा जासफ खाँ. ३३२, 


३४७, ३६२, ३५९०, ४००, 
४०६, 8४३९-४० 
देखिए आसफ खाँ 
यलंगतोश २२६-७, ३०१, 
३२०-१ 


| 


घ 


94 2 


यशव॑त्सिंद, राजा 
देसिए जप्तवंत्सिह 


९९, १०७ 


यहिया पाशा ४९६ 
यहिया, मुल्ला ३७०४-५७ 
याकृत खा हब्भी १४२, २२९ 
याऊृतच खाँ ४५९ 
याकृच खाँ हृब्शी ३५६ 
यादगार, झर्याजा १३९ 
यादगार जौलाक १८० 
यादगार टुकरियां ३०५ 
यार भर्ती बेग ४३१ 
यूलम बहादुर डजबक ७५०९ 
यू सुफ ३४५२ 
यू सुफ खाँ ३१ 
यूसुफ खाँ, मिर्जा ४१६ 
यूसुफ खाँ रुनबिहानी. ३९६-७ 
यूसुफ मुहम्मद खा ३९२ 
र्‌ 
रघुनाथदास, राजा. ४२, ४२१ 
रघुनाथ मुतसद्दी २७३ 
रघुनाथराव पेशवा ५५१ 
रघु भोसछला १२, ३१७, ४७८ 
रज्ताक कुली खाँ १७५ 
रणदूलह खाँ हब्शी ३०७ 
रतनचंद, राजा १६८ 
रत्र, राव ३४४ 


5 


शाइभली ४९, १९० 
शाह जालप्त बद्दादुर शाह १६९%- 
७१, झ६५, ४३१, ४७८ 
शाह खाँ छ्रे 
शाहजहाँ ३५-१९, ७७४, १९२-४३, 
३६७५, ३९५१, रे९३, ४०४, 
४४१, ४६१, ४८६, ५२२, 


पुर८ट, प४५ 
साइजहाँ द्वितीय १७० 
शाहदाना ज७९ 
शाहनवाज खाँ. १९१०-०२, १९९ 


शाहनवाल खाँ सफदी ०३, ३४५-५६ 
शाह पूर खाँ, मीर ३७०१ 
घाहवाज खाँ कबू १९, ९४, १६५, 

२६७०८, २८९, २९७, ५३७ 
शाहबाज खाँ ख्वाजासरा 8५७ 
शाह विदार खो 4दप्‌ 


शाहयेग खाँ ३७९ 
शाहमयेंग जलायर २८२-३ 
शाह, मिर्जा ३५९ 
शाएरुस, मिर्जा ४५, २७, १८६- 
७, ३१६० 
शाहवरली स्व जज० 
दाए्टीपों २८१ 
शिड्नेदी, सुछा बटण 
शिवाजी भोसझा. १०७, ३२४, 


३६०, ३२७०३, ५१०, ५ण७ज 


शुक्कछा २३३ 
शुजाभत खाँ ४२५. 
शुजाभत सॉशेख कबीर ३२२,४८३ 
शुज्ञाभत खाँ सैयद १४७ 
शुज्ञाभ, सुछ्तान १, ७४०७, १६२, 
२३०, २४०, १२३, ३२७५, 
३३६९, ३४८, २८६, ३५३, 
8४००-११, ४०६, ४१०,३२७० 
4<, ४५२, ४९२, ७५२६ 
शुक्षाउद्चेछा, नवाब 


<९, ३१७, 
३१८, ५५१ 
शुज्ञाउदौला ३१६-७,४२७ 
शुजाउलमुस्क १३२६ 
शेखुलू इसलाम १२२ 
शेरभली ४८१ 
शेर भफगन खाँ. ५४३-२, ५४५८ 
शेर सो णु३५९ 


शेर-खाँ फोछादी ३७९,५३६,५३९ 


शेर स्वाजा १३५९, १०३, ३१०, 
०७ 
बेरजाद <६ 


शेरघाह १२८, १७५७, १५८, ४८३. 


सतत 


संग्राम होसनाक छ 
संज्र ऐो ४३५९ 


वजारत खाँ 
वबजीउद्दीन भलवी 
बजीउद्दीन, सेयद 
वजीह 

वजीर खाँ 


0 


२२२ 
१ण२ 
१२१, १६० 
४७० 


१३3७-८ 


वजीर खाँ. १८४, २११, ४१०, 


४६७, ५५५ 
बफा, खोजा 
चलीबेग 
बहदुत भक्ती रोशानी 
घाली, मिर्जा 
विक्रमानीत, राजा 

२, २०० 
चीर शाह 
वीरसिह देव 
बुंदावन, दीवान 
वेकटराम 
चेसी, ख्वाजा 


श 


शंभा भोसका १५१, 


शनुसाल, राव 
शंफी खो, हाजी 
शमशेर खाँ तरों 
शम्स 
शग्सो 


१४२ 

७९ 

४१६ 
७४-७५ 
३४७, १४१- 


११७ 
७०००३ 
१३५० 

३९६ 
४3४१३, ५२७ 


३३३, ४४४७ 
२२१ 

२१२ 

२४१ 

३९२ 

२१ 


शर्ट ) 


शमस्सुद्दीन खबाफी, ख्थाजा ४४, 
२१७५ 
शस्सुद्दीन खाँ मुहम्मद भतगा 
६-७, १३, २८०, ७३१ 
शम्सुद्दीन सुकतानपुरी, शेख १२८ 


शरफुद्दीन ४३१ 
शरफुद्दीन, मिर्जा ढ्ण 
शरफुद्दोन, मीर ९६ 


शरीफ खॉ अमीरुलू उमरा १३९, 
१९०, ४१७, ५२८ 


शरोफ खाँ करोठी २६० 
शरीफुद्दीन हुसेन भहरारी.._ ७५ 
बारीफुल मुल्क ३५-५ 
बाहदाद खाँ णु०४-५ 


शहरयार, शाहनादा ३५-१, 
३८०९, ६३९०, ४०४०-७५, 
७५8५ 

शहाशुद्दीन भहमद १९, ७५, 
१३६, १८३, ४१२, ५३७-९ 

शहाबुद्दीन सुदरवर्दी १६१, ४११ 

शादमान २१, २० 

शापूर, ख्वाजा ५४० 

शायस्ता खाँ भमीरुलू उमरा ९०, 
3४४७, रे५७, २८३६, ई#३८८, 
३९९, ४३०७०, २४९, ५०), 
५१०, ५१२, ५२६ 


( ३१ ) 


साहुए्का खाँ, स्वाजा 4३८ 
साइुब्छा खाँ रहेला 4८, ३३५, 
५१३ 
सामी, मिर्जा ४१५९ 
सालम, सोदी ३९२ 
सालार या ज२ 
सालिह जा ९६, ३४२ 
सालिह सर फ़िद्ाई ३८९ 
सालिह बेग ३६९१ 
साहिब जी २५५-.८ 
साहू भोसला 59, २२९, २३१... 
२, २३६, २६६ रे५७, ४०७ 
४९९ 
सिकंदर खाँ उनयेद ४५, ॥३६, 
२८५, ४६५५ दर 
सिकंदर सूरी 9, ७७, २८ ०, ४६५, 
४७३ 
सिपद्दार खाँ ४५८ 
सियावश ५५८ 
सियावद्ध फुलरकाशी २९९ 
घिरातदवीन शेख 3२४ 
पसिराहत्तैर ३१७-८ 
छुभान इसी बुक १३ 
प्रभान फुझी 73९५०, ६३७ १, 
१०३, ६०५, ३११ 
घुटतान भइमद ११५ 


सुल्तान भ्ठे भफजनक्क ३२७ 
सुलतान हुसतेन इफ्तखार ३०१ 
सुझतान हुसेन जरायर॒ ७३६६ 
सुल्तान हसेन, सिर्जा 3६ 
पलतान हुसेन, मौर ३३८ 
सुलेमान ॥७२ 
सुलेमान किरानी १९३, ४७७४ 
सुलेमान, मिर्जा <० 
सुलेमान शिक्रोह ॥६ २, ३०६, 
२१८, ३८६ २३७, ५०२ 
सुदराब खाँ ४१९ 
सुह्देड सी १८७-९, ॥९८ 
सूरजमर, राजा ८८, ५४७-५०, 
पण३ 
सूरज सिंह, राजा ५० 
सेफ़ कोका ४१९ 


सेफ खाँ २५०, ३८३, ४५२-३, 
५3)२ 


सफुद्दीन भर्ती ६2॥ ढ्छ 
सफुद्दोल्ा ३१९ 
बे, 


सेयद अहमद नियाजमंद सा २१३ 

सैयद मुद्दस्मद १४३, २६९, ६६७ 

सैयद मुद्मद इराइतमंद सो२१२ 

संयद सुछ्तान फ्यंछाईं... २५ इ 
ट् 


एकोमुल मुल्क १०२ 


सजर वेग २२१-२ 
संता घोरपदे 4२९, ३०९, ३८० 
सभादत भर्ती खाँ २६७ 


सभादत खाँबुहांनुलमुल्‍्क ४२५-६ 
घभादव यार कोका १७६ 
सभादतुल्ा खाँ १३७ 
सभादतुल्ला खाँ नायता ३५४-७ 
सईद खा बहादुर ३१, १६२, २५१, 


२९९-००, २३६३-७४, ५०८ 
सइंदाई सरमद ११०-१ 
सजावार खा मदहदी ७छ 
सती खानम ३८०, ४१० 
सदरजहों सदरु€छुदूर, सेयद १६६ 
सदसरुद्दीन, भमीर ९६ 
सनाउब्ला खॉँ 8४४७ 


सफदर अली खाँ १३७ 
सफदर खो खानजहाँ बद्दादुर ३८९ 
सफदर खा ख्वाजा कासिम १२७ 
सफदर जंग, चचाव २४९, ३१५, 


७४६-७ 
सफशिकन खाँ ३३१, ३८४६ 
सफो, खाँ 2८९ 
सफी, शाह २९८, ३०२ 


सफी सैफ खाँ, मिर्ना ४२ 
समसामुद्दीला मीर भातिश ५४८-९ 
सयादत खाँ ८७ 


० ) 


सरदार ग्वॉ ३२, १७) 
सरफराज्न खाँ भला 5होक्ा २१६-० 


सर बुलंद सा ७५१४ 
सरमस्त ला १२८, ४७८ 
सर्रां ३९७ 
सलाबत खाँ ३४९, ४४८ 
सलाबत खाँ पत्नी ४७९ 
सलाबत जंग १२९, ७०५, १३४, 
२०३, ४७८ 
सलीम कुछी 8०७ 
सलीम चिश्तो, शोग्य १२९, रे७३, 
४६७०, ४८३, ४८७ 
सलीमशाह 9, ६६, ३११८-३०, 


२८४, ५३११ 
सलीम, शादेजादा २३, ४९, १३५९, 
१८३, २९३, ४१६, ४६७ 
सलीमा सुछतान बेगम २०, ५४३ 


सॉँगा, राणा ३०३ 
सादात स्राँ ज्ुल्फिकार जंग ५४६ 
ह् ९ 
सादिक उद्बादी दर 
सादिक स्व ७, २९६, ४७६, 
७५१ १, ५७६ 
सादिक खाँ मोर मुंशी ३३२ 
सादिक बस्ची, स्वाजा २७० 


सादुला खाँ अहलामी १०९, ३०४, 
४२१, ४२९-०, ४८८ 


( रे३ ) 


हुसेन खाँ खेशगी ९१० हैदर कासिम कोहयर <० 
हुप्तेन खाँ पठनी १३८४ हेदर छुली खाँ खुरासानी . रे५४ 
इसेन खाँ मेचाती १८३२ हेदर कुली खाँ दीवान रेशे५ 
हुसेन खाँ सुरतान 3९० हेददर छुली खाँ मुच्सद्दी ४२४ 
हुसेन टुकरिया २३३१ हेदर कुली नासिरजंग ३० 
हुपेन घनारसी, शेख १७७ हेदर, मीर ६९ 
हुसेन सफवी, सुलतान ४२६ हुदर, मीर २६५९ 
हुसेन, सुलतान 4१ हेदर सुरुतान उजबेग २८१ 
हुप्तेनी रे२८ झोशंग, शाहजादा ४०६ 
हल घर खा ४ े पट 

हूरप्रवर खानम ६४ लशदार खाँ झ्श्णज 
हँस 3३३, १३३, २८००२, ३२७, 

४8७२ 


( 
इजाज झ्ज२ 
हफीजुद्दोन खाँ ४१ 
इश्नीयव चिक घर५ 
हबीन, मीर ३१७ 
हब्श खाँ २६० 
उमीद ग्वालिभरी, हाजी. १७७ 
हमीदाबानू बेस. १०१, ७३० 
हमीदावानू बेगस २५० 


हमीदहुद्दीन खाँ ९९, २२५, २६४, 
३३५, ३४१ 


हयात खाँ, ख्वाजा २६१ 
हसन अरब ४१९ 
हसन अछी अरब १८७ 
हसन अली खाँ २७०, ७७७ 
हसन नक्शबंदी, ख्वाजा १३६५९ 
हसन शेख १२८ 
हसन सफवी, मिर्जा ३९४ 
हसन सुलछतान ६१-२ 
हाजी मुहम्मद खाँ ११८ 
हादी खाँ र्ण८ 
हादीदाद खाँ 8४९ 
हाफिज खाँ ४७१ 
हामिद छुखारी सैयद ५११ 
हामिदशाह, काजी ६० 
हाशिम वारहा ३५९ 


हाशिम, मीर ७८ 


हिजप खाँ, सैगद 9०० 
हिदायत बस्श ज्‌ण० 
हिदायदुल्ला ४०१ 
हिदायतुल्ला खाँ ४४१-७ 
हिंदाल, मिजा १०४ 
हिम्मत साँ ४९३, ५०० 
हिम्मत मस्नो बदस्शी २०१ 
हिम्मत सा मीर बख्शी ३३० 
हीरा दासी ५४४ 
हीरानंद ३१४ 
हुमाम जाफर सादिक १४३ 
हुमाम, हकीस ७७, ६० 
हुमायूँ. ५३, ७७, ११४, १२८, 
१३०, ५३-७५ १७५७-८६ 
१८२, २७८, २८०, ३२७, 
४६७५, ४७२, ७३० 
हुसेन अली ११ 


हुसेन अली खाँ अमीरुलू उमरा 
९, 4३-४७, १५१, १६५७-७०, 


२३५, २४८, ३३९, ३५४, 
४२४७, ४३२९, ५१३२-१७, 
ज्‌ू२० 
हसेन अकी खा मीर आतिश १७१ 
हुसेन कुलो । 


हुसेन कुछी, घवानजहाँ २६७, ४७५ 
हुसेन खाँ ७०४ 


( ३४ ) 


अहमदाबाद ९, १०, १ ४-५, २०, 
२७, ७३, ९३-४, ९६, 
१३२२-३, १२५, १३१, १४०, 
१८९-४, १८६, २४०, २४३, 
२५७९, ३९४,४०६, ४१ १-२, 
४४२, ४५८, ४६०, ५०९, 
५३११, ५३४-६, ७३८, ५०९ 


आ 
भाँतरी ध्० 
भाँवरला ३१४-५ 
भाकचा ३०४ 


गागरा ३, ५, १२, ६६, ७९, ८३, 
६४, ९५, ९९, १०७, ३३८- 
९, ३२१-२, १५२, १३५४-६१, 
१६७, १६९-०, २२४, २४६, 
२६४, २०२, २७६, २८६, 
२८८, ३००, ३१२-३, 
२४१, ३८१, ३९०, ४०२, 
४०६, ४०८, ४३०, ४१९, 
४२३, ४३६, ४३८, ४४२-- 
३, ४५०, ४५२, ७८६, ४६७, 
४६९, ४०२, ४८६, ४९१, 
४९३, ७०१, ५००, ५१२, 


५२०, ७५३२-६३, ५५१, 
५०६, ७५०९-६० 
भाजनरबईनान श्र 


भादिदाबाद १४० 
जामूया नदी ३०४ 
ञारा . र७८ 
आसाम २, ४३७ 
आष्टी १4८, ३५८ 


भासतीरगढ़ २२, ४७-८, १०७, 
३४३, १७० देखिए भसीर । 


इ्ड 
इंदौर ४३१ 
इमादपुर २०६ 
इलाहाबाद १८-९, १४७, ७५, 


48४, ८4०, ८९, 3३९, ३४७, 
१६६-०, ३९५, २४८, २५०, 
२८३६, १९३, ४१७, ५०२ 


इप्ततंबोल ४९४ 

इसफद्ान ४२७ 

इसलामायाद १४७ 
ई 

ड्ढर 3४, ३५९ 

हृरान 3१२, २५०४६ 
डर 

ड्च्छ 4००७, २२९ 

उन १8७ 

उर्न ४०, ५०, १२०, १८६, 


४२९, ४९५७-०८ 


अनुक्रम (ख ) 


( भौगोलिक ) 


अ 

अंतरमाली गढ ४८ 
अंदखूद ३०३ 
अंदराब ३४९ 
अंदोजान २०२ 
अंबर कोट ३५६ 


अकबर नगर ४४८, ४६२, ४८३, 
४९२ 

अकथप्रपुर ८४ 

अजमेर २०, १६६, २१६, २१४८, 
२४०, २४३, २४६; २९७, 
३३३, ४२१, ४२८, ४४२- 
३, ४४३, ४५९, ५१२ 


अजजोघन १३ 
अटक ३२१, ४०३, ४७३ 
अदोनी २३७, २७७ 
अनंदी छ्८० 
अनहदृलू छ्ज्‌ 
बनीवर्द ४२६ 
अफगानिस्तान ३, २४२१ 


अमनावाद ३६९ 
भमेठी १६२ 
अभरक ७५१६ 
अराकान 8०१ 
भर्कांट ३५४, ३०७ 
अर्गन्दाब २९९ 
अलवर ७५ 
अलीगढ <८ 
अली मर्दान २३५ 


अवध १८, ४७१, ८७, ८७-५,९७५, 
२०१, २४९, २८७, २९७, 
३२८, ४२५, 
४५९, ४६६, ४७०, ४७३- 
४, ५२६, ५२८, ७५५१ 


३८६१-८७, 


भसीमामस १०४ 
असीरगठ ४८०, ५३२ 
अहसदनगर ४६-०७, ४९, ६१- 


३, १८७, <5, १९२, २१९, 
२१३१-०२, २७६, २९६-७, 


श३३, ३२७०३, ५०५४-५ 


( २७ ) 


करशी, कर्शी १६, ३०४ 
करारा श्ध्ज 
करोहा ४६३६ 


कर्णाटक 4३, ६३७, २३४, ३०८, 
रे३४, इेएज७, ७७ 


फर्नांल ४२० 
कनोंद्ध ४२, २६५, ३७७, ९६ 
फबेला 8१७ 
कलकत्ता ३१७-८ 
कलानौर ४३१ 
फेस्याण २७६ 
फसूर भाम २१०, ३८६ 
कहमर्द ३०१, ३२० 
कांगड़ा ७४२, ५५४ 
कफेची ३०५ 
फाँतगो ला रण १ 
कानबधान झ८4७ 
कापा ३३१ 


काठुछ २-३, १८, ६३३, ५८, ६०, 
७८०९, ८१, ९१, १३२, 
3६९, ३१९६, २०४६, २०९, 
३१३७, २१०, २२६-७,२४१- 
है, २४६, २५१, २०४, २५६, 
रेण८ट, ४७५-), ३९८-०२, 
३३४४-२०, ३२०, ३४९, ३६३, 
शै<4०, रे८4५, ६८८, ४१७, 


४४२, ४५३, ४५६, ४५९, 
४६८, ४८१, ५०१-२, ५२३, 
५१८, ५३०, ७५४१, ५०८ 
कालूपी <६, १३३, १४४, १५१, 
8७६ 
कालिजर ३३१, ४२९ 
काशान ५२, १११, ३८०, ४१४ 
काश्सीर ३८, ५८, ७८, ९२, ९७, 
१०९, १३२, १६४, ३८७, 
२०४, २४७, २७३, २८९, 
२९७, ३००; ३०६, ३२९, 
२१४, ३७१, ३८२, ३८७, 
२९०, ३९४, ४०४, ४०८ , 
४३१६,४४२, ४४५-७, ४५३, 


४५६-८, ४९२, ४९८, 
भपर७५, ५४२ 
किब्रचाफ १५६ 
फिरमान १६, २९८, ५२६ 
किशनगढ़ ४३४ 
कुभनेर णछ७ 
झंभरूमेर ६९, १३६९, २३७ 


झुनुधायाद (देखिए गछगछा ) 


झ्लपाक ३९७०८ 
झुण्दार ३६४९--५० 
दूघ एाजी 5८७ 
ऋप सात 3२३ 


( 


उड़ीसा १९, ३१७, ३६१, ४२९, 
४६११, ४६०, ४७४ 
उदयपुर २५, २५, २१५, २४३ 


हा 
ऊदगिरि ३११ 
ज्सा १२६ 
छ्‌ 


ही । 


एतमादपुर ३ 
एराक ३९०, ४३४, ४८१, ५२० 


एरिज १४४, २७५१, ४३५१ 
एलकदुल ३९६ 


एलिचपुर १९, ३४३, ३५३, ४९८, 
५०७, ५५६०७, 


एड़ी जु२६ 
आओ 

आंकारगढ़ २७७ 

भोड्छा १४४-५, १४७ 

जओोसा १०७, ७००, ५०९ 

ओोहिद २४१ 


ओो 


भौरंगाबाद ११०१, ४२, 4४, ९९, 
१०५, १०७, ३६५, १७७, 
२१२-३, २१९, २२१, २३८, 
२७०९, ३२३, ३२४४*४८, ३२८२, 
३९६, ४२१-२, ४३२९, ४७०, 
४७३१, ४८८, ४९०-१ 


दर 


कक 
कंतित २६७ 
कंदज ३७४०३ 
कंचार ३१-१२, २१, ८७, ९१, 
९९, १२७, १३०, १४१, 


१६२, १९३, २०४-०७५, २१९, 
२२६, २०१, २०१०७, २१९, 
२८१, २१९८-५९, 
3२१९, २४३२, २६९४७, ४२६, 
४३२०, ४४६, ४४२, ४४८, 
४८१, ४८९, ५०६, ५२०, 


३४१, ५७०, ५०८ 


३०१३, ३२०० 


क्क्च्छ २०, ५० ६ 
कटक ११६, ३६१, ४९१ 
कटक चतवारा ४५ 
कड्प्पा ४२, रे३े३०४ 
कड़ा जहानाबाद 4४ 
कड़ा सानिऊपुर॒ ३१५, ११४८, 
२८५-६ 
कद्दा मार २५० 
कतक जलछक ३८८ 
कप्तौज <6८, १९१, २३८५-६६ 
कमा ८८, ३१४ 
करंजगाँव ४७९ 
करगाँच ४७ 
करधा ३६१ 


है 
४०७५, ४३१, ४१७, ४२४, 
४8५५, ४६०, ४७६, ४८७, 
जु०ए, ५३४, ५७४३६०७, जु३२९ 


गुरदासपुर २०९ 
गुज्जिस्तान १६ 
गुलवर्गां २७७, ३७७, ४७१ 
गुलविद्दार ३०२ 
गुलशनाथाद ४२, रेज०७ 
गॉंडवाना ११७ 
गोभा १७९ 
गोकाक छ्छ 
गोदावरी ४६, ९९, २९६ 
गोमती २०६ 
गोर ३७९, ५०० 


गोरखपुर ७०, १७७, ३२८७, ४०४ 

गोरघंद ७०८, 4०, ३.४९, ५०० 

गोलकुंदा 4९, १४६, १५०, १७३, 
२६३, ३६०९, रेझेरे 


गोदाटी छ३३०७ 
गौद ३२८ 
ब्वालियर २५, ३०, <९, ।५३; 


१०५-६, २२०, २४६, ३३०, 
६८९, ४४६, ०२८ 
च्वृ 
पंगेलहष्टी 2०४ 
घंपानेर 


चंबछ ०१ 


चकलथाना २९५९ 
चटर्गाँव ३४१, ४८७ 
चतकोवा ३५९३ 
चमरगोडा २३१०२ 
चांदा ७०, १४६, ५०६-७ 
चाँदोर १८६८६ 
चाकण ४७०, ७५१० 
चारकछारों ८१, ४८१ 
चालीसगाँव १४४ 


दित्तौद ६०, ११९, २४३, २६०, 
छ३० 
विनहट 


२६८ 
घुनार ८७, १३७, १७५ 
चौरागढ ११६, १४५, ४४९ 

ज्ञ 
जझगदुछक झ््‌ 
जफरनगर. ३२१९, २६६, ३५६ 
ज्ञफराबाद २६०, ३२०५६ 
जमींदावघर॒ ३०१, ४८१, ५५८ 


जम्मू. २५०, ३२६१०, १५८, ५५४ 

जपतानिया श्ज्ट 

जमुना नदी २६९६१, ३००, ४९६, 
जुछ८, ५३००२ 

जलाटादाद 8८८ 

जअदांगीर नगर ४९२ 


( 
कृष्णा नदी २१२, 3१३३ 
कोॉकण १७५०, १७७, ३२३१-२५ 
३२०२, ३२००, ७५१० 
फॉकान ४२६ 
कोदाना ३४० 
कोल जछाकी ४६३ 
कोहलकः २९९ 


सर 


खजान ( खनजान ) ३०२, ३४९ 


खंभात 4५, ९४७, १८४७ 
खजवा ३६७ 
खवाफ २।४, ३८२ 
खबासपुर २७४ 


खानदेश ५, २२, २४७, ४१-२, 
४५, ४७, १४५, १८६, १८८, 


१९२, २२८, २३१, ३६५, 
४२२, ५३१२, ५३१ 
खिरकी २२९ 
खोरल: जु०० 
खुरासान ९०, २१४, २२४, ३२०, 
४२६, ७४० 
खुत्दाबाद द्न्ज 
सुर्जा ज४७-८ 
खेलना श्श्ेज 
खेबर २, २४२ 


इ्८ ) 


सेराबाद ४१, ४४३, ४७३ 
स्वारिष्म ४२७ 
गे 
गंगा ६-२, ८4, २६७, २८४, 


२८६, २९३१, ३९१, ३९३, 


४९२, ५५०-१ 
गंगोह 3.०8 
गंदमक ३८८ 
गढा १९, ११५-७ 
गठा पथली ३३१ 
गदी १८५ 
गजनी २२६-७, २९९, ३२०, 

४८१, ५७५८ 
गया णज०२ 
गलगला २१२ 
गागरोन ६, १३४ 
गाजीपुर २७८, २८४ 
गालना २२८ 


गुजरात 4४, १७, १९, २०, २५, 
२७, ३०, ६६, ७३, ७९, 
<ज, ६३-४, ९६, १०३, 
३२०, १३२७, ३१४०, १४५२, 
१५७-६, १३६३, १८१-४, 
3८६, १९८, २४३-४, २८९, 
३१०-१, ३२२१, ३४३,३२५९, 


२६०, ३७७, ३९०, ३९३५४, 


( ४१ 


तुर्किस्तान्‌ ३४२६, ५४० 

तुबत ०० 

तूरान ९, १३७, १४३-७, १६० 
२१६, ३०२, ३०४,३४९-०, 
४१६, ४३६, 

तूछदरा इ०ण्र 

तेलिगाना ३०, १७६, १९५, २३१, 
३१०, ३६१, ३९६ 


तैमूराबाद ३०४ 
को $+ 

तलसय २६० 
तोरण २२४-५, २६१ 
निगलवादी २३२ 


प्रिचनापल्झी १०७५, १६७, ४७१ 


ध्यवक् ९१, १४०, २३२ 
चथ 
थोरगॉँच ७५०४-७३ 


दक्षिय ३, १०, ३६, ४१, ४५, 
७७५, ६३, ७५, ९०, ९८, 
4१२१-२९, १९२९, १३७, 
१३९-२, १४४, १६८, १८६, 
१८९, २०२, २१५, २१४८, 
२२०, २९०, २१८, २१३१-०२, 
२६७, २३७, २४०, २४८, 
२७८, २६६, २०३, ३१९६-०८, 


३१०-१, ३१७, ३२१६, ३३२९, 
३४३, ३३३, ३े४२-१, ४३७, 
४२०, ४३०, 3४४२-४३, ४४९, 
४७०३-०७, ४७१, ४९९, 
७०३१-२, ५१३, ५१५, ५२२, 
७५४६, ५५१, ५५३-१, 
जुप६, ५६० 
दमतूर ७५८ 
दरभंगा ण्ण 
दर्रांगज ३६५० 
दासना ५३७ 
दिल्ली ०७, 4९, १०७, ११३-४, 
१२२, १९५, १३४७, १५९, 
१६७-८, १७००१, १८८, 
१९६, २०९, २२८, २३४६, 
२४८, २५०, ३२१४७, ३३५९, 
३४८, ६१८२, ४०८, ४२४-५, 
४३१, ४४२, ४४६, ४५७, 
४६४७, ४६९, ४७२, ४७८६-४७, 
8४९६, ५०४, ४०७, ५०९, 


७५२०, ५२३, ५२६ 
दीपा 2पुर देष्िए देपालपुर 
देपारपुर १३, ७८, ५३१ 
देवगद 5४५०३, ३४५, ५७५६ 
देयघुर र६२ 
दोसाबा २६८, रे८०, ४००, 


४४५२, ४१३, 


५ 
जावुलिस्तान ४७०- ५ 
जासखीरी ४९९ 
जाए ३६७ 
जायत ३६२, ४६३ 
जालना छ०० 
जालंघर १३१, ३८७, ४७०, ४७५ 
जालनापुर ४९, ४००, २११ 
जालोर १७, ७९२ 
जिजी ३०८, ३२३४०, ४८० 


जुनेर ४७, ६१, १०५-६, १४३, 
२३१-२, ४८१, ५०१, ५०५९ 


जूनागद २०, ३०, १८३, ५०७ 
जूनामाली ४८ 
जैहून ३०४-७५ 
जोताना ९४ 
जोधन श३े२ 
जोधपुर ७५१४ 
जोहाक जुज८ 
जोनपुर ११७, १२०, १७५४, 


१८५, २६८, २७८, २८५३, 
३९४, ४७४, ४६७५, ४७४ 


झ 
झघज्तर ७५९ 
झानआन ७९ 
घातुभा १० 
झेलम्त १९६, २२०७, ४०३ 


2 
ट्‌ 
टांडा ३२४ 
ठ 
ठद्दा ७२, ९८, १११, १८५, 
२५९, २७०, ३१०, ३४३, 
४३२८, ४६३, ५०७ 
ड 
डीग ज्‌ए७ 
इृगरपुर ज३५ 
छ्य २१ 
हु व 
ठाका द३े१३-०, ३६१, ४६१८ 
8, ४८७ 
ते 
तरीकंदा 8९७०८ 
तलतुप्त ४५ 
तानग्वालः १३० 
ताप्तो १९५, ४०९ 
तायबाद ११४ 
तारागढ ३४९ 
तिव्त्रत जरण 
तिरहुत ७४ 
तिलंगी ४५९९ 
तीराह ३६०, ४१६, ४७१६ 
तुरगल २१२ 


